जगतसेठ 
'और 


छंगाल में अँगरेजी राज्य की नींव 


श्री पारसनाथ सिंह 


(आसाम के गवर्नर माननीय श्रो श्रीप्रकाश जी लिखित प्रस्तावना-सहित) 


भारती भंडार 
प्रयाग 


“- विक्रेता --- 


भारती भंडार सस्ता साहित्य मंडल 
लीडर प्रेस, प्रयाग कनाट सकंस', नई दिल्‍ली 
प्रथम संस्करण 
सं ०४०२००७ धि 8 
मुल्य बारह रुपया 
मुद्रक' 


महादेव एन० जोशी 
लोड? प्रेस, इलाहाबाद 


गिरिजानन्दन को 
सस्नेह 


सा रम्या नगरी, महान्स नपति:, सामन्तचक्र च तत्‌, 
पारश्वें तस्य च सा विदस्धपरिषत्‌, ताश्रन्द्रविम्बानना:, 
उद्रिक्त स॒ च राजपुत्र-निवहः, ते बन्दिन:, ता कथा:--- 
सर्व यस्य वशादगात्स्मृतिष्णं कालाय तस्में नमः! 

“ भत हरि 


प्रस्तावना 


इतिहास कई दृष्टि से लिखा गया हे और लिखा जा सकता हे । 
ऋछ लोग सनुष्य के इतिहास को विधिष्ट व्यक्तियों का जोबन चरित्र मात्र 
मानते हे । कुछ इस मत का घोर विरोध करते हुए व्यक्तियों को कुछ भी 
महत्व न देकर ने संगिक विकास पर ही जोर देते हे। किन्‍्ही का विचार हैँ 
कि इतिहास भूगोल पर अवलंबित हैँ। कोई समझते हे कि विशिष्ट जन 
अपनी आकांक्षाओं की प्राप्ति में अपने सस्तिष्क के बल से सब प्रकार की 
प्रकृति-जनित बाधाओं को दूर कर इतिहास का निर्माण करते हे। कोई 
आर्थिक आवश्यकता को सर्वोपरि मानते हे और ऐतिहासिक घटनाओं को 
उसको कसोौंटो पर कसते हे । जहां तक मेरी समझ में आता हे, सभो विचारों 
में कुछ न कछ सार्थकता है, परन्तु कोई भो विचार वस्तु स्थिति का पूर्ण 
रूप से प्रतिबिब नहीं माना जा सकता। इन सब विचारों के समन्वय में 

ही सत्य है । 
ऐसा मत होते हुए अपने मित्र श्रो पारसनाथ सिह को रचना का विशेष 
प्रकार से स्वागत करना मेरे लिए स्व,भाविक है । जब उन्होंने अपनी पुस्तक 
के प्रूफ” मेरे पास भेजने आरंभ किये और मुझ से कहा कि तुम 
इसको प्रस्तावना लिखों, तो मुझे आइचयं हुआ। में पारसनाथ जो को आज 
छत्तोस वर्षों से अच्छी तरह जानता हूँ, और इस बोच विभिन्न क्षेत्रों में 
सेरा उनका संपक रहा हे। उनके कितने हो लेख मेने पढ़े हें और कितने 
हो स्थानों में मेने उन्हें देखा है। उनके साहित्यिक और साम्राजिक जीवन 
से--विदेषकर उनकी मधुर शिक्षाप्रद हास्यप्रियता से--मे अच्छी तरह 
परिचित रहा हूं, पर मुझे यह नहों सालूम था कि इतिहास से वे इतना 
रस रखते हें और उन्होंते इतने सूक्ष्म रूप से उन कूदुंबों की आंतरिक 
'जीवन-प्रणाली का अन्वेषण किया हे जिनका सम्बन्ध अंग्रेजों शासन के 
ञ 


जगतसेठ 


उदगस और बंभव से रहा है। ऐसे कटंबों में मेरा और मेरी जन्म-नगरी 
काशी के अन्य लोगों का भी क॒टुंब हे, और इस कारण पारसनाथ जी 
को पुस्तक से अवध्य ही म॑ विश्येष प्रकार से आक्रृष्ट हुआ। 


इन व्यक्तिगत बातों को यदि छोड भी दिया जाय तो मुझे यह 
'ग्ुस्तक इस कारण बहुत रुचिकर प्रतीत हुई कि इसमें सने देखा कि अपने 
देश का वास्तविक सामाजिक इतिहास दिया गया हैँ, यद्यपि ऊपर से देखने 
से कतलिपय' व्यक्तिसात्र का ही निरूपण इसमें मालम होता हे। पारसन्शथ जी 
ने हमें बदकाया हे कि हमारे सानसिक दृष्टिकोण में स्वतन्नता का कोई 
विशेष महत्व नही रहा है, और भौतिक इतिहास के प्रति हमारा कोई 
आकर्षण ने रहने के कारण, इस अंग में हमारा ज्ञान भी बहुत कच्चा 
हैं। यह बात नितानत सत्य है, और हम सब यही आशा कर सकते हे कि 
स्वराज की प्राप्ति के बधद स्वतंत्रता के महत्व को हम समझेंगे और अपनों 
परम्पर.गत मनोवृत्ति को बदलकर अब अपने देश को किसी विदेशी के 
अधोन न होने देंगे। हम यह भी आशा करते हे कि ज्ञान के विविध अंगों 
की दिन प्रति दिन उन्नति हमर देश में होतो जायगी और विदृदूगण ऐति- 
हासिक भंडार को भो अपनो रचनाओं से पूरा करते रहेगे। 


पारसनाथ जो की पुस्तक हमें बतल।तो हे कि किस प्रकार से चन्द लोगों 
की व्यक्तिगत आकांक्षर ने विदेशी शासन को देश में स्थापित होने में 
सहायता पहुंचायं। है । साथ हो उन्होंने इधर के करीब ढाई सौ दर्षों का 
हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन का भो चित्र-चित्रण किया है । उन्होंने 
बड़ी सोधी साधो साधएरण बोल चाल की भाषा में इन सब भावों को प्रदर्शित 
क्रिया है जो सतृष्य का सनुष्य से संपक होने से उत्पन्न होते हे। व्यक्तिगत 
राग हेष के कारण कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हे, यह भी 
उन्होंने बतलाया ह. और हमारे कौटुंबिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के 
विभिन्न पहलुओं को दिखलाया हे। उनका इतिहास वास्तव में उपन्यास की 
तरह रोचक हें, और मुझे आशा हूँ कि बहुत से लोग इस पुस्तक को 
पढ़कर अपने इधर की शताब्दियों के पूर्वजों का हाल जानकर आगे के 
ञा 


प्रस्तावना 


लिए अच्छो शिक्षा पारबेगे। इस बात को कहने की विशेष आवध्यकता 
इस कारण हूं कि स्व॒राज-प्रएप्ति के बाद जो ढाई वर्ष अब तक बोते हे, 
उसकी घटनाओं को--विचार धाराओं और कार्य प्रणालियों को--देखकर मन 
में यहो आशंका होतो हूँ कि बहु वातावरण और वह भावना अब भी जोरों 
से मौजूद हूं जिसके कारण हम बार बार परतंत्र हुए हे, और बार बार 
अपनी एकता को खोकर अनेकता के कृपरिणामों के शिकार बने रहे हे । 


में अपने सित्र को पारसनाथ सिह को बधाई देता हूँ कि विद्वान्‌ होते 
हुए और भाषा पर पूरा अधिकार रखते हुए भी उन्होंबे साधारणतः अप- 
रिचित क्लिष्ट बाक्यों और शब्दाडंबर से अपने पाठकों की रक्षा की हे। 
जो सुन्दर उपयुक्त नीति के इलोक उन्होंने उद्धत किये हे उससे उनकी 
पुस्तक विशेषरूप से रोचक और उपयोगी हो जाती है। उन्होंने वास्तव भ 
बड़ा परिश्रम कर और बहुत तह के भीतर पहुंचकर हमें अपने को ही 
देखने का ओर पहिचानने का सुअवसर प्रदान किया है। हमें उनके प्रति 
कृतज्ञ होऋर उनके श्रम से लाभ उठाना चाहिए। यदि हम अब भी न 
चेतेंगे तो हमारा भविष्य संकटमय रहेगा। सभथ ही यदि हम समझदारी से 
आगे चलेंगे तो हम अवध्य उस लक्ष्य को प्राप्त करेगे जिसके लिए राष्ट्र 
पिता महात्मा गाथों जो ने अपना सारा जीवन लगाया और जिसकी 
खोज में उन्होंने अपने प्राणों को आहुति दी। 


गवर्मेट हाउस, 


(९ कर, (९९ >अचुमाशा५ 


निवेदन 


अठारहवीं शताब्दी में जिस उथलू-पुथलू ने अंगरेज-जाति को बंगाल का 
अधीश्वर बना दिया उसके इतिहास से भुशिदाबाद के जगत्सेठ का नाम 
विद्देष रूप से सम्बद्ध है। पलासी के युद्ध से प्रायः सौ वर्ष पूर्व इस व्यापारी 
परिवार को महत्त्वाकांक्षा इसे पटने ले गई थी। फिर प्रायः पचास वर्ष बाद उससे 
इसे मुशिदक्‌ली खां के सम्पर्क में लाकर उसका अनन्य विश्वास-भाजन बना 
दिया था और धन के अतिरिक्त पद-प्रतिष्ठा को भो। वृष्टि से इसे इतना ऊँचा 
उठा विया था कि मुशिदाबाद की संस्थाओं में सबसे पहले इस घराने का हो 
नाम लिया जाता था और बिता इसकी सनद पाये कोई वहाँ की ससनद पर 
अठने के लिए दिल्‍ली की सनद न पा सकता था। 


मुशिदाबाद से दिल्‍ली तक जगत्‌से5-परिवार की ऐसी धाक जमने का कारण था 
उसका सारे तख्त का एक जब स्त पाया होना। उसकी सेवाओ का महत्व या 
मुल्य आंकने में तत्कालीन शासको ने भी धर्मान्थता नहीं दिलाई। फतहचन्द को 
जगत्सेठ की पदवी देने वाला मुहम्मद शाह था और बंगाल-बिहार के शझासन-क्षेत्र 
सें उसे विशेष रूप से ऊपर उठाने वाला अलोवर्दी खां। पर इससे भी पहले 
मुशिदक्ली खां सानिकचन्द को अपना मुक्‌ठ-सणि बनाकर उन्हें विशेष गोरव- 
शाली बना चुका था और आकाश चूमने वाली अट्टालिका का शिलान्यास कर 
चुका था। प्रथम जगत्सेठ फतहचन्द ने जो मान-भहंत पाया था वह 
साधन-सम्पन्नता के साथ अपनो राज-सेवाओं के बल पर। इन सेंबाओं म 
एक यह थी कि भुगल-साम्राज्य पर विपत्ति-वर्षा होने के समय वह दिल्‍ली के 
लाल किले में करोड सवा करोड़ का भूगतान हुडी के जरिये ही करा सकते और 
'रास्ते में खजाना लुट जाने की जोखिम से नवाद-नाजिम और बादशाह दोनों को 
बचा सकते थे। जगत्सेंठ-परिवार सरकार का एक अभिन्न अंग बन गया था 
और संपृक्‍तत होकर दोनों एक दूसरे के हानि-लाभ में अपना हानि-लाभ 
समझने लरूग थे। 


उधर पिछली शताब्दी में ही समय की गति बदल चुकी थी और ऐसी शक्षितयाँ 
प्रबल होने रूगी थीं जो एक दिन मुगल-साम्राज्य को नष्ट किये बिना न रह 
सकती थीं। अगर धर्मान्धता औरगजेब के ही साथ मर मिटती तो बात बहुत 
न बिगड़तो, पर हुआ यह कि दिल्ली का धार्मिक दृष्टिकोण तो बदला नहीं 
ओर दरबार में दोष एक से हजार हो चले । फिर भी दिल्‍ली की आंखें न खुल 
सकी और उसको कमजोरी दिन दिन बढती ही गई। केन्द्र में द्ासन की क्षमता 
ने रह जाने पर, विभिन्न प्रान्त निरंकुश अथवा--कानो के अधिक प्रिय शब्द में-- 
स्वतन्न हो चले । पर जो बल एकता में था वह इस अनेकता में न आ सकता था, 
इसलिए दात्रुओ से काम पड़ने पर उन विभिन्न अंगो की स्वतजन्नता देखते देखते 
विलीन हो गई और एक एक कर सभी परतत्र हो गये। 


इस देश के इतिहास में परतंत्रता कोई नयी वस्तु नही थी। फिर भी लोग 
इतना तो देख या समझ सकते थे कि विदेशों होते हुए भी फरासीसी या अगरेज 
कितनी ही बातों में अफगानो या मृगलो से भिन्न थे । इनकी रीति-नीति न्यारी, 
संकल्प-साधन का सारा ढंग न्‍्यारा था। ये इस देश में किसी खलीफा के आदेदा 
या गाजों बनने के उद्देश से नहीं आये थे | दिल्‍लीइवबर बनने के लिए अगरेजों को 
पानीपत की चौथी लड़ाई लड़ने की कभी जरूरत न पडी। वे दिल्‍ली की ओर 
बढे भी तो मद्रास, कलकत्ता, बम्बरई जैसे बदरगाहों की ओर से--एक हाथ में 
तराजू ओर दूसरे हाथ में बदूक लेकर साल की खरीद-बिक्री करतें; देश-काल 
को जानतें-पहचानते; यही के सैनिक उपकरण का निशेष उपयोग करते और 
छल-बल से विभिन्न प्रान्तो को 'पंचतंत्र” के 'एकोदर, पथर्ग्रीवँँ और असहत 
भारड-पक्षियो की तरह विनाश को पहुँचाते हुए। प्रान्तीय स्वतंत्रता न तो केन्द्र 
के ही काम आ सकी न स्वयं सुरक्षित रह सकी ॥ और बंगाल जेसे प्रान्त की 
लूट ने इंगलेड को मालामाल कर दिया। 


दिल्‍ली के रोग का इलाज करता-कराना जगत्सेठ का काम न था। उनका! 
सम्बन्ध वाणिज्य-व्यापार के क्षेत्र से था जिसमें उन्होने अपने अनुभव, 
अध्यवसाय और व्यवहार-कुशलता से अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और 
शेल-दिखर पर पहुँच गये। व्यापार के सिलसिले सें ही ईस्ट इंडिया कंपत्ती की 
सानिकचन्द से जान-पहचान हुईं । यह बात १७०६ से पहले की है। कासिमबाजार. 
ख 


में विदेशों व्यापारियों की फंक्टरियाँ या कोठियाँ थों और वह॒ स्थान महिमापुर 
(मुशिदाबाद) के पास ही था। इस सामोप्य ने उन्हें जगतसेठ-परिवार के लोगों 
से मिलते-जुलते रहने और व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर छेने का सुअवसर 
दे दिया । प्रायः प्रत्येक विदेशी कंपनी के महाजन जगत्सेठ ही थे। वह 
टकसाल के इजारेदार थे और बंगाल में चांदी के सबसे बड़े खरीदार ॥ 
उधर बाहर से चांदी लाने वालो से ईस्ट इडिया कपनी प्रमुख थी, इसलिए 
दोनों के बीच खरीद-बिक्री, लेन-देत से पारस्परिक सम्बन्ध का उत्तरोत्तर 
दृढ़ होना स्वाभाविक ही था। 


अगरेज इस देश में पहुँचने से पहले और देशो में भी पहुँच चुके थे और 
दुनिया को देख कर दुनियासाज बन चुके थे। उनके सुकाबले में यहा के व्यापारी 
ही नही, द्ासक भी दुधमुंहे बच्चे थे। शिक्षा और सस्कृति की बात पूछो जाय 
तो इतना हो कहना काफो होगा कि वे आखिर उस वक्ष के फल-फल “थे जिसे 
आरोपित कर शेक्सपियर १६१६ में हो अपना जीवन-नाटक समाप्त कर चुका 
था। अगरेजो के होसले और हिम्मत पर कौन निछावर न होता ? एक बार 
बलाइव को इधर की यात्रा करनी पडी तो पवन को प्रतिकलता ने उसके 
जहाज को कहां से कहीं पहुँचा दिया, जिसके कारण उसे मद्रास पहुँचने में 
ही प्रायः एक वर्ष लग गया । मेक्सिको की चादी को मुशिदाबाद या ढाके की मलमल 
को लन्‍्दन पहुँचा देना कोई साधारण काम न था। इसके लिए जो साहुस और 
सगठन-शक्ति चाहिए थी वह इस जाति में भरप्र थी। हमें इस बात का अभि- 
मान हो सकता हैँ कि बलाइव के ही कथनानसार मशिदाबाद हर बात में रूदन 
से टक्कर छू सकता था--साथ ही उसमे यह विशेषता थी कि लन्दन से एक भी 
परिवार धन की दृष्टि से जगतसेठ की बराबरी का न था। पर हमें यह न 
भूलना चाहिए कि रून्दन में ऐसे गणों की पूंजी थी जिनका विकास उसे एक दिन 
ससारमसात्र का आर्थिक कन्‍द्र बनाने बाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना 
निर्माण समवाय-सिद्धान्त को भित्ति पर हुआ था। इसी सिद्धान्त का अचलस्बन 
कर लन्दन के व्यापारियों ने १६९७ तक बंक आव इंगलेण्ड की स्थापना कर ली 
और १७४२ तक उस बंक की पंजी १२ लाख पोंड से बढ़ कर ९८ लाख पोंड हो 
घलो। धीरे धोगे भगरेज अपनी गुण-गरिमा से ही प्रकृत जगत्सेठ बन बैठे--भौर 


जगंत॒सेठ भी ऐसे जिनकी भुजाओं में बल था, जिनके तरकश्ष सें तेज् तीर थे। 
इस देश में मुकाबला होने पर कौन ऐसो शक्ति हो सकती थी जो रजोगुण को 
तमोगण पर--प्रकाश को अन्धकार पर विजय पा लेने से रोक सकती ? वास्तव 
में गुणों का दुर्गणों से हार खा जाना ही अप्राकृतिक या आइचर्यजनक होता । 


मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बंगाल में राज्यक्रान्ति कराने वाले 
एक ओर सिराजुदौला और दूसरी ओर महताबराय थे। सिराजुद्रौला ने अपनी 
विवेकहीनता और दुर्व्यवहार से जगतृतेठ जैसे अपने नाना के शुभचिन्तक और 
सित्र को भी अपना शत्रु बना दिया और अपमान असहच्य हो उठने पर महताबराय 
ने अंगरेजों को सहायता से उसको जड़ खोद डाली। क्‍या महताबराय का यह 
कतेव्य न था कि अपने मन को समझा-बुझा कर चुप बेठ रहते और अंगरेजों को 
आमंत्रित कर राष्ट्र को पराधोनता का दुदिन देखने न देते ? यहां दो बातें 
विशेष रूप से ध्यान में रखने को हे। अगर वह कठनीतिज्ञ थे भी तो पारदर्द्यी 
या दूरवर्शी न थे। षड्यत्र करते-कराते हुए भी वह अगरेजों को प्री तरह न 
पहुचान सके ओर पलासी के युद्ध का परिणाम क्‍या होने जा रहा था, यह न 
समझ सके । वह यही माने बेठे रहे कि अगरेज एक दिन कलकत्ते लौट जायेंगे--बहां 
फिर वाणिज्य-व्यापार करने लगेंगे-->और मोर जाफर की छत्रच्छाया में राज- 
काज प््वंवत्‌ ही होता रहेगा। उनकी सारी धारणा निर्मल निकली। बंगाल का 
नवाब-नाजिम कंपनो के हाथ को कठपुतलो बन गया और जगत्‌सेठ के हित की 
दृष्टि से तो कंपनी ने भस्मासुर का काम किया। उनके हाथ में न टकसाल का 
इजारा रहा, न वह सरकारों पोतदार रहे । भौर में पड़ कर उनके घराने की नामी 
नाव एक दिन डूब जाने से न बच सकी । फिर राष्ट्र”, राष्ट्रीयता या स्वाधोनता 
ऐस शब्द थे जो उस समय के भारतवासियों के लिए कोई अर्थं नहीं रखते थे। 
धर के नाम पर सिटने वाले हिंदू नहीं तो मुसलसान मिल सकते थे, पर राष्ट्र 
या स्वदेश के नास पर नहीं, कारण कि यह लोगों के लिए आकाश-कुसुम 
के समान था। इसको बेदो पर साधारण बलिदान करने को भी शिक्षा न॑ 
तो उत्त समय के नोति-दास्त्र में सिलतो थी, न किसो जाति की परम्परा में। 
राष्ट्रीय एकता या स्वाधोनता और उसको रक्षा के लिए स्वार्थ-त्याग की 
'भावना के जन्म लेते में अभो बहुत देर थो। “शठे शाठय समाचरेत्‌”--पह 
घ 


शिक्षा महताबराय को अवश्य सिली थी और इसका पालन करना उन्होंने 
अपना परम कतंव्य समझा। उनके या दूसरों के लिए अपने देश-काल से ऊपर 
उठ जाना या बोसवों सदी में पहुंच जाना असभव था। 

इसमें संदेह नहीं कि बंगाल में अंगरेजी राज्य की स्थापना में जगतसेठ 
से बहुमूल्य सहायता मिली, यद्यपि अठारहवीं शताब्दी में यह निश्चित था कि 
उस सहायता के बिना भी वह राज्य स्थापित होकर ही रहता। इतिहास 
की लीला को व्यापक दृष्टि से देखने वाले यह स्वीकार किये बिना नहों रह 
सकते कि मुगलों की अधोगति और विनाश में अगरेजों का अभ्युदय 
ओर राज्यारोहण सन्नहित था। एक तो उनके प्रतिहंद्वियों में कोई 
भो उनकी बराबरी करने वाला न था; दूसरे, पछासी की लड़ाई का फेसला 
करनाल में और बक्सर की लड़ाई का फंसला पानीपत में ही हो चुका था। 
मोर जाफर ही नहीं, समीर कासिम भी मरने से पहले ही मर चुका था और 
क्षय तथा जय कराने वाला काल अंगरेज-मात्र को पुकार कर कह चुका था कि 


तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ, यश्ो लभस्व, जित्वा शत्रन्भुडक्ष्व राज्य समुद्धम्‌ ; 


हु 3 


मयबेते निहताः पूर्वेमेव, निमित्तमात्र भव “हैट-धारिन्‌ ' 


बंगाल में पड़ने वाली नीव पर ही वह इमारत खड़ी हुई जो बढ़ते बढ़ते 
एक दिन आसमान चुमने वाली थी। यद्यपि उस विस्तार की कहानी इस पुस्तक 
की दृष्टि से विषयान्तर हे, तथापि उसका भी उपक्रम शुजाउद्देला के १७७५ 
में मर जाने से पहले ही हो चुका था। क्लाइव के प्रस्थान करने से पहले ही 
जगत्‌सेठ के धर का चिराग टिसटिमाने रूगा था ओर वारेन हेस्टिग्स के जाते 
जाते तो पछवां हवा का झोंका उसे गुल कर चुका था। 


कई दाताब्दियों से हिंदूजाति इतिहास लिखने-पढने की उपेक्षा करती 
आई है । इस कारण जगतृसेठ-बंश का कोई ऐसा वृत्तान्त नहीं मिलता जो 
उसका लिखा-लिखाया हुआ हो। अन्धकार में उसके इतिहास पर “मुता- 
खरीन' जेसे ग्रंथ या ईस्ट इंडिया कंपनी के कागजात से जो प्रकाद पड़ता है 
वह गनीसत है । यह बात निश्चित-सी हे कि बाकी बातों की जिज्ञासा पूरी 
करने के लिए नयी सासग्री आज मुशिदाबाद सें या अन्यत्न मिलने वाली नहीं। 


मुसलमान लेखकों के लिए कोई (हिंदू जगत्सेठ, ऐतिहासिक दृष्टि से, किसी 
खुदादाद खा छतीफ था मीर मुरतजा जँसे सरदार का पासंग भी नही हो 
कता था । इस परिवार में इतिहास-सम्बन्धी विरक्षित था उदासीनता न 
होती तो इसके लिए मुसलमान नहीं तो किसी हिंदू लेखक से अपना इतिवृत्त 
लिख वा जाना कुछ भो कठिन काम न होता । दिल्‍ली और मुशिदाबाद के बीच 
“-पलासो के युद्ध से पहले नहीं तो उसके बाद, कंपनी के राज्य-काल से-- 
कोई आनन्दराम समुखलिस या भीमसेन बुरहानपुरी या खुशहालचन्द इन सेढों 
को आसानी से सिल सकता था । “मुतासरीन” का लेखक गुलाम हुसेन इनके 
विषय में कुछ विस्तारपूर्वंक अबइ्य लिख जाता, अंगर उसके दात्नु रामनारायण 
के सित्र होकर महताबराय वह अवसर भी न खो बेठते। इत बातो का नतीजा 
यह हुआ कि इस वद्ा का पुरा इतिहास कभी लिखा न जा सका और जो कुछ 
लिखा गया वह जहां-तहा बिखरी हुई ऐसी प्रासगिक पंक्तियों के रूप में ही 
जिनसे उसका ढोल-ढांचा तो हमारी आंखों के सामने आ जाता है, पर उसकी 
पूरी तसबवीर नहीं उतरती । अगर अनुमान या किबदन्ती के ही आधार पर 
इतिहास का निर्माण हो सकता तो बात और होती, पर उस निर्माण के लिए जो 
उपादान चाहिए उसका निततांत अभाव न होते हुए भी वह परिसाणतः इतना 
स्वल्प हैं कि संतोषजनक नहीं कहा जा सकता । 


उस स्वल्पता या अभाव के कारण, हम कितने ही प्रइनों के उत्तर प्रामाणिक 

रूप से नहीं दे सकते । उदाहरणार्थे, हम इतिहास के आधार पर यह नहीं बता 
सकते कि अलीोवर्दी खां के नाती को घल में मिला देने पर सहतावबराय को 
कटिबद्ध करा देने वाली घटता वास्तव में क्या थी । वह भरे दरबार थप्पड़ 
था गाली जैसा उनका अपमान था ? या सुन्नत की ही धसकी थी ? या सिराजुद्दौला 
की बदसिजाजी के अलावा उसको बदचलनी भी थी ? इस पुस्तक में इसका जो 


* “और क्या कहूं मे, रख बेगम का छद्मवेग, 
करके दुरन्त मेरे अन्तपुर में प्रवेश, 
कुछ को, जो भारत-प्रदीप्त भानुसम है, 
दे चुका कलंक-छप कालिमा अधम है।” 


-- पछाशिर युद्ध/ (अनुवादक मधृप) 


उत्तर दिया गया हैँ वहु कपनो के पास पहुँचने वाली रिपोर्ट के आधार पर । 
संभव न था कि पूरी और सच्ची बात कपनी के कानों तक न पहुंच पाती पर 
अगर ऐसे विषय पर तकं-वितर्क की कोई गुंजाइश न रहती तो और भो 
अच्छा होता। 


मानसिक गठन में अंगरेज़ तथा अन्य यूरोप-निवासी यहां के निवासियों से 
भिन्न थे । व्यापारी होते हुए भी वे अपने बही-खाते जलाकर आग तापने वाले 
न थे । राजनीतिक उद्देश से उन्होंने भले ही कभी किसी बात पर हरताल 
लगा दी हो या कोई कागज नष्ट कर दिया हो, उनके विषय में साधारणतः 
यह कहना होगा कि वे इतिहास लिखने या उसकी सामग्री को सुरक्षित रखने 
से जी चुराने वाले न थे । उनका यही गुण पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास-विटप को 
सिकत ओर परिपुष्ट रखता आया हैं और उन्ही की देखा-देखी कछ हद तक 
हमारे यहां भी उसकी सिचाई होने लगी है । आज ईस्ट इंडिया कंपनी के ही 
कागजात से हम ऐसी बातें जान सकते हू कि जगत्सेठ की कोठी सें चांदी का 
सोल-भाव कंसे ते होता था--उन दिनों हुडी-हुंडावन, ब्याज-बट्टे से संबन्ध 
रखने वाली समस्‍यायें वया थीं--और महताबराय जैसा व्यक्ति कलकत्ते जाता 
तो उसकी मेहमानदारी पर कंपनी का वया ख्चे बेठता ओर ठाट से लेकर हाथी 
की झूल तक उसे क्‍या क्या सासान जुटाना पड़ता । 


इस पुस्तक के कई पृष्ठ हु डी-हुंडावन, आदत, दलाली जेसे विषयों से संबंध 
रखते हे । नेहुरूजी ने अपनी “हिन्दुस्तान की कहानी” में लिखा हे कि “महाजनी 
को व्यवस्था बहुत अच्छों तरह और देश भर में संगठित थी और बड़े बड़े 
व्यापारियों को हुडियां हिन्दुस्तान में सब जगह सकारो जाती थीं और 
हिन्दुस्तान ही क्‍या, ईरान, काबुल, हे रात, ताशकंद और मध्य एशिया को और 
जगहों में भो कबूल की जातो थीं। व्यापारी संगठन कायम हो गये थे और 
गुमाइतों, साल पहुँचाने वालों, दछालो और बीच के व्यापारियों का जाल सा 
बिछा हुआ था । दर असूल तिजारत ओर व्यापार और माली सामलों में 
कारखानों को क्रान्ति (इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन) के जमाने से पहले तक, 
हिन्दुस्तान किसो भी मुल्क के मुकाबले में तरककों कर चुका था।....अगर मुल्क 
में बान्ति और पायदार हुकूमत के लूंबे दोर न गुजर होते और आंमद.रफ्त 
के रास्ते आने-जाने और तिजारत के लिए सुरक्षित न होते तो ऐसी तरक्की न 


होती ।” पर अब न तो पायदार हुकूमत रह गई थी, न तिजारत ही अपनी 
असलो हालत में बहुत दिनो तक रह सकती थी। अलीवर्दी खा के होते हुए भी 
जगत्सेठ फतहचन्द, जमाने का रंग-ढग देख कर, कह चुके थे कि “इस समथ तो 
जान पड़ता है कि कोई सरकार हे ही नहीं। शासक-वर्ग को न तो ईइवर का 
भय है, न सम्राट का । चाहे जंसे हो, छोगो से रुपया ऐंठना ही उनका एकसात्र 


कर्तव्य हो रहा है ।'' 


जब अराजकता मिटी और अंगरेजों का राज्य हो जाने पर शान्ति और 
व्यवस्था का फिर लूंबा दौर गुजरा भो तो उसके फलस्वरूप हमारी आर्थिक 
उन्नति न हो सकी, कारण कि विदेशी सरकार और भी तत्परता से लोगों का 
खून चूसने रूगी और हमारे व्यापारियों को भी परंपरागत बूद्धि या कार्य-कुशलूता 
इस देश के काम न आकर इंगल्ण्ड के ही काम आने रूगी। व्यापार यथा 
व्यापारियों के हुंडी-पुरजों में जो ताकत होती है बह, थोड़े में, पेदावार की हो 
ताकत कही जा सकती है। वह पैदावार अब दिन दिन कस होने लगी--अब 
इंगलेण्ड बंगाल से मलमल न सगा कर अपने ही कारखानों में महीन से महीन 
सूत की कताई और कपड़े की बुनाई करने लगा। ओद्योगिक क्रान्ति से भी कहीं 
भयकर राजनीतिक ऋन्‍्ति हो जाने से हमारे कारीगर भूखों मरने लगे--हमारा 
बाणिज्य-व्यवसाय चौपद होने लगा--हमारे बड़े-से-बड़े व्यापारी एक एक कर 
टाट उलठने लगे । जहां फतहुचन्द बड़ी ही आसानी से एक करोड़ की दर्शनी 
हुंडी का भी भुगतान कर सकते थे वहां हरखचन्द से डेढ़ छाख से भी कस रुपये 
की हुंडी का भुगतान कई किस्तो सें ही हो सका था। यह एक परिवार की ही 
नहीं, देशमात्र की साम्पत्तिक अवस्था में लाख से लीख' जैसे परिवर्तन की 
सूचना थी। 


इस पुस्तक में सारे विषय के इतिहास पर हिदी-भाषाभाषियों की आवश्यकताओं 
को ध्यान में रख कर, प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है। जिन इतिहास-ग्रंथो या 
लेखों से इसके लिखने में सहायता ली गई है उनके नाम प्रायः यथास्थान दे 
दिये गये है । जगतसेठों के वृत्तान्त--विशेषतः ईस्ट इंडिया कपनी और उनके 
बीच लेन-देन--के सम्बन्ध में स्व० जें० एच० लिटल के अनुसंधान ने अंधे की 
लकड़ी का काम किया है । पर इन ग्रथों या लेखों में कई इस समय दुष्प्राप्य 


ज्‌ 


हैं और लेखक की समस्या हल हो सकी है तो कुछ मित्रों की उदारता से ही। 
इनमे कलकतते के श्री विवायक छाल खन्ना, श्री ज्योतिष चन्द्र गुप्त और 
श्री रमेश चन्द्र ठाकुर विशेष उल्लेखनीय हे। राजस्थान के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान 
श्रीराम दार्म्मा, सस्ता-साहित्य-मंडल के श्री मार्तड उपाध्याय और भारती-भंडार 
के थभ्री वासुदेव उपाध्याय भी इस प्रयास में उसके सहायक हुए हैं । 
पुस्तक के आरंभ में होरानन्द साह की कोठी का जो चित्र है 
वहु दामस डेनियल नामक चित्रकार ने १७९५ में तैयार किया थां। उसका 
फोटो पठने के प्रसिद्ध कलाप्रेमी और प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता सेठ भरी 
राधाकृष्ण जी जालान के सोजन्य से प्राप्त हो सका है । इचका तथा अन्द 
धहायक मित्रों का लेखक बड़ा आभारी है । 


फाशी सें माननीय ओऔदप्रकाश जी का परिवार एक गुरुकूल के समान 
रहा हूँ । स्वयं श्रीप्रकाश जी वहां किसी समय इतिहास के अध्यापक ही 
नहीं, छात्रों के पथप्रद्शक्त और सहायक भी रह चुके हें। बड़े गुरुभाई के 
आशीर्वेचन के लिए उन्हें धन्यवाद देना तो एक प्रकार की धृष्टता होगी, पर 
उनके प्रोत्साहन से उसकी लेखनी को और भी बल मिलेगा, लेखक को यह 
आशद्या और विश्वास हे । 


पारसनाथ सिह 


घ्ष्ठ 
प्रस्तावना कि . अ 
निवेदन हे हि हे .. क्‌ 
९ हीरानन्द साह ॥ हर .. ४ 
> मानिकचन्द . शय्‌ 
3 फतहचन्द्‌ का ६७ 
५ मसहताबराय मा का] ,» २८६ 
०५. खुशालचन्द्‌ गा हा .- २८२ 
परिशिष्ट- 
४ खुशालचन्द क॑ बाद | हर ..- ४४५९ 
२ जगतसेठ-वंश 409 ... ४णर 
२ राजा शिवग्रसाद सितारए-हिद का वंश परिचय .-- ४०७ 
४ मानिकचन्द के भाई... हि , ४६० 
५ जगतसेठ-वंशवृक्ष शा ७४६७-६८ 
६ हालवेल हा न ..« ४६५०, 
७ “महारशष्ट्र-पुराण” ४७० 
सहायक ग्रंथ ... का रा -.. ४७७ 
अनुक्रमणिका रे न ». ४७९ 
चिन्न--- 


? हीरानन्द साह की काठी--मुखएप्ठ के बाद 
« मीर जाफर और कंपनी के बीच संधि हो जाने पर-- 
प्रष्ठ २८३ के सामने 


2 
जगत्सेठ 
और 
बड़ाल में अँगरेजी राज्य की नींव 


हीरानन्द साह 


विद्यां वित्त शिल्प॑ तावबामोति मानवः सम्यक 
यावदू वृजति न भूमों देशादेशान्तरं हृष्टः । 

जो मनृष्य कृप-मडक बना रहता हैं, जो प्रसन्नचित्त रहकर देश-देशान्तर 
में थ्रमण नही करता, वह विद्या, हुनर और धन, इन तीनों में से कोई भी 
तीज अच्छी तरह हासिल नहीं कर सकता । 

“पचतंत्र 

जगत्‌सेठ-बश का जो इतिहास उपलब्ध हे, उसका आरंभ सन्‌ 
१६५२ ई० (सवत्‌ १७०९) से होता है । 

उस साल हीरानन्द साह नामक एक मारवाड़ी नवयुवक ने ' 
अपनी जन्मभूमि नागोर से दा ग्रहण कर प्रव_ की ओर प्रस्थान 
किया और बडे लम्बे सफर के बाद पटने पहुच कर वही लक्ष्मी की 
आराधना आरभ को । 

इस घटना को हम उस वक्ष का वीजारोपण कह सकते है जिसकी 
विशालता उसे एक दिन देश-विदेश में प्रसिद्ध करने वाली थी। 

नागौर इस समय जोधपुर राज्य के अन्तर्गत है। उस समय 
गजसिंह” राठौर के पोत्र रायसिह इसके जागीरदार थे। उससे 
भी प्राचीन समय में नागौर-तगरें अहिछन्नपुर' के नाम से जांगल 
देश की राजवानी रह चुका था। 

ही रानन्द साह जैन धर्मावल्म्बी ओसवाल थे। उनका सम्प्रदाय 
ड्वेताम्बर था और गोत्र मेल्हड़ा । कौटिलीय 'अथैशास्त्र' में लिखा है- 


> 


जगतृसेठ 


“काम्भोज-सुराष्ट-क्षत्रिय-श्रेणयादयद वार्त्ा-शस्त्रोपजीविन 
कांभोज पूरब अफगा निस्तान का पुराना नाम हैँ। सराष्ट काठिया- 
वाड के अन्तगंत है। कौटिल्य के बानय के अर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों 
में कुछ मतभेद है, पर जान पडता है कि अफगानिस्तान, काठियावाड, 
सिध, पजाब आदि के क्षत्रिय तथा कुछ अन्य निवासी हशस्त्रधारी 
और व्याप,री दोनों ही होते थे। उस समय नहीं तो कुछ समय बाद 
मारवाड के क्षत्रियों के विषय में भी यही कहा जा सकता था। ही रानन्द 
के पूर्वज क्षत्रिय थे। सोलह्ृ॒वी शताब्दी में गिरिधरसिह नामक 
उनके पू्व॑ज जिनहससूरि द्वारा जेन-धर्म ? में दीक्षित हुए। गिरिधर 
के पुत्र का नाम गेलाजी था ओर गेलाजी ही गेल्हडा गोत्र के प्रवत्तंक 
हुए। हीरानन्द के पिता करमचन्द थे, पितामह अक्षयराज और 
प्रपितामह सिहराज | मलछत क्षत्रिय होते हुए भी इस परिवार ने 
बनर्वाण का परित्याग कर दिया था और अब इसकी जीविका 
ब्यापारमात्र रह गई थी। नागौर में व्यापार का क्षेत्र सकीर्ण था। 
महत्त्वाकाक्षा रखने वाले हीरानन्द ने, उसके बडे क्षेत्र की तलाश में 
ही, प्रब की दिशा में यह प्रस्थान किय। था। 

.._ यह दिल्लीइ्वर शाहजहा का राज्य-काल था। वह गणो मे अपने 
पितामह अकबर की वराबरी करने वाला तो न था, पर साथ ही 
उसमें वे दोष भी न थे जिनसे भरपुर होकर उसका पृत्र औरगजेब 
मुगल-साम्राज्य की जड खोदने वाला हुआ। हिन्दू-धर्म के प्रति उसकी 
भी कृदृष्टि रहती थी, पर वह औरगजेब की तरह धर्मान्ध न था। 
बाप में बेटे की-सी स्वार्थपरता, कंपट या करता न थी। शाहजहां 
के समय में सर्वत्र शान्ति-सी रही और देश की खासी आथिक उन्नति 
हुईं। दिल्ली का दबदबा अभी चारों ओर बना हुआ था, और सम्राट्‌ 
है । 


* 


ही रानन्द साह 


का ध्यान बराबर इस ओर रहता था कि राज-कर्मचारी प्रजा का 
शोषण करने न पावे। ऐसी नीति के फलस्वरूप, खेतीबारी को हो 
नही, उद्योग-धन्धो तथा कला-कोशल को भी प्रोत्साहन मिला 
और भारतवर्ष के देशान्तर्गत व्यापार के ही नही, विदेशी व्यापार के' 
भी क्षेत्र का विस्तार हुआ। दिल्ली में कोहनूर* और तख्तताऊस" 
को देखकर विदेशी यात्रियों को चकाचौध तो लगती ही, उन्हे यह भी 
स्वीकार करना पड़ता कि और देशो की तुलना मे, भारतवर्ष विशेष 
घनधान्य-पृर्ण ओर सुखी है । इस देश के राजनीतिक-गगन में बादल 
उमड़ने वाले थे, शान्ति का स्थान अशान्ति, सुख-सपद्‌ का स्थान 
दुख-दारिद्रय ले लेने वाला था, पर उस अच्याय का आरंभ होने' 
मे--ओरगजेत्र के तख्त पर बेठने मे--अभी प्राय छः साल कोः 
देर थी। 

भाग्य-परीक्षा के लिए पटना-जैसा स्थान चुन कर हीरानन्द ने 
ब॒ुद्धिमत्ता दिखाई थी। बिह्ार-प्रान्त की राजवानी तो यह था ही, 
वाणिज्य-व्यवप्ताय की दृष्टि से भी यह महत्त्ववृर्ण था। यहा से बाहर 
जाने वाली वस्तुओं में द्वोरा, गुड़, चीनी, छीट, लाह, सं'हांगा, 
कस्तूरी, अफीम और हल्दी प्रधान थी। पटने की छीट दूर-दूर 
तक मशहुर थी। बहा कत्वूरी भूटान से आकर बिकती और सोहागा 
तिब्बत से। विदेशी ध्य पारियों की ओर से इधर शोरे की खरीदारी 
बड़े पेमाने पर होने लगी थी। डचो ओर फराप्तीतियों के बाद जब 
अगरेज इस मेदान में आये, तब उनकी ईस्ट इडिया कपनी को अपने 
सचालको से आदेश मिला कि व्यापार में जो पूजी लगे, उसका कम से 
क्रम आधा शोरें की खरीदारी मे लगाया जाय और यह खरीदारी: 
पटने में ही की जाय। 


५ 


/जगत्सेठ 


शोरा वारूद बनाने में काम आता था और ईस्ट इंडिया कपनी 
को लिए इसका व्यापार बडा ही लाभप्रद था। बगाल और बिहार के 
तत्कालीन इतिहास में अक्प्र यह विवरण भिलता हैं कि शोरे से 
लदी नावे पटने से हुगली या कलकत्ते चछी। पर बीच में ही राज: 
महल के पास नवाब के कर्मचारियों ने उन्हें इस कारण रोक लिया 
कि कपती ने न तो चुगी चुकाई थी, न अब भी चुकाने को तेयार 
थी। पहले तो कंपनी की ओर से यह दलील पेश की गईं कि वह 
चुगी चुकाने से बरी है, पर जब इससे काम न बना, तब कर्मचारियों 
की खशामद कर परवाना हासिल करने की कोशिश की गईं । 
जब यह भी वेकार साबित हुई, तब रुपया मगाकर महसुल चुकाया 
'गया और शोरे को जल्द से जल्द बंदरगाह पहुचाया गया। 

जगतृसेठ-वश का ईस्ट इडिया कपनी” से कुछ ही समय बाद 
घनिष८्5 सम्बन्ध होने वाला था, और अन्त में यह कंपनी जगत्सेठो 
की वो वात ही क्या, मुशिदाबाद की मसनद से दिल्‍ली के तस्त तक 
राजसत्ता को अपने हाथ में कर, इस देश में सर्वेसर्वा बनने वाली थी। 
अपनी दीवार की नीव डालने के दिनों में कपनी ने इस धनाढ्य और 
प्रभावशाली परिवार से तरह-तरह की सहायता ली, पर पलासी 
के युद्ध के बाद जब उसकी स्थिति काफी मजबूत हो गईं और जगत्‌- 
सेठ-वश की दशा दिनों-दिन हीन होने लगी, तब अगरेजो को तोते 
की तरह आंख फेर छेते देर न लगी ! 

पटने में हीरानन्द साह के जीवन के प्राय. साठ बरस व्यतीत 
हुए। वहा पहुचकर उन्होंने महाजनी के कारबार में हाथ लगाया 
था और उसी व्यवसाय के मार्ग पर वह घेयें, साहस तथा एकनिष्ठा 
से आगे बढ़ते गये थे। आरभ में उन्हें अनेक कठिनाइयो का सामना 
“६ 


हीरानन्द सा 


दरता पडा था, पर वह हिम्मत हारने या घबराने वाले न थे। 
कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते गये, अपने कारबार को बढ़ाते 
और उसकी नीव को दिन-दिन मजबूत करते गये । 

जिस समय हीरानन्द पटने आये थे, उस समय बंगाल की 
राजधानी राजमहल थी और वहा नाजिम के पद पर शाहशुजा था । 
अपने भाई औरंगजेब से लडाई मे हारकर वह अराकान भाग गय। 
और वहीं कहीं उसकी मृत्यु हो गईं। उसके बाद यह पद मीर जुमर 
को प्राप्त हुआ, और १६६४ में उसकी मृत्यु हो जाने पर शाइस्ता खः 
को | इसने बगाल में दो बार निजामत की--पहली बार १६६४ से 
१६७८ तक ओर दूसरी बार १६८० से १६८८ तक। बीच में कुछ 
महीने आजम खा कोका नाजिम रहा और प्राय. एक बरस औरंगर्जज 
का बेटा मुहम्मद आजम | 

शाइस्ता खां की धामिक नीति औरगजेब ही की-सी थी। उसने 
हिन्दुओं के कितने ही मदिरों का विध्वंस कर डाला और उनसे 
जजिया" कर वसूल करने में ऐसी सख्ती दिखलाई कि बगारू में लाखो 
हिर्दू उससे बचने के लिए मुसऊमान हो गये । मुसलमान इतिहासकार 
ने लिखा हैं कि शाइस्ता खां के गासन-काे में चावल दो आने मन 
बिकता था। गलला और दूसरी चीजें भी काफी सस्ती थीं, इसमें 
मदेह नही । 

शाइस्ता खां के श्ासत-काल के प्रारम्भ में ढाका फिर एक बार 
बंगाल की राजधानी हो चला था। प्रायः चालीस बरस बाद यह 
सेहरा मुशिदाबाद के सिर बँवा। 


शाइस्ता खां की बदली हो जाने पर, बंगाल का नाजिम, कुछ 
महीनो के लिए, खांजहा बहादुर हुआ और उसके बाद इब्राहीम खां । 


9 


जगत्‌सेठ 


शोभासिंह , के विद्रेह के दमन में इम्नाहीम खा अयोग्य साबित हो 
चका था, इसलिए १६९७ में औरंगजेब ने अपने पोते अजीमु- 
शशान को बंगाल का नाजिम गनाकर भेजा। इसके बगाल पहुचने के 
पहुले ही शोभासिह राजा कृष्णराम की लड़की के खंजर का शिकार 
हो चुका था। रहीम खा के उपद्र4 कुछ समय तक जारी रहे, पर 
अजीमुश्शान के वगाल पहुच जाने पर वह भी लडाई में मारा गया। 
कुछ ही साल बाद अजीमुश्शान को बिहार की निजामत भी मिल गईं । 

सन्‌ १७११ (तदनुसार सवत्‌ १७६८) में हीरानन्द साह का 
शरीरावसान हुआ। तिथि थी माघ कृष्ण ४। वह सात पुत्र और 
एक कन्या छोड़ मरे। पुत्रों के नाम थे, गुलालचन्द, गोवद्धंनलाल, 
घलकचन्द, सदानन्द, मानिकचन्द, अमीचन्द ओर दीपचन्द । इनमें 
सबसे यशस्वी मानिकचन्द हुए। कन्या का नाम था धनबाई, जो 
आगरे के उदयचन्द को ब्याही थी। इस धनबाई के गर्भ से ही 
उत्पन्न बालक को प्रथम जग [सेठ होने का गौरव प्राप्त हुआ। 

सन्‌ १६५२ में हीरानन्द पटते आये थे और सन्‌ १७११ में 
उनकी मृत्यु हुईं। इन वर्षों के बीच इस परिवार का प्रधान कार्यक्षेत्र 
बंगाल बन चुका था, जहां आने वाले दिनो में इसकी और भी उन्नति 
होने वाली थी और यह घराना उस प्रान्त के इतिहासरूपी चक्र का 
धुरा-सा बनने वाला था | 

धन ओर संतति से सम्पन्न हीरानन्द के परमानन्द में लीन होने 
से पहले भारतीय इतिहास के रगमंव पर भी कई महत्त्वपूर्ण घटनाएं 
घट चुकी थी; और इतिहास के स्रोत को घुमाने-फिराने वाले कई 
महान व्यक्ति भी दुनिया से कूच कर चुके थे। हिन्दू-जाति की पत 
रखने वाले छत्रपति शिवाजी स्व सिधार चुके थे, चिडियों में बाज 
५ 


हीरानन्द साह 
से लड़ने की क्षमता पैदा कर सिक्‍्ख गुरु गोविन्दसिह वीर-गति को 
प्राप्त हो चुके थे; ताजमहल का निर्माता शाहजहां उसकी ओर आसू 
भरे नेत्रों से देखते हुए कारागार में प्राण त्याग चुका था और 
आततायी औरगजेब भी अपनी स्वार्यपरता, कूटिलता, धर्मान्चता 
ओर नृशंसता से मुगल-साम्राज्य की कब्र खोदकर, ९१ साल की 
उम्र में, सदा के लिए अपनी कब्र में सो चका था। 


जिस समय हीरानन्द साह की जीवन-लीला समाप्त हुईं, उस समय॑ 
दिल्लीश्वर का पद बहादुरशाह को प्राप्त था। पहले उसका नाम 
मुहम्मद मुअज्जम था। औरगजेब के दो बेटे और थे-मुहम्मद आजम 
और कामबख्श। औरंगजेब अच्छी तरह जानता था कि उसके मरने 
पर उसके बेटे राजपाद के लिए आपस में लडे बिना न रहेगे। मुअज्जम 
सब से बड़ा था, पर जो स्वय अपने बाप को कद कर चुका था और 
अपने बडे-छोटे भाइयों को मौत के घाट उतार चुका था, उसके मुह 
में कब जबान हो सकती थी कि अपने बेटों को पारस्परिक प्रेम या 
नीति-पंरायणता का उपदेश देता ” सोच-विचार कर और इस आशा 
से कि बेटे उसकी बात मान लेगे, वह मरने से पहले राज्य का उन 
तीनो के बीच बेटवारा कर गय।। वह उसका वसीयतनामा कहा जाता 
है। इसके अनुसार सब से बड़े मुअज्जम को १२,९३,९८,९१० रु० 
की आय के बारह* सूबे, सब से ऊंची आकांक्षा रखनेवाले आजम 
को ११,७६,०६,३८५ रु० की आय केछ + सूबे और औरगजेब 


* दिहली, काइ्मोर, लाहौर, मुल्तान, सिव, अजमेर, अहमदाबाद, 
उडीसा, बगाल, बिहार, इलाहाबाद और अवध । 


पैं' आगरा, मालवा, खानदेश, बरार, बीदर और औरगाबाद । 


जातूसेठ 

की उपपत्नता उदीपुरीमहल की कोख से जन्मे हुए कामबख्श को 
५,४७,९१,६२५ रु० की आय के दो* सूबे मिलते। मगर म॒अज्जम 
को छोड किसी को यह बँटबारा मज्र न हुआ। बह अपने हिस्से में 
से आजम को अहमदाबाद और अजमेर भी दे देने को तैयार हो गया, 
पर आजम ने जवाब में उसे यही लिखा कि “फर्श से छत तक मुझे 
पेकर बाकी छत से आसमान तक तुम अपने लिए रख लो। मुझे और 
कोई बंटवारा मंजूर नही । भाइयो में लडाई होके ही रही। इसमें 
आजम और कामबरूश मारे गये और विजयी मुअज्जम हुआ जो 
आलमगीर या बहादुरशाह के नाम से तख्त पर बैठा। इसी का पुत्र 
अजीमुश्शान था जो अब प्राय अपने वृद्ध पिता के साथ रहने रूगा। 
हीरानन्द साह के मरने के दूसरे ही साल बहादुर शाह की मृत्यु हुई, 
पर अपने दुर्भाग्य के कारण, उसके बाद अजीमुर्शान दिल्ली के तख्त 
प्र न बैठ सका । 








# बोजापुर और हैदराबाद । 

काबुल में आय से व्यय अधिक था। वह इस फेहरिस्त में शामिरू 
नही है। 
१० 


ही रानन्द साह 


टिप्पणी 


(१) पृष्ठ ३--“यद्यपि राव अमरसिंह मारवाड-नरेश गजसिह के सब से 
बडे पुत्र थे, पर स० १६९० वि० कृ० बैसाख मास में उन्होंने अपने छोटे पुत्र 
यदावन्तसिह को युवराज की पदवी और इन्हे देश-त्याग की आज्ञा दी थी । 
यह बादशाह शाहजहा के दरबार में गये, जिसने इन्हे अच्छा मनसब, राव को 
पदवी तथा नागौर की जागीर दी।” 

“राव अमरसिह और सलावत खा बख्शी में बीकानेर की सीमा के विषय 
मे कुछ मनोमालिन्य हो गया था। बीमार होने के कारण या जैसा कि अमरसिह्‌ 
के कवि “बनवारी”' का कथन है, छुट्टी से अधिक दिन व्यतीत करने पर किये 
गये जरमाने के रुपये न देने के कारण सलावत खा बरुणी ने दरबार में उसके 
लिए तकाजा किया, जिस पर इन्होने रोष प्रकट किया । सलावत खा ने इस 
पर इन्हें गवार कहा, जिससे कु होकर इन्होने उसे मार डाला। दोहा यो है-- 

इत गंक।र मुख ते कढो, उत निकसी जमभार , 
बार! कहन पायो नही, कीन्हो जमघर पार। 


“मआसिरुल् उमरा” के अनुवादक की पादटीका। 


मूल पुस्तक के लेखक ने राव अमरसिंह के वृत्तान्त मे लिखा है कि शाहजहाँ 
ने उसके पुत्र रायसिह को एक हजारी, सात सौ सवार का मनसब दिया और 
बाद को उसकी पदोन्नति भी हुई। औरगजेब का पक्षपाती होने के कारण यह 
तरक्की करता ही गया और एक दिन महाराज यहवतर्सिह को चिढाने के 
लिए, औरगजेब ने इसे राठौर-जाति का सरदार और जोघपुर का राजा भी 
बना दिया । इसके मरने पर औरगणजेब ने इसके पुत्र इन्द्रसह को जोधपुर की 
राजगही पर बहाल रकक्‍्खा, पर शान्ति स्थापित होते न देखकर कुछ ही समय 
बाद उसे यह सारी व्यवस्था बदलनी पडी। इन्द्रसिह को मारवाड के बदले 
नागौर लेकर पुनर्मूषिक होना पडा। 


(२) पृष्ठ ३-- पडित गौरीशकर हीराचन्द ओझा लिखते है -- 
११ 


जगतसेठ 


“वत्तमान सारा बीकानेर-राज्य तथा मारवाड-जोवपुर-राज्य का उत्तरी 
हिस्सा जिसमे नागौर आदि परणने है, प्राचोन काल में जागलू देश कहलाता था। 

“जागल देश को राजवानों अहिछत्रपुर थी, जिसको इस समय नागौर 
कहते हे और जो जोधपुर-राज्य के उत्तरी भाग में है । 

“जोधपुर-राज्य के नागौर-तगर को जागल दश की राजधानी अहिछत्रपुर 
मानने का पहला कारण तो यह है कि नागौर नागपुर का प्राकृत रूप हूँ। 
नागपुर का अर्थ है नाग का नगर', अहिछलत्रपुर का अर्थ है नाग है छत्र जिस 
नगर का | नाग और अहि दोनों एक ही आशय (साप) के सूचक हेँं। सस्कृत 
के लेखक नामो का उल्लेख करने में उनके पर्याय शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप 
से करते है। पुराणो मे विशेष कर हस्तिनापुर नाम मिलता है, परन्तु भागवत 
में उसी के स्थान में गजसाहथपुर (भागवत १।८॥४५, ४॥३१॥३०, ४१०५७ ) 
या गजाह्ययपुर (भागवत १९४८, १।१५॥३८) नाम भो है। महाभारत 
में हस्तिनापुर के लिए नागसाह्मयपुर (७४१।८, १४।१६।२०) और नागपुर 
(५४१४७।५) तामो का प्रयोग भी मिलता हे। क्योंकि हस्ती, नाग और गज 
तोनों हो एक हो अरे के सूचक है। दूसरा कारण यह है कि चौहान राजा सोमेश्वर 
के समय के वि० स० १२२६ फाल्गुन बदि ३हे के बिजौलिया (उदयपुर 
राज्य में) के चद्रान पर के लेख में चौहान राजा सामत का अहिछत्रपुर में 
राज्य करना लिखा हैं। (विप्रश्नोवत्सगोत्रेईभूदहिछत्रपुरे पुरा ... --)। 
पृथ्वोीराज-विजय महाकाव्य मे पाया जाता है कि वासुदेव (सामंत 
का पूर्वज) शिकार को गया, जहा एक विद्याधर की कृपा से 
शाकभरी (साभर) को झील उसको नजर आईं। इससे पाया जाता 
है कि सांभर की झोल चौहानों को मूल राजधानी अहिछत्रपुर से बहुत दूर न 
थी। ऐसी दशा में नागौर हो अहिछत्रपुर हो सकता है। 

“जागल <श को राजधानी अहिछलत्रपुर (नागौर) के आस-पास छोटें-से 
प्रदेश का प्राचीन नाम सपादलक्ष था। नागौर के आसपास के इलाके (नागौर 
पट्टी) को वहा के लोग अब तक 'श्वाजक' या सबाजक' कहते है जो सपाद- 
लक्ष का ही लौकिक रूप है” । 

नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका (नवीन सस्करण) भाग २--अक ३॥ 
4१२ 


हीरानन्द साह 


(३) पृष्ठ ४--वद्यपि जेन-धर्म की स्थिति के ऐसे प्राचीन लिखित 
ज्रमाण नही मिलते तो भी अजमेर जिले के वर्ली नामक गाव में वीर सवत्‌ ८४ 
(वि० स० पूर्व ३८६, ईस्वी सन्‌ पूर्व ४४३) का एक शिलालेख मिला है, जिससे 
अनुमान होता हूँ कि अशोक से पूर्व भी राजपृताने मे जेन-धर्म का प्रचार था। 
जन लेखको का यह मत है कि राजा सप्रति ने,जो अशोक का वशधर था, 
जैन-धर्म की बडी उन्नति की और राजपृताना व इसके आसपास के प्रदेशों में 
भी उसने कई जन-मदिर बनवाये थे । विक्रमीय सवत्‌ की दूसरी शताब्दी के 
मथुरा के ककाली टीले वाले जन-स्तृप तथा इधर के कुछ अन्य स्थानों के 
मिले हुए प्राचीन शिलालेखो तथा मूत्तियो से पाया जाता है कि उस समय भी 
यहा जेन-धर्म का अच्छा प्रचार था। वि० सवत्‌ की तेरहवी शताब्दी में गुजरात 
के सोलकी राजा कुमारपाल ने अपने प्रसिद्ध विद्वान्‌ गुरु हेमचन्द्राचार्य के उपदेश 
से जैन धर्म ग्रहण कर उसकी बहुत कुछ उन्नति की। उस समय राजपूताने के 
कई राजाओ ने हिसा रोकने के लिए लेख भी खुदवाये, जो अब तक विद्यमान 
है। कुमारपाल के पूर्व से लेकर अब तक के सैकडो भव्य जेन-मदिर यहां 
विद्यमान है, जिनमें कई एक स्वय कुमारपाल ने बनवाये थे। “राजपूताने का 
इतिहास, ले०--प० गौरीशकर हीराचन्द ओझा, पहली जिल्द । 


(४ ) पृष्ठ ५--प्रसिद्ध हीरा, जो प्रायः ५००० वर्ष पहले दक्षिण भारत में 
गोदावरी के तल से प्राप्त हुआ था। इसका पूरा--विशेषत प्राचीन--इतिहास 
नही मिलता । अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मालवा के हिन्दू राजा से जबरदस्ती 
ले लिया और तब से यह दिल्लीश्वरो के पास रहा। नादिरशाह इसे लूटकर 
ईरान ले गया, फिर कालचक्र इसे बरसों बाद १८१३ में भारतवर्ष लौटा 
लाया और यह पजाबपति रजीतर्सिह का मुकूटमणि हो गया । जब अगरेजों 
का आधिपत्य हुआ, तब वे इसे १८४९ में अपने देश ले गये, और 
१८५० म॑ यह रानी विक्टोरिया को भेट किया गया। आरभ में यह आज 
से कही भारी था। जान पडता है कि इसके कई टुकडे हो चुके हे। 


(५) पृष्ठ ५--भोर के आकार का राजसिंहासन, जिसे शाहजहा ने बनवाया 
१३ 


नगतसेठ 


था और जिस पर वह पहली वार १२ मार्च १६३५ को बैठा था। यह सवा 
लीन गज लम्बा, सवा दो गज चौडा और पाच गज ऊँचा था । इसमें एक लाख 
तोला सोना लगा था और यह बहुमूल्य रत्नों से जटित था। सर यदुनाथ 
सरकार ऐतिहासिक शोध के आधार पर, इसमें लगे हुए सामान को कोमत 
एक करोड रुपये बताते है, जिसमें सोने को कोमत उस समय के भाव से 
१४ लाख थी । हा, मजूरों उस्त एक करोड के अलावा थी। साधारणत तथ्त 
ताऊस को कोमत प्राय ९ करोड रुपये बताई जाती थी। इसे नादिरशाह 
१७३९ मे ईरान लेता गया। आज भो यह वहीं मौजूद है, पर अपनी असछो 
हालत में नही। 


(६) पृष्ठ ५--इस देश से बाहर जानेवाली अन्य वस्तुओ में नीकू (रग 
के काम के लिए), मिर्च, सोठ, घी, मोम और कपडे प्रधान थे। कपडे सती 
ओर रेशमी दोनो हो होते थे । छीट, मलमलू, ताफ्ता, बाफ्ता--इनकी विदेशों 
में बराबर बड़ो माग रहतो थो । वाहर से यहा आने वालो चोजो में मुख्य थी-« 
चांदी, ताबा, सीसा, वनात, पारा, मृगा, काच के सामान, मसाला, 
कस्त्रो और सोहागा । कूछ हुई तक हीरे का निर्यात होता था, और मोती 
का आयात। ईरान, अरब आदि देशो से प्राय हर साल एक लाख घोड़े 
भंगाये जाते थे । शाहजहा के समय में किसो-किसी ताजो घोडे की कीमत 
१५,००० रु० तक जा पहुँचतो थो । कभी-क्रभो आजाने वाले सोने के 
अलावा तंबाकू और हब्शी गुलाम भी हमारे आयात में शामिल थे। 


(७ ) पृष्ठ ६--ईएट इंडिया कपनो उस व्यापारी सस्या का नाम था, जो 
पूरब के देशो के साथ--पर विशेषत भारतवर्ष के साथ--व्यापार करने के 
लिए अगरेजो ने कायम को थो । सब से पहले इस मैदान में आने वाले पृत्तंगोज 
थे । वास्को डि गामा नामक पृत्तंगोज १४९८ में, अफ्रोका के दक्षिण होकर, 
समुद्र को राह, भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर कालोकट पहुँचा था और 
अपने दंश के साथ यूरोप के अन्य देशों का भो पथ-प्रदर्शंक बन चुका था। 
प्रायः १०० बरस तक इस व्यापार-वृक्ष के मीठे फल अकंछे पृत्तंगीज खाते रहे । 


हीरानन्द साह 


पर उनकी नीति-रीति कूछ एसी हो चली--ईसाई-धर्म का बलपूर्वेक प्रचार 
उसका ऐसा अभिन्न अग हो गया--कि वे अपनी उन्नति में आप ही वाधक बन 
गये । फिर १६वीं सदी के अन्त में और देशो का ध्यान इस दिशा में गया 
और वे भी कमर कस कर उन फलो के साझीदार होने के लिए मैदान में आ 
डटे । इनमें मुख्य थे इगलैण्ड, हालंड, डेनमार्क ओर फ्रास । अगरेजों से 
प्रतिस्पर्दा करने वाले प्रधानत डच (हालंण्ड) और फ्रेच (फरासीसी) साबित 
हुए । फ्रास सब के बाद मैदान में आया था और अगरेजो का सब से प्रबल 
प्रतिदद्वी भी वही निकला । पर अन्त में विजय-लक्ष्मी की कृपा अगरेजो पर हो 
हुई और फरासीसियों को मेंदान छोड देना पडा। 


अफ्रीका के दक्षिण होकर जिस समुद्र-पथ से जहाज भारतवर्ष पहुँच सकते 
है, उसका पता चलने से पहले, भारतवर्ष और यूरोप के बीच जो व्यापार 
होता था, वह खुश्की की राह से होता था । अगरेज इधर का मार पहले तो 
इटली के बन्दरगाह वेनिस से खरीद कर ले जाया करते थे, पर बाद मे पृत्तंगाल के 
लिसबन नगर से यह सम्बन्ध स्थापित हुआ। फिर भी अगरेज इससे सतुप्ट नथे 
और भारतवर्ष तथा इधर के देशो से सीधा व्यापार करने के लिए पुत्तंगीज का 
अनुसरण करने को उत्सुक थे। पर इसमें कई कठिताइया थी । इगलण्ड 
की रानी एलिजाबेथ के शासनकाल में उस दश की सर्वागीण उन्नति हुई और 
उसके साहसी नाविकों ने अपनी महत्त्वाकाक्षा पूरी करने के कई प्रयत्न किये । 
अन्त में एलिजाबेथ के मरने से प्राय. तीन वर्ष पूर्व सन्‌ १६०० में एक कम्पनी 
सगठित हुई और उसे पन्द्रह साल तक भारतवर्ष के साथ व्यापार करने का 
कुछ छात्तों पर इजारा मिला । इस कपनो को पूजी ७२,००० पौंड थी । 
अगरेजो का पहला बेंडा, जिसमे पाच जहाज थे, १६०१ में इधर भेजा गया । 
यह ईस्ट इंडिया कपनी के व्यापार का श्रीगणेश था । 
इस व्यापार से अगरेजों को बडा लाभ होने रगा--हिस्सेदारों को १०० 
प्रतिशत तक मुनाफा मिलने लगा । इससे इगलेग्ड में कपनी को अधिकाविक 
पूजी मिलने छगी । अपने अन्तिम दिनों में कपनी को पूजी ६,०००,००० 
पौंड थी । इगलैण्ड की सरकार बराबर कपनी की पीठ पर रही, 


१५ 


जगततेठ 


इसकी सफझता का मूछ कारण उसी को समझना चाहिए । कपनी को पहली 
फैक्टरी" सन्‌ १६१२ में सूरत भें खुली । १६३५९ में उसने एक हिन्दू राजा से 
मद्रास खरोद लिया और वहा एक किला भो बनवाया। १६६८ में द्वितीय 
चाल्स से बम्बई शहर मिल गया । चार्ल्स का विवाह पुत्तेगाल की राजकुमारी 
से होने पर उसे यह नगर दहेज में मिला था । चकि यहा की आबहवा बहुत 
खराव समझी जाती थी, यह कपनी को कौडियो के मोल मिल गया । इृगलैण्ड 
में कपती के श्र तथा विरोधी भो थे । जब-जब उसके इजारे की मीयाद 
प्री होने लगती, तब-तब उसके विरुद्ध वहा एक आन्दोलन खडा हो जाता, पर 
सरकार की दयादृष्टि होने के कारण सारी कठिनाइया हल हो जाती । सत्रहवीं 
सदी के अन्त में, एक नई कपनी को सरकार को बीस लाख पौंड कर्ण देने की 
शर्त्त पर इस व्यापार में शामिल होने की इजाजत मिली । पर कुछ ही समय 
बाद दोनो कपनिया मिलकर एक हो गई । 

यहा कपनी ने अपने व्यवसाय का आरभ सूरत में किया था, फिर 
उसने दिल्‍ली और आगरे से अपना सम्बन्ध स्थापित किया । सन्‌ १६२० 
ओऔर १६३२ के बीच उसकी ओर से कई चेष्टाये पटने से भी सम्बन्ध जोडने 
की हुईं, पर स्थल-मार्म से शोरा-जैसी भारी चीज को सूरत पहुँचाने में इतना 
खर्च बेठता था कि इनमें कोई भी सफल न हो सकी और अन्त में उसे यह 
प्रयास ही छोड देना पडा । इससे पहले कपनी की एक शाखा दक्षिण के 
मछलीवन्दर (मसुलीपद्रम) में खुल चुकी थी । वही से १६३३ में आठ अगरेज 
जलमार्ग से बगाद को भेजे गये । रास्ते मे उडीसा पडता था, इसलिए ये 
पहले उसको राजधानी कटक गये । वहा उस समय मुगरू-सम्राट का 
प्रतिनिधि आगा मुहम्मद जमा था । अगरेज व्यापारियों के नेता का नाम 
राल्फ कार्टराइट था । जब दरबार में ये लोग आगा मुहम्मद के सामने पेश 


कण->.. +9+9५-२८०७--०-९९५००..-३०ककन्यी का फक,-फ० ०» अमन >े-६७+कविकक-झ३»२०+-3 ७-3५... अमन ित-पपीगानिशाक७०फैल७ 





कपती जहां अपना कारोबार करती, उस स्थान को अग्रेजी में 
“फेक्टरी” कहते थे । वहा तरह-तरह के माल की खरीद-बिक्री हुआ करती। 
सस्‍्टाक रक्‍खे जाते और निर्यात की दृष्टि से सारी क्रियाएं पूरी की जाती+« 
उदाहरणार्थ, रेशम की रगाई । 
१६ 


ही रानन्द साहू 


किये गये, तब उसने जूती उतार कर अपना एक पैर कार्टराइट की ओर बढा 
दिया । अभिप्राय यह था कि कार्टराइट पहले उसे चूम छे, फिर अपना आवेदन 
सुना वे । ईस्ट इंडिया कपनी का मुख्य प्रतिनिधि बडे असमजस में पड गया, 
पर निरुषाय होकर उसे कदमबोसी करनी ही पडी । फिर उसने कपनी कीं 
ओर से व्यापार-पम्बन्धी सुविधाओं को याचनता को। वे उसे बात की बात मे 
मिल गई । कुछ ही समय में हरिहरपुर तथा बालेइवर में अगरेजों के कारखाने 
खुल गये । उडीसा में पेर जम जानें पर, कपनी बगाल की ओर बढी, और 
वहा उसकी पहली फैक्टरी १६५१ में हुगलो नामक नगर मे खुलो । धीरे-धीरे 
और फैक्टरिया खुल गई --जैसे मुशिदाबाद के पास कामिमबाजार को फैक्टरी 
१६५७ में, ढाके की १६६८ में । 

पहले बिक्री के माल पर ढाई रुपया सैकडा चुगी देने का नियम था | 
फिर यह नियम हुआ कि मुसलमानों से तो ढाई रुपया सेकडा ही लिया जाय, 
पर हिन्दुओं से इसका दूना । औरगजेब ने मुसलमान-मात्र को च॒गी देने से 
बरी कर दिया । गेर-मुस्लिम व्यापारियों से चुगी के अछावा जजिया तामक 
कर भी वसूल किया जाता था । अगरेजों को सब मिलाकर साढ़े तीन रुपये 
सैकडा देना पडता था । १६८० में औरगजेब ने एक फरमान-द्वारा यह नियम 
जारी किया कि सूरत बन्दरगाह में ईस्ट इडिया कपनी का जो माल उतरे, 
उस पर साढ़े तीन रुपये सैकडे के हिसाब से चुगी वसूल कर छठी जाय, पर 
उसके बाद कपनी उस माल के लिए कही भी और किसो प्रकार के शुल्क या 
कर की देनदार न समझी जाय । उदाहरणार्थ, अगर मार को कपनी दिल्‍ली 
ले जाकर बेचे तो रास्ते मे कोई उससे राहदारी या अन्य प्रकार का शुल्क 
तलब न करे । १६५० में अँगरेजो ने बगाल के नाजिम शाहशजा को परितुष्ट 
कर, उससे अपने लिए यह रिआयत करा ली थी कि हर साल कपनी बतौर 
पेशकद्य कूछ ३००० २० दिया करेगी--उस प्रान्त में इसके अलावा कुछ भो 
सरकार को मागने का अधिकार न होगा। 


इस सम्बन्ध में दो बाते ध्यान में रखने की है। औराजेब के फरमान 
में सिर्फ उस माल का जिक्र था, जो सूरत बन्दरगाह होकर इस देश में आया 


५७ 
ज० २ 


जगतसेठ 


हो। उसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता था कि माल चाहे और बन्दरगाह 
से भी प्रवेश करे तो बह सूरत होकर ही इस देश में आया हुआ समझा जाय 
और वह साढे तोन प्रतिशत चुगी का भी देनदार न हो । रह गई बगारू की 
बात । वहा भी प्रान्तीय शासक को ऐसा कोई अधिकार न था कि चुगी- 
सम्बन्धी भारत-व्यापी विधान की उपेक्षा या अवज्ञा कर, किसी के साथ 
मनमानी रिआयत कर सके । 


शाहशुजा के समय में कपनी का कारबार बहुत ही छोटे पैमाने पर था। 
जब उसको वृद्धि हुई, तब बगाल के नाजिमो ने केन्द्रीय विधान के अनुसार 
उससे चुगी तलब करना शुरू किया । कपनी का सिद्धान्त था कि “यहा लेने 
को आये है, यहा देने नहीं आये” । बाद-विवाद, हीला-हवाला, अज॑-मिन्नत, 
गृहार-दुहाई, धमकी-बन्दरघुडकी,--जब इनसे काम न निकलता तब 
वह प्रभावशाली व्यक्तियों से अपनी सिफारिश कराती । अधिकारियों 
की मुट्ठी गरम करने को भी भरपूर चेष्टा करती । पर जब इन युक्तियों 
से भी सफलता प्राप्त न होती, तब वह कही खम ठोकने और कही बन्दूक 
या तोप' दागने रूगती । ठठेरे की ऐसी बिल्ली से यहा के शासको को पहले 
कभी काम ने पडा था । 


१६८५ में बगाल का नाजिम शाइस्ता खा था । उस समय कपनी की 
फैक्टरी हुगलों नगर में थो। शाइस्ता खा ने कपनो से साढ़े तौन प्रतिशत के 
हिसाब से चुगी तलव की तो इसने देने से इन्कार कर दिया । इस पर उसने 
इसके कामकाज पर प्रतिबन्ध छगा दिया और इसके कर्मचारियों के साथ 
कुछ सख्ती से पेश आया । कपनी का एजेंट या गुमाइता जाब चारनक था । 
उसने नवाब को तुर्की-बतुर्की जवाब देने की कोशिश की, पर पर्याप्त शक्ति 
न होने के कारण वह अन्त में बोरिया-बधना उठाकर समुद्र की ओर चल 
दिया । हुगलो से २४ मील दूर नदी के किनारे वह सुतानती नामक गाव में 

ठहरा, जो इस समय कलकत्ते के अन्तर्गत है, पर उसको निरापद न समझकर 
वह समुद्र की ओर सरकता ही गया और अन्त में उसने मेदनोपुर जिले के 
हिजली नामक गांव के पास पहुचकर लगर डाला। पीछे यहा होने वाली 


होरानन्द साह 


लडाई में अगरेज सस्ते छूट गये और उन्हें हुगलो लौट जाने की इजाजत मिल 
गई । यह बात सन्‌ १६८७ की है । 


अगरेज अभी इस लायक तो न थे कि सम्राद या किसी सूबेदार की सेना 
के आगे थोडी देर भी ठहर सकते, पर जलयुद्ध की बात और थी । समुद्र पर 
जहा चाहते, इस देश के शासको के छक्के छडा सकते थे। जाब चारनक फिर 
'छौटकर हुगलो न गया । इधर-उधर अपना समय बिताने लगा । १६८८ 
मे इगलेण्ड से एक जहाजी बेडा आकर बगाल को खाडी में काफी उत्पात 
मचाने लगा । बालेदवर (बालासोर), चटगाव-जेसे नगरो पर उसने आक्रमण 
किये और लोगो के साथ--विशेषत बालेश्वर में--बुरी तरह पेश आया । 
उधर इगलेण्ड से एक बेंडा लूटमार करने और उपद्रव मचाने के उद्देश से 
सूरत भी भेजा जा चुका था । इसने भी उधर आतक फँला दिया। 


अगरेजो के साथ पुत्तंग्रेज , डच, फ्रेंच आदि जातियो के सम्बन्ध में भी 
यह कहा जा सकता है कि उनको तुलना में इस देश की नौसेना नही के बराबर 
थी और हमारी इस शक्तिहीनता से वे पूरा लाभ उठाते थे । दरियाई डकैती 
से अपने व्यापारियों या अन्य यात्रियों की रक्षा करने में हमारे दिल्‍्लीश्वर भो 
असमर्थ थे। सत्रहवी शताब्दी के उत्तराद्ध मे ऐसे डकंत विशेषत. अगरेज हो 
चले थे। हज के उद्देश से जाने-आने वाले मुसलमान इन लुटेरों-हारा बराबर 
सताये जाते, इसका औरगजेब को विशेष दुःख होता। पर वह लाचार था, 
जानता था कि समुद्र पर उसका कोई बस नहीं चल सकता । वह चाहता तो 
अगरेजो को कठोर से कठोर दड दे सकता था। एकाध बार उसकी क्रोधाग्नि 
प्रज्वलित हुई भी । अरब-सागर में अगरेजों के जहाजी बेडे ने जो लुठमार 
की थी, उसका बदला लिये बिना वह न रह सका। सूरत के सारे अगरेज कंद 
कर लिये गये और जजोरो से जकडबन्द कर शहर में कई रोज घ॒माये गये । 
कंपनी की ओर से दो प्रतिनिधि सम्राट की सेवा में क्षमा मागने गये तो इन्हें 
भी सिपाहियो की हिरासत में उसी प्रकार जकडबन्द होकर जाना पडा। जब ये 
दरबार में औरंगजेब के सामने पेश किये गये, तो इनके हाथ खरूमालो से बंधे 
हुए थे । दोनो ने फर्श पर लेटकर सम्राट्‌ का अभिवादन किया और कंपनों 


१६ 


जगतुसेठ 


की ओर से उस बेड़े के कुकृत्यो के लिए पद्चात्ताप प्रकट कर क्षमा मागी | 
जब उन्होने डेढ लाख रुपये जुर्माने देना और कुछ दूसरी शर्तों को पाबन्दी 
करना मजूर किया, तब सम्राट ने क्षमा-प्रदान कर यह आज्ञा दे दी कि अगरेज 
जिस तरह व्यापार करते आ रहे थे, उसी तरह करते रहे । यह घटना १६९० 
की है । औरगजेब जानता था कि अगर उसने ओर भो सख्ती को या अगरेजो 
का देश-निकाला कर दिया, तो इस देश के मुसलमानों के लिए हज की यात्रा 
बिलकूल बन्द हो जायगी। 


बगाल के नाजिम इब्राहीम खा को भो हुक्म भेजा गया कि अगरेजो से 
हर साल बदस्तूर ३००० रु० पेशकश ही लिया जाय, उनसे किसी तरह की 
चुगी तलब न की जाय । अब मद्रास से जाव चारवक बंगाल भेजा गया और 
उसने २४ अगस्त १६९० को फिर एक बार सृतानती पहुँचकर वही कपनी 
की फैक्टरी खोली, और इस तरह वत्तमान कलकत्तें की नीव डालो । 


सन्‌ १६९६ में मेदिनीपुर जिले के शोभासिह नामक जमीदार ने उडीसा- 
निवासी अफगानों के सरदार रहीम खा से मिलकर बगावत कर दी और जहा- 
तहा छूट-मार शुरू कर दी । पहले तो उसने बर्दवान के जमीदार राजा कृष्णराम 
का घर-बार लूटा, फिर धावा कर हुगलो जा पहुंचा और सरकारी किले पर 
भी कव्जा कर लिया। मौका पाकर डच, फरासीसी और अगरेज व्यापारियों ने 
नाजिम से अपने-अपने कारखानों को सुरक्षित करने के लिए किलेबन्दी करने 
की इजाजत मागी । इससे पहले उन्हें उस ओर ऐसी इजाजत कही नही मिली थी । 
इन्नाहीम खा ने उनकी बातों में आकर उतको दरख्वास्ते मजूर कर ली । 
नतीजा यह हुआ कि डचो ने चिचुरा (चिसुरा) में, फरगासोसियों ने चरद्र 
( चन्दन ) नगर में और अगरेजो ने कलकत्ते में अपनो-अपनी किलेबन्दी शुरू 
कर दी । जलमार्ग से ही नही, स्थलूमार्ग से भी, वगाल की राजसत्ता पर 
प्रहार या आक्रमण करने का अगरेजो को मौका मिल गया। 


(८ ) पृष्ठ ७--जजिया-कर उन छोगो को देना पडता था, जो मुसलमान 
न थे, हालाकि कुछ मुसलमान धर्माचार्यो के मतानुसार हिन्दुओ के लिए इस्लाम 


2२० 





हीरानन्द साह 


का विधान और हो था । सर यदुनाथ सरकार ने अलाउद्दोन खिलजी के काजीं 
मुगीसुद्दोत का यह मत उद्धृत किया है -- 

“शरोअत के अनुसार हिन्दू घिराजगुजार हू । हिन्दुओं को लटने-मारने 
की हमे आज्ञा मिली हुई हैं। हम लोग इमास हनोफा के अनुयायो हे, पर 
उनके सिवाय किसी आचार्य ने यह नहीं कहा है कि बादशाह हिन्दुओ से 
जजिया लेकर ही सतोष करे । औरो के मतानुप्तार तो हिन्दुओ के लिए बस 
यही विधान हे कि इस्लाम या मौत ।” 

अकबर ने इस कर को उठा दिया था, पर औरमजेब ने १६८० के लूगभग 
इसे फिर लगाया । नियम था कि बच्चो, औरतो, गरोब बूढो-अन्धो तथा कुछ 
अन्य लोगो को छोडकर यह मुण्ड-कर प्रत्येक हिन्दू से वसूल किया जाय ॥ 
करदाता तीन श्रेणियों में विभकत थे--(१) गरीब मजूर या किसान (२) 
मध्यम वर्ग के लोग, और (३) धती। प्रथम श्रेणी में वे हिन्दू समझे जाते थे 
जो सम्पत्तिहीन हो या जिनकी हेसियत २०० दिरम* से ऊपर न हो। द्वितीय 
श्रेणी वाले वे लोग थे, जिनकी हैसियत २०० और १०,००० दिरम के बीच 
थी । तृतीय श्रेणी के धनी वे हिन्दू थे, जिनकी हैसियत १०,००० दिरम से 
ऊपर थी । तीनो श्रेणियों के लिए जजिया-कर क्रमश १२, २४ और ४८ दिरम 
होता था---अर्थात्‌ प्राय ३ रु० ५ आने, ६ रु० १० आने और १३ रु० ५ आने ॥ 


सर यदुनाथ सरकार लिखते हे कि “गरीब से गरोब हिन्दू को जजिया के 
रूप में ३० ५ आने कर देना पडता था । सोलहवी सदी के अन्त में औसत 
आाजार-भाव से ३ रु० ५ आने को ९ मन आटा मिल सकता था । इसका 
अर्थ यह हुआ कि अगर सरकार किसी हिन्दू को जबरन मुसलमान न बनाती 
तो उससे इसको कोमत जजिया-कर के रूप में साल-बसाल वसूल करती 
जाती । गरीब से गरोब हिन्दू के लिए यह कीमत होती उसकी साल भर की 
प्री खूराक ।” बगाल में जो गरीब हिन्दू इस कर का भारी बोझ न उठा 
सकते, उन्हें मजब्र होकर मुसलमान हो जाना पडता । 





* एक दिरम प्राय साढ़े चार आने के बराबर होता था। 


२१ 


मानिकचन्द्‌ 


तारकममिपच्छुन्तमथो' बालमतिवर्तते, 
अर्थेद्यर्थस्य नक्षत्र, कि करिप्यन्ति तारकाः ? 
साधनाः आप्तुवन्त्यथान्‌ नराः यलशतेरपि, 
अर्थैरथाः ग्रवध्यन्ते गजाः ग्रतिगजैरिव | 
धन कमाने के लिए ग्रह, नक्षत्र आदि पर अत्यधिक भरोसा करना 
शक तरह का लडकपन है । जो ऐसा करता है, लक्ष्मी उसके हाथ नहीं 
लगती । अर्थ दिलाने वाला नक्षत्र अर्थ आप ही है, गह या तारे कुछ 
नही कर सकते। सौ बार भी प्रयत्त करना पडे तो अर्थ-प्राधक सफलता 
प्राप्त कर के ही दम लेगा। अर्थ अर्थ ही के द्वारा वशीभृत किया जा 
सकता हैं, जैसे हाथी हाथियों के द्वारा । 
““कौटिलीय “अर्थशास्त्र” 


उम्र के लिहाज से मानिकचन्द हीरानन्द के पाचवे पुत्र थे, पर 
इतिहास के रग-मच पर हम उन्ही को देख पाते हे, उनके और भाइयों 
को नहीं। कारण स्पष्टत. यह है कि मानिकचन्द ढाक, और कुछ 
काल बाद, मुशिदाबाद जाकर पूरब भारत के राजनीतिक केन्द्र में 
पहुच गये, जहा शासको को अपने व्यवहार और अपनी सेवाओं से 
संतुष्ट कर उन्हे धन ओर यश कमाने का अपूर्व अवसर मिल गया । 
उनके ओर भाई जहां रहे, राजा या राजनीति से प्राय. अलग रहे, 
इसलिए उन्हें मानिकचन्द की-सी न तो आ्थिक सफलता प्राप्त हो 
सकी न लोक-ख्याति । 


२२ 


सानिकचन्द 


बंगाल पर मुगल-वश का आधिपत्य अकबर के समय मे हुआ । 
जब वहां अमन-चदेत कायम हो गया तब शासन-सम्बन्धी स्थायी 
व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया। प्रान्त में शान्ति-रक्षा के लिए 
जिम्मेवार नाजिम बनाया गया और राजस्व-सम्बन्धी प्रबन्ध के लिए 
दीवान | चौकीदार, कोतवाल, फौजदार आदि तो नाजिम के मातहत 
रहे और पटवारी, कानूनगो, आमिर आदि दीवान के। थोडे में कहा 
जा सकता हैं कि तलवार तो नाजिम के हाथ मे दे दी गई और कलम 
दीवान के। यो तो अपने क्षेत्र मे दीवान नाजिम से स्वतत्र था और 
उसका अनुशासन सीधे दिल्‍ली से हुआ करता था, पर तलवार और 
कलम के बीच उस समय प्रधानता तलवार की ही हो सकती थी । 
सिद्धान्त चाहें जो रहा हो, वस्तु-स्थिति यह थी कि दीवान को प्राय 
नाजिम की ही इच्छा के अनुसार चलना पडता था और इधर जब से 
अजीमुश्शान बगाल का नाजिम हुआ था तब से दीवान मिट्टी की 
मूत्तिसा बन गया था और नाजिम ने आशिक क्षेत्र पर भी अपना 
अधिकार जमाना और राजस्व-सम्बन्धी मामलों में भी दस्तन्दाजी 
करना शुरू कर दिया था। यह बात अधिकारो को विभकत रखने की 
भुगल-परम्परा और औरगजेब की अपनी नीति के प्रतिकूल थी। 
अजीमुश्शान परले सिरे का लोभी था। उसने अंगरेजों से कुछ 
१६,००० रु० लेकर ही उन्हे सुतानुती, गोविन्दपुर और कलिकाता 
इन तीनों गांवो की जमीदारी दे दी थी। इन्ही की समष्टि का नाम 
पीछे कलकत्ता पडा । ऐसे हस्तक्षेप से ही सतुष्ट न रह कर उसने 
व्यापार में भी हाथ लगाया । जो माल चटगाव बन्दरगाह में उतरता 
वह उसकी ओर से खरीद लिया जाता, जिसे 'सौदा-य-आम' कहते । 
फिर वही माल मुनाफे पर 'सोदा-य-खास' के नाम से व्यापारियों 
२३ - 


जग[सेठ , 


को बेच दिया जाता | खरीद-बिक्री के दाम बहुत कुछ उसकी मर्जी पर 
मुनहसर होते । ज्योही औरगजेब को इसकी सूचना मिली उसने अपने 
स्वाभाविक ढग से पोते को यह लिख कर तिरस्कृत किया कि “तेरा 
यह सोदा-य-घ्ास' रिआया पर जुल्म है। में इसे 'सोदा-य-खाम 
(कच्चा ) कहगा । अपनी इस सौदागरी से तू अपने को 'सोदाई' 
(पागल) साबित कर रहा है। अपनी नाराजगी जाहिर करने के 
लिए उसने अजीमहशान का मनसव भी घटा दिया। नाजिम फौरन 
व्यापार के क्षेत्र से अछग हो गया । 

पर बंगाल में एक ऐसे दीवान की जहूरत थी। जिसकी रीढ 
मजबूत हो और जो नाजिम से ऐसी बातो में दबने बाला या उसकी 
हा में हा मिलाने वाला न हो । इसलिए औरगजेब ने सन्‌ १७०१ में 
कारतलब खा को, जिसका असली नाम मुहम्मद हादी था, दीवान के 
पद पर नियुक्त कर वहा भेजा। यही कारतलूब खा बगाल के इतिहास 
में मुशिदकूली खा के नाम से मशहूर हुआ। 

कहा जाता हूँ कि मुहम्मद हादी का जन्म किसी ब्राह्मण-कुल में 
हुआ था, पर बचपन में अनाथ होकर वह एक ईरानी व्यापारी के हाथ 
में पड गया ओर मुसलमान हो गया। फिर कुछ समय इंरान में बिता 
कर वह भारतवर्ष लौटा और यहा सरकारी कर्मचारी हो गया । 
तरक्की करते करते वह उड़ीसा का दीवान हुआ । औरणगजेब उसे 
अपना खेरख्वाह समभता था, इसलिए उसने उसे और भी ऊचा पद 
देंकर बगाल का दीवान बना दिया । 

कूछ समय से बंगाल सरकार की आर्थिक अवस्था असतोषजनक 
हो रही थी। आय से व्यय का पूरा पड़ना कठिन हो रहा था। कर्मचारी 
या मनसबदार बंगाल में रहना पसन्द न करते। वहा की जलवायु 
श्ढं 


मानिकचन्द 
बदनाम थी। इसलिए प्रलोभन-स्वरूप उन्हें बडी बडी जागीरे दी 
जाती। नतीजा यह हुआ कि खास महाऊ कम रह गये और बगाल में 
बचत के बजाय टोटा रहने लगा। केन्द्र अर्थात्‌ दिल्‍ली से सहायता 
मिल बिना प्रान्तीय सरकार का काम चलना असभव हो गया। कार- 
तलब खा ने पहुचते ही पहला सुधार यह किया कि जागीरव्यरो की 
जो जमीन बगाल में थी वह प्राय ले ली ओर उसके बदले उन्हें उड़ीसा 
में उससे घटिया जमीन दे दी। फिर उसने माल या खिराज की उगाही 
और सरकारी खर्च कम करने की ओर ध्यान देना शुरू किया | कूछ ही 
समय में वहां खासी बचत होने लगी और “भूखा' बगाल" अब सम्राट 
की दक्षिण की लडाइयो में उलकी हुईं सेना के लिए प्रचुर परिमाण में 
आहार जुटाने लगा । 


कारतलब खा द्वारा किये गये सुधारो का एक फल यह हुआ कि 
लसकी विभिन्न दलो से शत्रुता हो गईं । स्वय अजीमुरश्शान आग में घी 
डालने का काम करने रूगा। कुछ दुश्मनो ने एक दिन उस पर वार 
भी किया, पर वह खाली गया। दरबार में कारतलूब खा ने 
अजीम्श्शान को इसके लिए दोषी बताया और नाजिम ने अपने को 
निर्दोष साबित करने के लिए अपने गुरगो को बुला कर भला-बुरा 
कहा भी, पर बात इससे बनने वाली न थी। 


कारतलब खां पर वार करने वाले खास सम्राद के सनिक थे जो 
बेतन नकद पाने के कारण 'नकदी' कहाते थे। दीवान ने उन सबको 
बरखास्त तो कर दिया, पर आखिर एक म्यान में दो तलवारे कब तक 
रह सकती थी ? अपने मित्रो और शुभचिन्तको से सलाह कर उसने 
यह निश्चय किया कि ढाका बगाल की राजधानी भले ही रहे, पर 


पु 


जगत्‌सेठ 


दीवानखाना यहा न रहेगा। यह निश्चय कर, वह नाजिम से दूर रहने 
के विचार से, अपना दफ्तर उठा कर मखसूदाबाद'* ले गया। 


शासन की दृष्टि से इस नगर की भौगोलिक स्थिति में बडी 
विशेषता यह थी कि यह बिहार या उड़ीसा से उतनी दूर न था जितनी 
कि ढाका । बगाल पर आक्रमण का भय हो सकता था तो परशिचिम से 
ही। उस समय सकरी गली और तिलिया गढी के बीच का रास्ता 
“बंगाल का दरवाजा कहा जाता था। यह राजमह॒ल के पास था और 
इसकी रक्षा जितनी आसानी से मखसूदाबाद से हो सकती थी उतनी 
ढाके से नही। एक मुसलमान इतिहासकार ने लिखा हैँ कि यह नगर 
आंख की पुतली' की तरह इस सारे प्रदेश के बीचोबीच था। कार- 
तलब खा अभी बंगाल का नाजिम न बना था, पर ऐसे स्थान में 
दीवानखाना ले जाने में उसने दूरदशिता दिखाई थी, इसमें सदेह नही । 


जब औरंगजेब को सारी हकीकत मालम हुईं तो उसने 
अजीमुश्शान को लिखा कि “तुम्हें याद रखना चाहिए कि कारतलूब 
खां मेरा कर्मचारी हे। अगर तूने उसे कुछ भी नुकसान पहुचाया तो 
में तुझे इसका दड दिये बिना न रहूँगा।” साथ ही उसने अजीमुश्शान 
को ढाका छोड कर पटने रहने का हुक्म दिया । इससे पहले अजीमुश्शान 
को बिहार की भी निजामत मिल चुकी थी। उसने ढाका छोड कर 
पटने या अजीमाबाद को अपना मुकाम बनाया। बंगाल मे उसका 
बेटा फरंखसियर अपने बाप के प्रतिनिधि-स्वरूप रहने लगा। 


दीवान के साथ मखसूदाबाद जाने वाले लोगों में मानिकचन्द 
प्रमुख थे। उनकी अजीमुश्शान के साथ खूब बनती आईं थी। पर 
कारतलब खा को इससे किसी प्रकार की ईर्ष्या नही हुईं । ढाके में ही 


२६ 


सानिकचन्द 


उसने उनके गुणों को अच्छी तरह पहचान लिया था। मानिकचन्द के 
गुणों का उपयोग राजस्व-विभाग में करने के विचार से उसने उनसे 
आग्रह किया कि आप भी अपना कार्य-क्षेत्र बदल दे । मानिकचन्द ने 
दूरदर्शी व्यवसायी होने के कारण यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर 
लिया। उनके विभव और अनुभव की उपयोगिता अर्थ के ही क्षेत्र में 
हो सकती थी, रण के क्षेत्र में नही। और जहा ऐसी उपयोगिता न 
हो सकती वहा उनकी उन्नति होने का कोई प्रइन ही नहीं उठ सकता 
था। बहुत सभव' है कि राजस्द-विभाग से उनका ढाक में ही सम्बन्ध 
हो चला था। अब यह विभाग वहां से हट कर अन्यत्र जा रहा था। 
इसलिए भी उनका अपना यह सम्बन्ध बनाये रखने के लिए वहा 
जाना जरूरी था। अगर वह ढाका न छोडते तो बहते हुए स्रोत के 
साथ आगे न बढ कर किनारे अपनी जगह पडे या दलदल,मे फसे रह 
जाते। फिर अजीमुश्शान ने इस पर कोई आपत्ति की हो ऐसा भी कोई 
उल्लेख नही मिलता। बल्कि बाद घटने वाली घटनाओं से जान 
पड़ता हैं कि उसकी आखे कभी फिरी नहीं और जब वह अपने पिता 
बहादुर शाह के शासनकाल में काफी प्रभावशाली हो गया तब उसकी 
पृष्ठपोषकता से दिल्‍ली में भी मानिकचन्द कम लाभान्वित न हुए। 


१७०४ में कारतलब खा सम्राट से दक्षिण में जा मिला। हिसाब- 
किताब, बचत की रकम और उपहारादि सब साथ लेता गया था। 
औरगजेब का क्ृपापात्र वह पहले से ही था, इस अवसर पर उसे 
मुशिदक्‌ली खा की उपाधि मिली और वह बगाल तथा उडीसा दोनों का 
नायब नाजिम भी बना दिया गया । नाजिम और दीवान के अधिकार 
एक ही आदमी के हाथो में रहने देना परंपरा ओर औरगजेब की अपनी 
नीति के प्रतिकूल था। कुछ मुसलमान इतिहासकारों ने औरगजेब 


२७ 


जगत्पेठ 
को इस व्यतिक्रम के लिए कोसा भी है। पर याद रखना चाहिए कि 
ओराजेब अब प्राय ८८ साल का हो चला था, उसकी शारीरिक और 
मानध्षिक शक्तिया अत्यन्त शिथिल हो गईं थी और इस समय आधथिक 
सकट* से उसकी रक्षा करने बाला था तो यही मुशिदकुली खा, जिसकी 
सेवाओ के लिए, मरने से पहले, इस प्रकार का विशेष पुरस्कार दे जाना 
सम्रार्‌ की दृष्टि में सवेथा उचित था। 

गृशिदक्‌ली खा जमीदारों तथा अपने विभाग के कमेचारियो के 
साथ बडी सख्ती से पेश आया करता। “रियाज' के लेखक का कहता 
हैं कि “नियत समय पर जब तक जमीदार, मुत्सद्दी, आमिल, कानूनगो 
तथा अन्य कर्मचारी अपना अपना हिसाब बेबाक न कर देते तब तक 
दीवानखाने से बादर निकलने न पाते। खाने-पीने की कौन कहें, 
टट्टी-पेशाब की भी हाजत होने पर उन्हें हिरासत से छुटकारा न 
मिलता। चारो ओर जासूस यह देखते रहने के लिए तनात रहते कि 
कही कोई सिपाही या पहरेदार किसी से कुछ लेकर किसी को बाहर 
तो निकलने नही देता | किसी किसी को तो बिता कुछ भी खाये-पिये 
हफ्तो उत्ती हाजत में रहना पडता | जो इस पर भी हिसाब चुकता न 
करते वे बल्‍लो से औधे लटका दिये जाते। किसी के तलवे खुरदरे 
पत्थरों से रगडे जाते तो किसी पर कोडों की मार पडती। दंड देने में 
दीवान जरा भी रहम या रिआयत करने वाला न था। अमानत में 
खयानत करने वाले हिन्दू कर्मचारियों से जब कुछ भी मिलने की आशा 
न रह जाती तब वे मुसलमान बना कर छोड़ दिये जाते।” 

पर केवल ऐसी तीक्ष्ण दड-तीति से ही काम चलना कठिन था। 
आथिक व्यवस्थ। के लिए कुछ और बातो की आवश्यकता थी, विशेषत: 
मानिकचन्द जैसे सेठ-साहुकार के सहयोग की, जो वसूली के पैसे 
२८ 


सामिकचब्द 


पसे का हिसाब रकख, जो लाख-करोड पर भी कभी हाथ न मारे और 
जिसम इतनी आर्थिक शक्षित हो कि दीवान को बदनामी से बचाने के 
लिए दूसरो का बोफ अपने सिर पर उठा ले । 


दीवान मानिकचन्द को दो बड़े सरकारी काम सौंप चुका था, 
जिनमें एक का सम्बन्ध राजस्व की उगाही से थ्रा ओर दूसरे का 
टकसाल " के प्रबन्ध से। दोनो ही काम बडी जिम्मेवारी के थे और 
दोनो ही इस वश के लिए बडे लाभदायक सिद्ध हुए। 
मखसूदाबाद या मुशिदाबाद मे मानिकचन्द की कोठी, भागी रथी 
के तट पर, महिमापुर" नामक स्थान में थी। हर साल वही, चेत्र राम- 
नवमी को प्रान्त के विभिन्न भागो से आये हुए जमीदारो*, पोतदारों 
और कारिन्दो का मेला-सा रूगता । नियमानुसार जमीदारो को पिछले 
पाल का बकाया चुका कर कूछ रकम नये साल के हिसाब मे, बतौर 
पेंशगी, जमा करानी पडती। जिन्हें फारखती मिल जाती वे तो 
सही-सलामत अपने घर लौटते । जिन्हें न मिलती, उन्हे और ही कही 
जाने के लिए तेयार हो जाना पडता। कभी कभी इन्हे हाजत की ओर 
न जाकर एक ऐसे बडे हौज की ओर जाना पडता जो गलीज से भरपूर 
रहता और जिसे सरका री कर्मचारी “बेक्‌ठ' कहा करते | हा, जिसकी 
साख अच्छी होती वह मानिकचन्द की कोठी से कर्ज लेकर अपना 
हिसाब चुकता कर सकता और इस “बेक्‌ठ' की यत्रणा भोगने से 
या ओर दड पाने से बच सकता था। 
आय और व्यय का हिसाब हो जाने पर जो बचत रहती वह 
मुझ्िदाबाद से सम्राट्‌ की सेवा में भेजी जाती । यह काम निविध्न 
पूरा करने के लिए बडी तेयारिया करनी पड़ती थी । सफर लम्बा 
होता, खजाना सिक्‍को के रूप में छुकड़ो पर भेजा जाता, सम्राट्‌ तक 


२९६ 


जगतुसेठ 

पहुचने मे महीनो लग जाते। ४रियाज” के लेखक ने एक ऐसे अवसर 
का वर्णन करते हुए लिखा है--“साल तमाम होने पर, सिक्‍को की 
जाच-पडताल और गिनती की गईं, फिर आबाढ के महीने में मुशिद- 
कली खा ने बंगाल का खजाना रवाना किया। रुपयो और अशर्फियो 
की थैलियां दो सौ छुकडो पर लादी गई । उनकी रक्षा के लिए छ 
सौ घड़सवार और पाच सौ पेदल साथ किये गये। जो रकम भेजी गई 
वह १ करोड ३ लाख रुपया थी। पर यह बचत खालसा विभाग की 
थी। जागीरो तया अन्य मदों से होने वाली आय इसके अलावा थी। 
हर साल ऐसे अवसरो पर दीवान की ओर से तरह तरह क॑ उपहार 
भी सम्राट और विशिष्ट पदाधिकारियों को भेजे जाते । इनमें हाथी, 
टागन, हिरन, भेसे, जगली जानवरों की खाले, सीतलपाटी चटाइया, 
चमडे के तरह तरह के सामान, सिलहट में बने हुए गगाजली कपड़े 
की मसहरिया, हाथी-दाँत , कस्त्री, बाजे और विदेशी व्यापारियों से 
प्राप्त यूरोप में बनी हुईं वस्तुए प्रधान होती । दीवान सदल-बल इन 
सब को शहर की ह॒द तक पहुचा कर लौट जाता और वाकयानवीस से 
यह बात उसके रोजनामचे में दर्ज करा देता । जब खजाना दूसरे सूबे 
में पहुंचता तब उसकी सारी जिम्मेवारी उसके सूबेदार पर जा पड़ती 
ओर उसे नये छकड़े तथा नये सवार और पैदल साथ जाने के लिए 
देने पडते। इसी तरह कई मजिलो को ते कर खजाना सम्राट के 
पाप पहुचता । 


तत्कालीन शासन-प्रणाली में इस बात की पूरो व्यवस्था थी कि 
एक पदाधिकारी पर दूसरे की रोक-टोक और नियत्रण जरूर रहे । 
दीवान को अपने हिसाब-किताब पर प्रान्त के कानूनगो से सही भरानी 
पड़ती । बिना इसके दीवान का भेजा हुआ जमाखच ऊपर वालों को 
३० 


मानिकचन्द 


मजूर न हो सकता था। जिस समय की यह बात है उस समय बगाल में 
दो कानूनगो थे--दरब (दर्प ?) नारायण और जयनारायण। कहते 
हू कि दीवान के जमाखर्च प्र सही भरने के लिए दरब नारायण ने 
तीन लाख रुपये मागे। मुशिदक्‌ली खा को दक्षिण जाना था। पर वह 
बिना कानूनगो से अपने हिसाब-किताब की तसदीक कराये प्रस्थान न 
कर सकता था। इसलिए उसने जयनारायण से तसदीक कराके अपना 
काम निकाल लिया। फिर बगाल लौटने पर उसने दरब नारायण 
पर कुछ भूठे अभियोग लगा कर उसे कद कर लिया और उसकी ऐसी 
दुदेशा कराई कि वह कंदखाने ही मे मर गया। फिर भी उसे इस बात 
की फिक्र थी कि सम्राट का ऐसा खयाल न हो कि मुशिदक्‌ली खां ने 
व्यक्तिगत कारणों से ही दरब नारायण के साथ ऐसा दुव्यंवहार 
किया था । इसलिए उसने खुद सिफारिश कर दरब नारायण के बेटे 
शिवनारायण को बाप की जगह दिला दी। इससे दो बातो का पता 
चलता है। एक तो यह कि शासन-पद्धति के अनुसार दीवान भी 
अनियंत्रित या निरकृश न रह सकता था। दूसरी यह कि ओऔरगजेब 
की बड़ी इच्छा होते हुए भी राजस्व-विभाग का इस्छामीकरण न 
हो सका था। 

जिस समय ओरंगजेब ने अपने पिता के शासनकाल मे, विद्रोही 
के रूप में, दिल्ली पर चढाई की थी उस समय उसका अपना दीवान 
भगवानदास उर्फ दयानत राय था । केन्द्र में नायब दीवान के पद पर 
रघुनाथदास था। औरगजेब के तख्त पर बेठने पर, रघुनाथदास 
साम्राज्य भर का दीवान बना दिया गया। बाद उसे राजा की उपाधि 
भी प्राप्त हुईं। जब तक महाराज यशवन्त सिह, राजा जयसिह और 
राजा रघुनायदास जीवित रहें, औरगजेब को धर्मान्धता संकुचित-सी 


३१ 


जगतृसेठ 


बनी रही। पर एक-एक कर इनके संप्तार से बिदा होते ही उसका 
न नृत्य आरम्भ हो गया। फिर किसी हिन्दू को किसी प्रकार का उच्च 
पद न सिला। राजस्व-विभाग में हिन्दुओ की प्रधानता औरंगजेब को 
बहुत अखरती थी। उसने हुक्म जारी किया कि उस विभाग से जहां 
तक सभव हो हिन्दू बहिष्कृत कर दिये जाय। कितने ही हिन्दू करोडी 
बरखास्त कर दिये गये | कितने ही करोडी तथा अन्य कर्मचारी 
मुसलमान बन गये। पर अन्त भे ओरगजेब को विवश हो कर हिन्दुओं 
को उस विभाग से हठाने की अपनी यह नीति त्यागनी पड़ी । बात यह 
थी कि आशिक क्षेत्र मे कार्य-सपादन के लिए जो गुण आवश्यक हें 
उनसे सम्पन्न मुसऊमानो का सिलना कठिन था। मुशिदकूली खा कहः 
करता कि हिन्दू कुछ गबन भी कर ले तो उसे डरा-धमका कर उससे 
पूरी रकम वधूल की जा सकती हैँ, पर मुसलमान से पाला पडने पर 
आशिक सफलता की भी आशा दुराशामात्र ही हो सकती हैं। एक 
ओर मुसलमान शासक ने कभी कहा था कि मुसलमान चलनी के 
समान है जिसमे पाती की एक बूद भी नहीं ठहर सकती, पर हिन्दू 
इस्पंज है जिससे जब चाहो निचोड करपानी निकाल सकते हो। यही 
कारण हैं कि जहा रुपये-पैसे से सम्बन्ध होता वहा विशेषत. हिन्दू ही 
नियुक्त किये जाते थे। सरलइकर, फौजदार, कोतवाल, थानेदार जैसे 
पदो से हिन्दू प्राय दूर रखे जाते, पर दीवान, खजानची, काननगों 

मजमुआदार (मजुमदार), शिकदार (सिकदर), कारकून, पटवारी 
जसे पदों की जिम्मेवारी प्राय उन्ही को सौपी जाती थी। 


टोडरमल के समय से राजस्व-विभाग में भी सारी लिखा-पड़ी 
फारसी में होने लगी थी। पर यह परिवर्तन हिन्दुओ की नियक्ति के 
मार्ग में किसी प्रकार का बाधक नही हुआ था। बल्कि हिन्दू-सम्ताज 
३२ 


सानिकचन्द 
के कुछ खास स्तरोमे फारसी का ऐसा प्रचार हुआ था कि “आईने अक- 
बरी” के अगरेजी अनुवादक और संपादक मि० ब्लाकमन के शब्दों में, 
अठारहवी सदी बीतते बीतते हिन्दू मुसलमानों के उस्ताद बन गये थे 
और उन्हें फारसी लिखाने-पढाने का काम प्राय' वही करने लगे थे। 
उधर मुसलमानो का भुकाव विशेषत सेनिक्र-वृत्ति की ओर रहता 
था। तह की बात यह थी कि हिन्दुओं की स्वतत्रता हरने वाले मुसलमान 
ययासंभव उन्हें अपग बनाये रखना चाहते थे। हिन्दुओं के कंधों पर 
सरकारी सेना में किसी प्रकार की बड़ी जिम्मेवारी सौपना उनकी 
नीति के प्रतिकूल था। इकके दुक्‍्के सम्राटों को छोड़ कर बाकी सबकी 
नीति यही रही कि जहा तक हो सके हिन्दू सेना-विभाग से अलग ही 
रखें जाय। हां, जहा कागजी घोड़े दौड़ाने की जरूरत पड़ती वहां 
उनका उपयोग अवश्य किया जाता। लिखने-पढने के काम में हिन्दू 
अपना सानी रखने वाले न थे और यह प्रयोजन उनके हाथो सिद्ध कराने 
में, मुसलमान शासकों की दृष्टि से, किसी तरह का खतरा तो था ही 
नही, लाभ ही लाभ था। 
हम ऊपर कह आये हें कि मृशिदकुली खां ने टकसाल का काम 
भी मानिकचन्द को ही सौप दिया था। उन्हें एक प्रकार से इसका 
इजारा मिल गया था। उनके लिए सिक्‍कों की ढलवाई कम से कम 
रक्‍्खी गई थी। उस समय पुराने सिक्‍कों पर छीजन के लिए बद्टा 
कूटता था। सिक्के की ढलाई के साऊरू के और लेन-देन के स्थान के 
अनुसार बद्ठा प्रायः उसी दर पर निर्भर करता जो मानिकचन्द को 
कोठी से समय समय पर निश्चित हुआ करती। चांदी उन दिनों भी 
बाहर से आया करती और बंगाल में उसके सबसे बड़े खरीदार 
मानिकचन्द ही थे। 


३३ 
ज० दे 


जगतसेठ 

मुशिदक्‌ली खा के समय मे, जिस रुपये का बगाल में चलन था 
वह 'सिक्‍्का' कहा जाता था। इंस्ट इंडिया कम्पनी की मद्रास में अपनी 
टकसाल थी और उसके ढले हुए सिक्‍के मद्रासी या आरकाटी' कहे 
जाते थे। जो रुपया प्रचलित या राइज मात्रा जाता वह काल्पनिक 
था ओर इन तीनों रुपयों का पारस्परिक सम्बन्ध प्राय. यह था--- 
८६ 'सिक्‍के ८ १०० प्रचलित - ९२ आरकाटी। पर इस पारस्परिक 
विनिमय-मूल्य में कई कारणों से घटा-बढ़ी हो सकती थी । 


इंस्ट इडिया कंपनी बाहर से चादी» लाकर यहा बेचती थी। 
उसका सब से अधिक उपयोग सिक्‍को की ढलाई में होता था और 
बगाल में चांदी बेचने की दृष्टि से परिस्थिति कपनी के उतनी 
अनुकूल न थी जितनी कि.वह चाहती थी। अव्वल तो उसकी माग 
यह थी कि बहां,भी उसे अपनी टकसाल खोलने की इजाजत दी जाय । 
यह मिलने वाली न थी। उसकी दूसरी मांग यह थी कि वह मुशिदाबाद 
की टकसाल में अपनी चांदी क॑ सिक्के करा सके । इसके लिए उसे 
ढलवाई मानिकचन्द की अपेक्षा कही ऊची देनी पडती और बह इतनी 
ऊंची दर देने के लिए तैयार न थी। उसकी तीसरी माग यह थी 
कि आरकाटी रुपयों पर बगाल में किसी प्रकार का बद्ठा न कटे। पर 
आथिक परम्परा या पद्धति इसके प्रतिकूल थी और यह अपवाद चल 
न सका। कपनी और मुशिदाबाद-दरबार के बीच टकसाल-सम्बन्धी 
वाद-विवाद बना ही रहा और कपनी सारे फसाद की जड़ मानिक- 
'चनन्‍्द या उनके घराने को ही मानती रही। इस भगडे का अन्त तभी 
हुआ जब बरसों बाद कंपनी का बंगाल पर आधिपत्य हो चला और 
मुशिदाबाद में टकसाल ही न रही। 


३४ 


मानिक चन्द 


कंपनी अपनी मद्रास की टकसाल में ८९॥ ओऔस' अर्थात २३७॥ 
तोले चांदी के प्राय २१८ आरकाटी"* रुपये ढला सकती थी। ढलाई 
में ख्चे प्राय' २ प्रतिशत के हिसाब से बेठता। यह काट कर उसे उतने 
रुपये मिल जाते। कपनी का कहना था कि उतनी चांदी के बगाल में 
भी २२० नहीं दो २१९ 'सिवके' अवश्य मिलने चाहिए। पर अगर 
वह उतनी चादी बंगाल में ले जाकर बेचती तो उसे २०९ सिक्‍कों से 
अधिक न मिलता । और अगर वह उसे बेचने के बजाय टकसाल में 
'ले जाकर उस चादी के 'सिक्‍के कराती तो उसे खर्च कटने के बाद कूल 
२१२ सिक्‍के हाथ लगते। ओरगजेब के मरने से पहले मद्रासी या 
आरकाटी रुपयो की कीमत कुछ ऊंची थी । बगाल के रुपये राइज के 
मुकाबले, कीमत में ९ प्रतिशत ऊचे माने जाते थे। उस समय 
आरकाटी रुपये भी राजस्व के रूप में बगाल से दाक्षिणात्य भेजे जा 
सकते थे। पर औरगजेब के मरते ही परिस्थिति बदल गई। राजस्व 
का स्रोत फिर दिल्‍ली की ओर बहने लगा-बगाल मे आरकाटी रुपयों 
की पहले की तरह न माग रही न कीमत । जहां पहले १०० आरकाटी 
रुपये 5 १०९ बंगाल के रुपये राइज, यह भाव या निर्खे था, वहां अब 
यह भाव या निर्खें हो चला १०० आरकाटी ८ १०७ बगाल के 'रुपये' 
(सिक्के नही ) । इंस्ट इडिया कंपनी के डाइरेक्टर या सचालूक कभी 
यह मानने को तैयार न हुए कि माग कम हो जाने पर उनके मद्रासी या 
आरकाटी रुपयों का मूल्य घट जाना स्वाभाविक था। वे यह कहते ही 
रहे कि इसकी तह में किसी न किसी की कारसाजी या 
दगाबाजी थी। 





#* विल्सन, भाग १, श४ ३७६। 


३५ 


८ 


ज़गतसेठ 

मानिकचन्द और कपनी के सम्बन्ध का सूत्रपात कब हुआ, यह 
कहना कठिन है। निदिचत रूप से यही कहा जा सकता हैँ कि यह 
१७०६ से पहले हो चुका था। 

१७०४ में कपनी को नई सनद हासिल करने के लिए अपने 
वकील को मुशिदक्‌ली खां के पास भेजना पड़ा। इसका ताम राजाराम 
था। कंपनी पेशकश के तौर पर वही ३,००० रुपये देना चाहती थी ॥ 
दीवान की माग ३०,००० रुपये की थी। और दछात्तं यह थी कि यह सब 
का सब नकद मिलना चाहिए। राजाराम की वकालत का दीवान पर 
कुछ भी असर न पडा । कंपनी ने निरुषायः होकर ३०,००० रुपये देना 
तो मंजूर कर लिया, पर रुपये न भेजे। जान पडता है कि इस सम्बन्ध 
में कंपनी मानिकचन्द का भी दरवाजा खटखटा चुकी थी। कलकतते में 
कंपनी की जो प्रबन्धकारिणी-समिति या कौसिल थी, वह अपने 
१८ जुलाई १७०६ के लेखे में लिखती हँ-- 

“मानिकचन्द सूचित करते हे कि दीवान ने अपने पटने के नायब 
को लिखा हैँ कि कपनी को पहले ही की तरह अपना कारबार करने 
दो। दीवान ने यह भी आद्वासन दिया हैं कि अगर कपनी ने ३०,००० 
रुपये पेशकश दे दिये तो उसे बगाल में निशुल्क व्यापार करने की 
सनद मिल जायगी।” 


कासिमबाजार की फंक्टरी कुछ समय से बन्द पडी थी। वहां 
कंपनी की ओर से विशेषत: रेशम की खरीदारी हुआ करती थी । 
मानिकचन्द का पत्र मिलने पर कौन्सिल ने निश्चय किया कि नवाब 
की मांग पूरी कर कासिमबाजार मे कामकाज फिर से जारी किया 
जाय । इधर मानिकचन्द के सिफारिश करने पर दीवान ने अपनी माग 


३६ 





सानिकचन्द 


में ५,००० रुपये की कमी कर दी। कपनी की ओर से एक प्रतिनिधि 
मामला निबटाने के लिए कासिमबाजार भेजा गया। उसने लिखा 
कि दीवान पहले रुपये लेगा, फिर सनद देगा। कौसिल को यह मजूर 
न था। उसने अपने प्रतिनिधि को आदेश दिया कि एक हाथ से सनद 
लेता, दूसरे से रुपये देता । इसी समय औरंगजेब की मृत्यु का समाचार 
मिला। बात जहां की तहां रह गईं । न रुपये दिये गये, न सनद ली 
गईं। अपने प्रतिनिधि को कौसिल ने कलकत्ते वापस बुला लिया। 
कंपनी ने शायद खयाल किया हो कि औरगजेब के मरने पर 
मुशिदक्‌ली खां को बंगाल की निजामत से हाथ धोना पड़े और 
नये दीवान के साथ उसे नया सौदा करने का मौका मिल जाय । 
पर उसके दुर्भाग्य से ऐसी कोई क्रान्ति हुई नहीं । मुशिदक्‌ली खा 
बहादुर शाह के समय में भी पूर्वंवत्‌ दीवान बना रहा । मुश्किल 
यह हुईं कि जहा वह पहले ३०,००० रुपये मागता था, वहां अब 
<६०,००० रुपये मागने लूगा। कंपनी ने अपने कासिमबाजार के 
॥3धान की मार्फत फिर बातचीत शुरू की | जब .नवाब को 
टस से मस होते न देखा तो कहलाया कि हम यहां होकर किसी 
भी हिन्दुस्तानी व्यापारी की नाव या जहाज को गुजरने न देंगे । 
एक ओर यह धमकी दी गई, दूसरी ओर किसी फतहचन्द साह* 
के साथ यह ते किया गया कि कासिमबाजार में हमें जो भाल 
खरीदना हैँ उसे आप सवा छ रुपया सेकडा आढत पर खरीद कर 
कलकत्ते पहुचा देगे। यह समझौता ही रहा। कपनी को फिर वही 
पुराना प्रसंग छेडना पडा। दीवान ने ६०,००० रुपये मे से ७,५० ० रुपये 


अनीनीमीनिननीनी “ननकल-+॑+अऔ+क+-क ४ परम धखतका क"।+“घत _+घशघत॥नल्तत त१7तश मी नि कि भीकम, “39५3५ ननिनननननन नियम रन -नमन-म-मम-म «मनन नननम-+++न मय 4+-3....५++3/3०ेक.००५३० कामना 


* मानिकचत्द का भाज। इस काम में पडते का दुस्साहस 
नहीं कर सकता था। 


३७ 


जगतसंठ 

कम कर दिये और ५२,५०० रुपये लेकर मुशिदाबाद से दिल्‍ली तक 
मामला निबटा देना मजूर कर लिया। हत्ते यह थी कि ज्यों ही वह 
सनद दे दे त्यो ही उसे ३०,००० रुपये मिल जाय और बाकी २२,५०० 
रुपये तब मिलें जब वह बहादुर शाह से फरमान मंगा दे । कपनी और 
भी छूट कराने की कोशिश करती, मगर नवाब का रुख देख कर उसे 
मोलचाल करने का साहस नही हुआ। नवाब की माग पूरी कर उसने 
नई सनद ले ली और दिल्‍ली से भी इसकी बरकरारी का फरमान 
आ गया। 


कंपनी के अगरेज कर्मचारियों में से कुछ मानिकचन्द की कोठी 
से भी लेनदेन का व्यवहार करने लगे थे। इन्ही मे एक चिट्टी था। 
यह कपनी का बख्शी था, पर मालिक की भी कुछ रकम गबन कर चुका 
था। उधर मानिकचन्द तथा कुछ अन्य व्यवसायियों का भी यह ऋणी 
था। कंपनी ने उसकी जायदाद जब्त कराके अपनी रकम वसूल कर 
ली और उसे इगलेण्ड भेज देना निश्चित कर लिया। पर वह जानती 
थी कि जब तक कम से कम मानिकचन्द की रकम वसूल नही हो 
जाती, चिट्टी जहाज पर पेर नहीं धर सकता। मानिकचन्द ने 
७,००० रुपये लेकर उसे उऋण कर देने की स्वीकृति दे दी। उन्हें 
इतना मिल जाने पर ही चिट्टी १७१३ में कलकत्ते से इगलंण्ड रवाना 
हो सका। औरों का पावना प्राय डूब कर ही रहा। 


अजीमुश्शान बंगाल, बिहार और उडीसा का नाजिम तो था ही, 
बहादुर शाह के सम्राद होने पर उसे इलाहाबाद की भी निजामत मिल 
गई थी। बगाल और उडीसा का नायब नाजिम मुशिदकूली खा था । 
यह पद उसे ओरंगजेब-द्वारा ही मिल चुका था। जब अजीमुरशान 
३८ 


कर्क न्यक 


सानिकचन्द 


अपने बाप की नाक का बाल हो चला तब बिहार और इलाहाबाद 

के लिए भी नायब नाजिम नियुक्त करने की आवश्यकता हुईं । बहादुर 
शाह ने बिहार में नायव नाजिम हुसेनअली खां को बनाया और 

इलाहाबाद में उसके बडे भाई सैयद अब्दुल्ला खां को । यही भारत के 

इतिहास में “सेयद-बन्धु” के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ ही समय बाद 

ये दोनों भाई, इस देश के राजनीतिक रगमंच पर, सम्राट-रूपी मृत्तियों 
को तोड़ने और गढनेवालों के रूप में आने वाले थे। 


बहादुर शाह ६५ साल की उम्र में आगरे के पास तख्तनशीन 
हुआ था। उसके बाद उसे दिल्‍ली जाने या कही महल में रहने का 
मोका ही न मिला। बराबर दौरे पर ही रहा। अपने शासन-काल के 
पाचवे बरस में वह सिक्‍खों के दमन के उददेश से पजाब गया। वही 
लाहौर के पास रावी नदी के किनारे उसको मृत्यु हो गई। मरने से 
पहले वह पागल-सा हो गया था और एक दिन क्त्तों के कत्ले-आम का 
हुक्म जारी कर दिया था। अजीमुइ्शान अपने बाप के साथ था। उसके 
ओर भाइंयो के पडाव भी आस ही पास थे । पर वह बडा दीघंसूत्री था। 
बहादुर शाह का सेनापति जुल्फिकार खाँ उसके भाइयों से मिल॑ 
गया था। अगर बाप के मरते ही वह जुल्फिकार को गिरफ्तार कर्र 
लेता और अपने भाइयो पर टूट पडता तो भारत का सम्रांद वह होता; 
न कि उसका भाई मुइजुद्दीन जो जहांदार शाह के नाम से तंख्त पर 
बैठा । अजीमुश्शान रावी के तट पर होने वाली लडाई मे---जिसमें 
उप्तके तीनो भाई उसके विरुद्ध थे--लड़ा वीरतापूर्वक, पर तब जब 
उस वीरता से कुछ भो बनने वाला न था । उसकी ढिलाई, सस्ती, 


+ औरगजेब के मशहूर वजीर असद खा का बैठा। 


हे 


जगत्‌सेठ 


आज-कल करने की आदत से तंग आकर और पस्त-हिम्मतः होकर 
बडे बड़े सरदार, अपने सैनिकों के साथ मंदान छोड कर, अपने अपने 
घर सिधार चुके थे। जहा आरभ में उप्तकी ओर सत्तर हजार सेनिक 
थे बहा लडाई के अन्तिम दिन उसका साथ देने वाले सत्तर भी न रह 
गये थे। जिस हाथी पर बह सवार था उसको अचानक एक गोला 
जा रूगा और चोट-चपेट ने उसकी यह हालत कर दी कि फीलवान 
तो नीचे जा पडा और दूसरों के छाख रोकने पर भी हाथी न रुका। 
अजीमुश्शान को अपनी पीठ पर लिये रावी नदी में जा गिरा । बहुत 
तलाश करने पर भी उसकी सवार की लाश का कही पता न चला। 
बंगाल-बिहार मे बरसों निजामत करके उसने जो धन बटोरा था वह 
उसके साथ था। बहादुरशाह के साथ रहने के कारण' उसके पक्ष- 
पातियीं की कमी न थी। पर॑ संमयोचित कार्य न कर सकने के कारण 
उसे इन सब से हाथ धोना पड़ा और दिल्लीशवर के पद से भी वचित 
होना पड़ा। 


जहांदार गाह ने अपना मार्ग निष्कटक करने के काम मे हाथ 
लगाया। खोजिस्ता अख्तर और रफीउलकद्र इन दो भाइयों को 
पहले तो उसने अपनी ओर मिला लिया था पर ये दोनों भी एक एक 
कर के मौत के घाट उतारे गये | अजीमुश्शान के बडे बेटे करीमुददीन 
की भी यही दशा हुई। बहादुर शाह के भाई आजम शाह तथा कामबख्श 
के बेटों को कठोर से कठोर कारादंड मिला। पुरस्कृत होने वालों में 
प्रधान था जुल्फिकार खा जिसे वजीर का पद प्रदान किया गया । 
छालक्‌ वर* नाम की एक मुसलमानिन वेश्या या गायिका पर वह लट्ट 





# कहा गया है कि यह तानसेन के वंश में थी । 
हैं 6 





सानिकचरद 


हो चुका था। उसे अब 'इम्तियाज महल बेगम' की उपाधि मिली और 
उसके रिश्तेदारों का बोलबाला हो चला। जो कलावत कहते थे 
ओर गाने-बजाने का काम किया करते थे वे मनसबदार बन बेठे। 
फिर लालकुवर के भाई को सूबेदार कहाने का हौसला हुआ। इच्छा 
प्रकट करते ही सम्राट से इसकी स्वीकृति मिल गई और वह आगरे का 
सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। पर जब नियुक्ति-पत्र वजीर के पाछप्त 
पहुंचा तब उसकी सहनशीलता जाती रही और उस पत्र पर मोहर 
लगाने से पहले उसने लालक वर के भाई से अपनी दस्तूरी तलब की । 
रुपया-पैंसा न मांग कर उसने कहा कि दस्तूरी के रूप में मुझे पांच 
हजार सितार ओर सात हजार तबले* मिलने चाहिए। जब लाल- 
कवर ने बादशाह से इसकी फर्याद की तो जहादार शाह ने जुल्फिकार 
खा को बुलवाया' और इस मामले का जिक्र कर कहा कि यह मजाक 
खूब ही रहा। वजीर ने जवाब दिया-“जहापनाह ' यह मजाक न 
था, मेने जो कुछ कहा वह सजीदगी से, खब सीच-विचार कर। जब 
हुकूमत का काम गाने-बजाने वालो के सिपुर्द किया जा रहा हें तब 
पुराने सरदार या उमरा आखिर करेगे क्या ? उनके रोटी-दाल चलने 
का भी तो कोई रास्ता होना चाहिए। मेने यह तरकीब' सोच 
निकाली हे कि जिन लोगो से सल्तनत क॑ इन्तजाम का पुद्तनी पेशा 
छीना' जा रहा है उन्हें खाने-कमाने के लिए सितार और तबले दे दिये 
जायं। उनके हक में बेकारी से 'ता-ना' री-री' कही अच्छी साबित 
होगी !” वजीर ने ऐसी रूगती-चुभती बात कही थी कि लालकृवर के 
लाख मचलने पर भी उसका भाई सूबेदार न हो सका। 


चिनिनस निकल संनताकक जब विनलनननपन-क 


# #मताखरोन” । 


डे १ 





अगत्‌सेठ 

जहांदार शाह को अब रंग मे भग की कुछ आशका रह गईं थी 
तो अजीमुश्शान के दूसरे लडके फरुंखसियर से। जैसा कि हम पहले 
कह चुके है, वह बगाल में रहता था। दिल्‍ली से मुशिदक्ली खां और 
हुसेन अली खा दोनों के नाम परवाने भेजे गये कि फरुखसियर को जहा 
पाओ गिरफ्तार कर फौरन दिल्‍ली भेज दो। उधर लाहौर और दिल्‍ली 
से मिलने वाले समाचारों ने उसे किकत्तंव्यविमृढ कर दिया था। 
कभी सोचता था कि आत्महत्या कर लू, कभी यह कि कलकत्तें पहुच' 
कर समुद्र की राह कही भाग जाऊ। पर उसकी मा बडी हिम्मत वालो 
औरत* थी। उसने कहा कि “बेटा ! समुद्र की परीक्षा करनी ही है 
तो बह समुद्र पानी का न होकर लडाई के मैदान का हो | उसी तृप्।नों 
समुद्र में अपनी किश्ती चलने दे। खुदा की मेहरबानी होगी तो तेरी 
किश्ती पर रूग जायगी । जिन्दगी आखिर है क्या ? यह चन्द दिनों का 
खेल है, फिर दाव लगा कर खेलने से डरता क्यो है ?” फर्रखसियर 
राजमहल में सपरिवार रहता था, पर वहाँ से इधर पटने आ 
गया था। वही उसको पिता की मृत्यु का समाचार मिला। उसको 
आशा थी कि हुसेन अली खा ऐसे गाढ़े दिन मे उसकी कुछ मदद जरूर 
करेगा। पर हुसेन अली खां ने कोरा जवाब दे दिया और यह भी 
कहलाया कि में आप को गिरफ्तार नही करता, यही मेरी बड़ी मदद 
समझभिए। पर फरुंखसियर की मां इससे निराश होने वाली न थी। 
उसने ऐसी युक्ति रची कि हुसैन अछी खा को फर्रखसियर के पड़ाव पर 
जाना ही पडा। फिर तो वहां उसके सामने ऐसा नाटक खेला गया कि 
वह बात की बात में द्रवीभत हो गया। नाटक का आरम्भ फरंखसियर 
छारा अनुनय-विनय से हुआ । उसने अपनी दयनीय दशा का चित्र 

+ यह काइमीर की रहने वाली थी और इसका नाम सेवन्तिसा था। 
४२ 





सानिकचन्द 


खींचते हुए हुसेन अली खा से दया की भिक्षा मांगी । ज्यो ही उसने 
अपना वक्तव्य पूरा किया, पर्दे की ओट औरते सिसकने और रोने- 
पीटने लगी। अन्त में फरुंखसियर की सब से छोटी लड़की बाहर 
निकली ओर हुसेन अली खा की गोद में जा बैठी । अपना सिखाया- 
पढ़ाया हुआ पार्ट” इस खूबी से अदा किया कि हुसैन अली खां की भी 
आंखें आसुओं से तर हुए बिना न रह सकी और उसने उसी दम 
फरुंखसियर का पक्ष अपना लिया। उसकी सलाह से फरुंंखसियर 
ने पटने में ही अपने आप को भारत का सम्राट्‌ घोषित किया और 
युद्ध का डंकां बजा कर, हुसेन अली खां विजय की प्राप्ति के लिए 
काफी बड़े पैमाने पर धन-जन जुटाने में पिल पड़ा। उसके भाई 
अब्दुल्ला खा ने यह नाटक नही देखा था। इसलिए वह फरुंखसियर 
की ओर से लड़ने के प्रस्ताव का विरोध करता गया। पर अन्त में 
वह अपने भाई के आग्रह को ठाह॒न सका या यो कहा जाय कि 
फरुखसियर की मा का जादू उस पर भी 'चले बिना न रह सका। 


आथ्िक समस्या हल करने के लिए हुसैन अली खां ने शहर के 
सेंठ-साहुकारों को बुलवाया और उनसे कहा कि, “आप लोग इस 
अवसर पर अपनी अपनी हेसियत के मुताबिक सम्राट की सहायता 
कीजिए । यह सहायता कर्ज समभी जायगी | जो रकम आप देंगे वह 
सम्राट के विजयी होने पर आप को लौठा दी जायगी। इस समय आप 
को ऐसी रसीदे दे दी जायगी जिन पर सम्राट के हस्ताक्षर होगे।' 


पर चन्दा जैसे आजकल दबाव से वसूल होता हे बसे ही उन दिनों 
भी होता रहा होगा। १३ अप्रैल १७१२ को कौसिल को पटने से 


। ३3 ०--_-_> का “> बी नीनानागाकी मे अग टभिनभनणनी अनन्त न 


+* यह 'अफजल खा कं बाग में' सम्राट घोषित हुआ था । 
डरे 


नगतसेठ 

फरंखसियर क सम्राट होने की सूचना मिली । पत्र मे यह भी लिखा 
था कि, “डर है कि इस मौर्के पर पेशकश नजर करने के' लिए हम लोगो 
की भी बुलाहट होगी। खबर मिली हैं कि डच और अंगरेज दोनों 
कपनियों से चार-पाच लाख तक वसूल किया जायगा। कुछ समय से 
अपनी फेक्टरियों पर सिपाहियों और चोबदारों को पहरा हूँ । बिना 
कुछ दिये छुटकारा नही होने का। पर हमारी कोशिश यह जरूर होगी 
कि हम सस्ते छुट जाय । हां, अगर जहादार शाह का बेटा अपनी सेना 
के साथ यहा आ धमका तो दोनो ओर से लटमार होकर ही रहेगी 
ओर हमें यह शहर छोड देना होगा। पठने में रहना हमारे लिए निरा- 
पद नहीं हो सकता ।” 


२६ अप्रै को पटने के कर्मचारियों ने कौसिल को लिखा कि, 
“१९ ता०9 को राय क्ृपानाथ ने कहलाया कि फर्खसियर की इच्छा 
इस नगर के सभी धनी लोगो से मोटी रकम ऐठने की हैँ। इनकी एक 
सूची तैयार हो चुकी है। सब से पहला नाम ईस्ट इडिया कपनी का हैं, 
दूसरा है डच कपनी का, फिर और सराफों और साहकारो के नाम 
आते है। कृपानाथ की सलाह है कि हम अपनी रक्षा के लिए जो 
मुनासिब समझे करे --हम लोगो ने आपस में सलाह-मशविरा किया 
और अपने वकील की भी सलाह ली। यह ते हुआ कि हम अपनी 
फर्याद नवाब हुसेन अली खा के कानों तक पहुंच।वे और उनसे कह दें 
कि अगर उप्तको सुनवाई नहीं हुई तो हम यह शहर छोड देगे। 


इसके बाद वकील जाकर नवाब से मिला और कंपनी की अर्ज॑- 
दाश्त दाखिल की | नवाब ने आश्वासन दिया कि कपनी मेरा भरोसा 
रखे, जब में दरबार मे जाऊगा तब सब बाते ठीक करा दूगा। वकील 
ड्ड 


मानिकचन्द 


मेहता हृदयराम से मिला और कपनी की ओर से नवाब तथा 
अन्य पदाधिकारियों के लिए सब मिलाकर २५०० रुपये नजर 
पेश किये। हृदयराम ने कहा कि जो काम कराना हैं उसको 
देखते हुए रकम तो बहुत छोटी है, पर मुभसे जो कुछ बन सकेगा' 
कपनी की ओर से जरूर करूगा, यह आप विश्वास रखिए। अन्त में 
नवाब की सिफारिश का नतीजा यह हुआ कि फर्रुखसियर ने कर्म- 
चारियो को आदेश दे दिया कि कोई कपनी के साथ नाजायज तौर से 
पेश न आवे और उसे डरा-धमका या सता कर उससे कूछ भी वसूल 
न॑ करे। इस बीच मुशिदकुली खां के होश की दवा करने 
के लिए कई उपाय सोचे जा चुके थे। पटने मे रोज नई अफवाह 
उडती थी। कभी कहा जाता कि खुद हुसेन अली खा मुशिदाबाद भेजे 
जायगे, कभी यह कि उनकी जगह मिर्जा मुहम्मद रजा ओर मिर्जा 
जाफर। चाहे जो भेजे गये हो , किसी से कुछ न बन पडा | फरुखसियर 
की एक सेना जब हार खा चुकी तो दूसरी 'मुशिदक्‌ली खां का खजाना 
या उसका सर' ले आने के लिए भेजी गईं और कौसिल को एक फरमान 
और हस्बुलहुक्म द्वारा यह आदेश भेजा गया कि मुशिदक्‌ली खां अगर 
भाग कर कलकत्ते पहुचे तो तुम उसे सारी संपत्ति के साथ गिरफ्तार 
कर लेता । कौसिल ने यह सोच कर कि ऐसे हुक्म के जवाब में कुछ 
भी लिखना खतरनाक है, बात थोडे समय के लिए टाल दी। मुशिदक्‌ली 
खा के विरुद्ध जो दूसरे सरदार भेजे गये उन्हें मुशिदाबाद पहुचने से 
पहले ही हतोत्साह होकर पटने छौट जाना पड़ा । 
कुछ दिन बाद कौसिल ने सोच-विचार कर पटने के कर्मचारियों 
को यह लिखना निश्चित किया कि, “जो कुछ माल खरीदा जा चुका 
हैं उसे तो नावों के जरिए यहां भेज दो और जितने रुपये की जरूरत 


| 


“जगत्सेठ 
'हो हुडियां करके बाजार से लो। ऐसे समय मे और माल खरीदने की 
जरूरत नही। जो फरमान और हस्बुलहक्म आये हे उनका जवाब 
'फारसी में देना होगा। सभव है, वह रास्ते मे दीवान के हाथ लग 
जाय और हमारे मालिको के लिए इसका नतीजा बहुत ही बुरा हो । 
इसलिए पटने वालो को यही लिख दिया जाय कि तुम उनकी पहुच 
स्वीकार कर कंपनी की ओर से यह उत्तर दें दो कि “भ्रीमान्‌ की आज्ञा 
शिरोधाये है। अगर श्रीमान्‌ का कोई भी शत्रु इधर होकर भागने को 
चेष्ठा करेगा तो हम उसे आप के आज्ञानुसार यथाशक्ति रोक बिना 
न रहेंगे | 

जुलाई १७१२ में कौसिल को समाचार मिला कि पटने में डच 
'फेक्टरी के प्रधान मि० जेकब वान हने की मृत्यु हो जाने पर फरंखसियर 
ले उसकी सारी संपत्ति यह कह कर जब्त करा ली थी कि वह रावारिस 
था और लावारिसी माल कानून के मुताबिक बादशाह का हैँ। पटने 
वालों ने कौसिल को लिखा कि “डच के साय जो अन्याय हुआ है उससे 
हमें आशका हो रही हैँ कि कही हमारी भी एक दिन यही दशा न हो । 
'पर नवाब की हम लोगो पर दयादृष्टि रहती आई है ओर बादशाह 
पर नवाब को बातो का प्रभाव भी पडता हे-अंधकार मे आशा की 
एक किरण दिखाई देती है तो यही | हम लोगो का यही प्रयत्न रहता 
हु कि सभी पदाधिकारियों को खुश रखें। मीठी बाते अधिक से 
अधिक करना और रुपया-पेसा कम से कम देना यही हमारी 
नीति हैे।” सितम्बर में कोसिल को खबर मिली किः-- 

“फरुंखसियर को सैनिकों का वेतन चुकाने के लिए २८ लाख 
रुपये की जरूरत थी। सेनिक अबीर होने लगे थे । इसलिए उसने 
अपन पास से एक लाख अशर्फियां दी और चार लाख की चादी, 
डद्‌ 


मानिकचन्द 
जिसके सिक्‍के ढाले गये। साथ ही उसने नवाब (हुसैन अली खा) से 
कहा कि मेरा इरादा अब धनिको को लटने का है, उसमें से चौथाई 
भाग आप का होगा। नवाब को यह ब्रा लगा और उसने अपनी सेना 
के साथ इलाहाबाद जाने की इजाजत मागी, पर उसे अभी तक कोई 
उत्तर नही मिला है। उधर पटने के अधिकांश धनिक नगर का परित्याग 
कर अन्यत्र चले गये हे ।” 

, कंपनी के भी कर्मचारी पटने से गंगा के उत्तर लाल्गंज सिधिया 
चले गये थे। पर हुसेन अली खा अपनी बात का पक्‍का था। उसने 
कंपनी की किसी प्रकार की हानि न होने दी। हाजीपुर , सरेसा और 
बिसारा परगनों के आमिल शुक्रूल्ला खां के नाम एक हस्बुलहुक्म भेज 
कर उसने उसे आदेश दिया कि कपनी के कर्मचारियों को समभा-ब॒भा 
कर पटने लोटा लाओ। पटने मे उस समय रुपये की बड़ी ठान थी। 
पसिधिया से कर्म चा रियो ने कौसिल को लिखा कि कई कारणो से इस 
समय कलकत्ते माल भें जना युक्ति-सगत नही जान पडता । पर साथ 
ही उन्होंने यह सूचित किया कि नवाब पटने में लोगों के जान-माल 
को हिफाजत को ओर पूरा ध्यान दे रहा है और हम लोगों की फैक्टरी 
पर भी उप्तने अपनी ओर से पहरा बैठा दिया है। कंपनी क्ृतज्ञता- 
ज्ञापन-स्वरूप ६,५०० रुपये उसकी और उसके अधिकारियों की 
नजर कर चुकी थी। 


फरुंखंतियर ने कई बार पटने को निचोडने को कोशिश की, पर 
हुसेन अछी खा की दया से नागरिक बचते गये । अन्त में उसे मजबूर 
होकर स्वय इस काम में हाथ डालना पड़ा। जितने सेठ-साहकार, 
जमींदार या अन्य सपत्तिशाली व्यक्ति थे सब को अपनी अपनी क्षमता 
के अनुसार, चन्दा देना ही पड़ा । डच कंपनी से दो छाख वसूल किये 


४७ 


जगत्‌सेठ 
गये। ईस्ट इंडिया कयनी से भी उतना ही मागा गया, पर हुसेन अली 
खां की मेहरबानी से उत्ते २२,००० रुपये से अधिक न देना पड़ा। 

बंगाल का खजाना हर साल बरस्तात में दिल्‍ली भेजा जाता। 
इस साल जब वह इलाहाबाद पहुचा। तब हुसैन अली खा के लिखने पर 
उसके भाई ने उसे स्वायत्त कर लिया। सारी रकम एक करोड़ के करीब 
थी। अब्दुल्ला खां उस समय तगदस्त था और अपने सेनिको का वेतन 
चुकाने में असमर्थ था। अनायास इतनी बडी रकम हाथ लग जाने से 
उसका अर्थ-सकट दूर हो गया। इसका कुछ हिस्सा फर्रखसियर को 
भी सैनिक यय के लिए मिला"। कुछ ही समय बाद वह हुसैन अली 
खां के साथ इलाहाबाद पहुच गया और गगा-यमुना के सगम की 
तरह दोनों सेयद-बन्धुओ की सेनाओ का सगम हो जाने से फरंंखसियर 
के पक्ष में आशातीत' बल भा गया। 

छोटी-मोटी लड़ाइयों के बाद आगरे के पास दोनों दलों के बीच 
महायुद्ध हुआ। इसमें जहांदार शाह को पीठ दिखानी पडी और मूछ- 
दाढी मुडा कर हिन्दू के वेष में लालकवर के साथ दिल्‍ली भागना 
पडा । वहां किले मे न जाकर वह सीधे जुल्फिकार खा के घर गया। 
वह भी मेंदान छोड कर वहीं आ पहुंचा। इसकी तो इच्छा थी कि 
जहांदार शाह को काबुल, मुल्तान या दक्खिन की ओर ले जायं और 
वहां फौज इकठ्ठी कर फिर फरुंखसियर से लडे। पर बढ़े बाप ने यह 
होने न दिया और क्ृतज्ञता के बजाय ऐसी कृृतघ्नता दिखाई कि 


७८८ए""ल्‍"/श//#/॥श"श""////"श/शशस्‍शश//॥/श॥शशशननणशणनणशशआशषाााणणणनाभाभााभभभाााााआााआआभााा॥आाभ»आ भा अभसइइअ  लललम नल आल नल अमदील लीक कद नबी कक कल दकलदक कई 


* फिर भो, इतिहासकारों ने लिखा है कि “फंरुखसियर के लश्कर के 
साथ चलने वालो में बगाल और पटने के कुछ महाजन थे जिनसे वह सवाई 
पर कर्ज लेता जा रहा था। सूद-सहित मूल चुका देने के अछावा, वह उन 


महाजनो को सम्मान-प्रदान करने के लिए भी प्रतिज्ञाबद्ध था?---अविन । 
४८ 


साविकचन्द' 


जहादार शाह को वही गिरफ्तार करा लिया । पर इसका परिणाम 
बह न हुआ जो असद खा चाहता था । 

जब बाप-बेटा फर्रवसियर से मिलने गये तो इनाम-इकराम देना 
तो दर किनार, फरुखसियर ने असद खा को बिदा कर जुल्फिकार खा 
की वही हत्या करा डाली । इसके बाद जहादार शाह की भी यही 
दुर्देशा हुईं। छालक॒बर उस समय उसके साथ ही थी। बाद को वह उस 
स्थान पर पहुचाई और नजरबन्द कर दी गईं जो बेवाखाना या सहाग- 
पुरा कहा जाता था। दूसरे दित फरुंखसियरने राजधानी मे प्रवेश किया । 
जुलस मे एक हाथी की पीठ पर जहादार शाह की लाश लदी हुईं थी। 
उसी हाथी की पूछ से जुल्फिकार खा की राश बधी लटक रही थी। 
हाथी पर एक जल्लाद भी सवार था। वह हाथ में लम्बा बास लिये था 
और उस बास के सिरे से छटकता हुआ जहादार शाह का सिर कुछ 
दर्शको को रुला और कुछ को हसा रहा था । जुल्फिकार खा के बढ़े 
बाप असद खा पर भी फरुंखसियर रहम करने वाला नथा। 
उसे भी सपरिवार इस जुलस में हायी के पीछे पीछे चलना पडा। 
उसकी सारी सपत्ति जब्त कर ली गई और उसे अपना घर तक 
छोड़ना पडा । 


फिर ओरों की बारी आई । फरुंखसियर के राजसिहासन पर 
बेठने के कुछ ही दिनो के भीतर कई सरदार तो फासी चढा दिये गये। 
किसी की जीभ काट ली गई तो किसी की आख निकाल ली गई । 
दिल्‍ली में ऐसा आतक फैला कि जो कोई दरबार जाता उसे जिन्दा घर 
लौटने की आशा त्याग देनी पडती। आग में तपा कर छाल की हुईं 
लोहे की सलाइयों से जो लोग नेत्रविहीन कर दिये गये, उनमें एक 
आजम शाह का बेटा था, एक जहादार शाह का और एक था फरुंख- 


डह 
ज्ज्0 हे 


अगतूसे5 

सियर का सगा छोटा भाई । पर इन कुक्षृत्यो में सेयद-बन्धुओं का 
हाथ न था, यद्यपि अब्दुल्ला खा को वजीर का पद मिल चुका था 
और हुसेनअली खा को मीर बख्शी का। इनके लिए प्रधानत जिम्मेबार 
था एक तूरानी सरदार जिसका नाम मीर जुमला था ओर जो ढाके 
मे काजी के पद पर रह चुका था। बगाल में ही फरुखसियर पर इसका 
वशीकरण-मत्र चल चुका था और यद्यपि दिल्‍ली मे यह खवासो के 
दारोगा के ही पद पर था तथापि सम्राट्‌ पर इसका ऐसा प्रभाव था 
कि उससे जो चाहता करा सकता था । 


उधर म्‌शिदाबाद में बहादुर शाह के मरने की खबर पहुंचते 
ही, मुशिदकुली खा ने अजीमुश्शान को सम्राट घोषित कर दिया 
था फिर जब उसे यह ख़बर मिली कि अजीम्श्शान की भी दुर्घटना 
से मृत्यु हो चुकी थी. और उसके भाई आपस में तख्त के लिए लड़ 
रहें थे वो वह असमंजस में पड गया। परिस्थिति डावांडोल थी 
और यह कहना कठिन था कि इनमें जीत किसकी होगी । इसलिए 
उसने अजीमुर्शान के मरने की खबर ही दबा दी और मुनादी 
करा दी कि जो कोई और किसी प्रकार का समाचार फेलावेगा वह 
कठोर दड का भागी होगा | पर व्यापारी-समाज को यथार्थ घठना 
से अवगत होते देर न लछगी। ईस्ट इंडिया कपनी से भी असलियत 
छिपी नहीं रह सकी । कौसिल को अप्रैल (१७१२) के आरभ में 
पटने से समाचार मिला कि १७ मार्च को आजीमृइ्शान मारा 
जा चुका था। ७ अप्रैल के कपनी के लेखे में लिखा है'-- 

“(ली अप्रेछ को कासिमबाजार से भेजा हुआ मि० हेजेस का 
पत्र प्वो अप्रेल की शाम को मिला। वह लिखता है कि उधर तरह तरह 


3 अब कक + शनि 








कप्राचीन पचागन्पद्धति के अनसार ६ माचें 
ण्‌ 9 


प्रानिकचन्द 
को अफवाह उड रही हू, पर क्या सच है, क्या झूठ, यह कहना कठिन 
हैं । अजीमुक्शान के जीवित होने का लोगो को' विश्वास दिलाने के लिए 
दीवान ने मानिकचन्द और फतहचन्द को खिलअते दी हे । एक को हाथी 
ओर दूसरे को घोडे के साथ सरोपा मिला है । २७ मार्च को हेजेस दीवान 
से मिलने गया था। रात में ८ से १० बजे तक दोनो की बाते होती रहीं । 
दीवान ने लाहोरीमल को बुलबा।या और कहा कि सम्राट्‌ अजीमुश्शान 
ने अपने नाम से ढलते वाले सिक्‍को के लिए जो इबारत भेजी है उसे 
पढ कर सुना दो | जब हेजेस चलने लगा तब नवाब ने कहा कि 'किसी 
बात की फिक्र मत करना, किसी तरह की गडबड़ी होने वाली नही।' 
हेजेस नवाब को नजर करने के लिए पाच अशर्फियां और नौ रुपये लेता 
गया था, पर नवाब को कुछ भी लेता मजूर न हुआ। हेजेस ने यह जानना 
चाहा कि दिल्‍ली से इधर कोई खबर नवाब को मिली थी या नही, पर 
उसने इस विषय में कुछ भी नही कहा । इसका कारण स्पष्ट है। उसकी 
ओर से भूठ का प्रचार करने के लिए मानिकचन्द का मुह काफी है। 
यञ्यपि दूसरे व्यापारी यह कहते नही, पर उनके पास तो लाहौर से 
पक्का समाचार आ गया हुँ कि अजीमुश्शान ओर उसका बेटा करीम 
दोनों मारे जा चुके । 
आखिर सत्य पर परदा कब तक डाला जा सकता था? मुशिदक्‌ली 
खा को एक दिन यह घोषित करना ही पडा कि दिल्‍ली के तख्त पर 
जहादार शाह बेठ चुके थे। पर बहू पूरा साल भर भी उस पर न बेठ 
सका। ११ फरवरी १७१३ को उसकी हत्या हुईं। उस समय उसकी 
अवस्था ५३ वर्ष से कुछ ऊपर थी। 
मानिकचन्द और अजीमुश्शान का परिचय पुराना था। अजी- 
मदहशान १६९७ में बगाल का नाजिम वना कर ढाके भेजा गया था। 


प्‌ 


' अगतसेठ 
मानिकचन्द वहां कब गये या अपनी कोठी उन्होंने वहां कब खोली, 
इसका पूरा पता नहीं चलता, पर अनुमान किया जाता है कि दोनों 
घटनाएं आसपास की हैं। फिर जैसा कि हम देख चुके हैं, नियति के 
वशीभुत होकर, मानिकचन्द को ढाका छोड़ कर मुशिदाबाद जाना' 
पड़ा और अजीमुइ्शान को पटने या अजीमाबाद। पर जान पड़ता हैं 
कि जदाई होने पर भी मानिकचन्द का अजीमुश्शान से सम्बन्ध अच्छा 
ही बना रहा। बहादुर गाह के शासन-काल में, अजीमश्शान को सहायता 
से उन्होंने दिल्‍ली में भी अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली और बंगाल- 
पम्बन्धी मामलों में वहां उनकी सम्मति को खास वजन मिलने रऊगा। 
इसके बाद जब फरुखसियर ने बगावत का भंडा उठाया और अपने 
को सम्त्राट्‌ घोषित कर, धन-संग्रह करने लगा तब मानिकचन्द से उसे' 
क्या मिला यह कहना तो कठिन है पर इतिहास में कुछ ऐसे इशारे जरूर 
मिलते हे जिनसे जान पड़ता है कि मानिकचन्द ने उसकी विशेष सहायता 
की। “रियाज में लिखा ह॑ कि, “जब फरुंखसियर पटने से कूच कर 
बनारस* पहुंचा तब उसने वहां भी नगरसेठ और दूसरे महाजनों से 
एक करोड़ रुपये लिये | आगे चलकर “रियाज'” का लेखक लिखता 
हैं, “नवाब जफर खां (मुशिदकुली खां) के सिफारिश करने पर 


कक 8७५०ननन--+-क+ातकक3क-> ७५ के 


+ ३० अक्टूबर १७१२को फरुंखसियर का पड़ाव मुगलसराय से कुछ 
आगे मिर्जापुर के आसपास था । उसने बतारस के महाजनों से चंदा वसल 
रता चाहा | उनके सौभाग्य से राय कृपानाथ भी लशकर के साथ थे । इन्हें 
हम पटने में व्यापारियों को रक्षा करते देख चुके हें। फिर वैसा ही प्रसंग 
पड़ने पर इन्होंने बनारस के व्यापारियों की भी रक्षा की और एक छाख 
परं ही सौदा ते करा दिया। मानिकचन्द से जो कुछ मिला वह इसके 
अलावा रहा होगा। 


जणर 


मानिकचन्द 


फरुंखसियर ने नगरसेठ के चचा और मुनीम फतहचन्द को जगतृसतेठ 
की उपाधि दी।” इसमें सत्य और असत्य का मिश्रण हैं। नगरसेठ से 
अभिप्राय मानिकचन्द से है, यह तो निश्चित है। यह भी निश्चित है 
कि पटने या बनारस मे--सभवत' दोनो जगह--फरुंखसियर को 
मानिकचन्द की कोटियो से आर्थिक सहायता प्राप्त हुईं, यद्यपि यह 
सहायता प्रकट रूप से नही दी गई ।' रियाज'' ने फतहचन्द को मानिकर्चंद 
का चचा बताया है ओर उन्हें फरंखसियर से जगत्सेठ की उपाधि 
मिलने को बात लिखी है। यह उसकी भूल हे। हम आगे देखेगे कि वह 
मानिकचन्द के चचा नही, भाजा थे और उन्हें यह उपाधि बरसों बाद 
मुहम्मद शाह से मिलने वाली थी। हा, थोडी उम्र से ही बह कामकाज में 
अपने मामा का हाथ बटाने लगे थे, इसलिए प्राय मानिकचन्द के 
'मुनीम' समझे जाते थे । फरंखसियर से फतहचन्द को जगतूसेठ की 
उपाधि नही मिली, पर मानिकचन्द को 'सेठ की उपाधि और पेर 
में सोना पहनने का अधिकार जरूर मिला। यह फरुंखसियर के 
तख्तनशीन होने के दो बरस बाद की बात हैं। मानिकचन्द को जिस 
फरमान द्वारा 'सेठ की उपाधि मिली थी वह इस समय भी मौजूद" 
है । फरंखसिय र ने उनकी स्त्री के लिए कोई बहुमूल्य आभूषण भेज 
कर भी उनके परिवार को सम्मानित किया। 


मुशिदकूली खा की बात और थी। वह अजीमइशान से तो लड़- 
भगड चुका था ही, फरुंंखसियर का भी साथ देने से उसने साफ इन्कार 
कर दिया था। फिर भी उसे किसी प्रकार का दड नही मिला। कहना 
चाहिए कि फरुघसियर ने सम्राद हो जाने पर आश्चयेजनक क्षमाशीलत 


दिखाई और उसके समय में मुशिदकुली खा को जफर खा नासिरी का 


स्नान खणण धू अाफि भाभी //पप++भपभपभपाआआआ।ा आफ का 5 





* मि> लिए के कथनानुसार । 
परे 


जगतसेठ 
खिताब ही नहीं मिला, बल्कि वह वाय॑ब वाजिस से उड़ोया बास्त का 
तनाजिम बना दिया गया। 

अचंभे की इस बात के तीन कारण जान पड़ते हे--- 

. (१) अब्वल तो दिल्‍्ली-दरबार की ऐसी हालत न रह गई थी कि 
वहां ऐसे प्रश्नों की ओर कोई ध्यान भी दे सकता। केन्द्र की कमजोरी 
बढ़ रही थी और इससे प्रान्तों का अनुशासन दिनोंदिन ढीला होता 
जा रहा था। 


(२) मुशिदक्‌ली खां बराबर दिल्‍ली की दलबन्दियों और भगड़ों 
से दूर रहता थां। जो कोई सम्राट हो उसकी आज्ञाओं का पालन करना 
और खचे के बाद जो रकम बचे उसे नियमित रूप से दिल्ली पहुंचा 
देना, थोड़े में यही उसका सिद्धान्त था। 

(३) मानिकचन्द और उनके बाद फतहचन्द जैसे धनाड्य और 
प्रभावशाली सेठ उसके शभचिन्तक और पृष्ठपोषक थे---इसने भी 
आपत्काल में बराबर उसकी रक्षा ही की। 


विक्रम संवत्‌ १७७१ (सन्‌ १७१४) में माघ शुक्ल १० को 
मानिकचन्द का शरीरान्त हुआ। उनके दो स्त्रियां थीं,पर किसी से भी 
पुत्र न होने के कारण उन्होंने अपने भांजे फतहचन्द को गोद ले 
रखा था। यही उनके उत्तराधिकारी और प्रथम जगत्सेठ हुए। मानिक- 
चन्द की पहली स्त्री, पति के मरने के बाद २७ बरस तक जीवित रहीं। 
बड़ी परोपकारिणी थीं ओर उतका अधिकांश समय नेम-धरम में ही 
व्यतीत होता था। 

महिमापुर के पास, मानिकबाग में, स्तंभ के रूप में मानिकचन्द 
का एक स्मारक निर्मित हुआ था। बरसों बाद वह उस उद्यान के साथ, 
पड 


सानिकजल्द 


भांगीरथी का मुखग्रास बन गया। पर वह जब तक कायम था, पास 
से गुजरने वालों को एक ऐसे कमंवीर की याद दिलाया करता था जो 
अपने समय के व्यापारी-समाज में सचमुच सेठ अथात्‌ श्रेष्ठ था और 
जिसने यह श्रेष्ठता उयल-पुथलू के समय में भी अपने गुणों के विकास से 
प्रषप्त की थी। मरते समय उसे इतना सतोष जरूर था कि नाव की 
पत॒वार अब जिस नाविक के हाथ जा रही थी वह अनुभवहीव न था 
अथात्‌ वह समुद्र को शान्त तथा क्षुब्ध दोनों अवस्थाओ में देख चुका 
था, हवा के रुख के अनुसार पाल तानना या समेटना थोड़ा-बहुत 
सीख चका था । 


ष्प्‌ 


टिप्पणी 


(१ ) पृष्ठ २५--बगाल को मुसलमान शासक जन्नत अर्थात्‌ स्वर्ग कहा 
करवे थे। इसका क।रण था वहा की भमि का उ्वर और जस्प-श्यामल होना । 
औरगजेब वगारू को स्वर्ग नहीं, नरक कहा करता था, यत्रपि बहू इतता स्वीकार 
करता था कि यह नरक खाद्य-पदार्थों से भरपूर है। 

अकबर के समय में बगाल १९ सरकारो या जिलो मे विभकत था। उसके 
बाद इसकी सीमा का क्रमण विस्तार होता गया, आसाम, क्चविहार, त्रिपुरा 
आदि बंगाल के ही अग बन गये । इसके फलस्वरूप सरकारो की सख्या बडी, 
और उसके साथ राजस्व तथा अन्य मदो से होने वाली आय भी । 


(२ ) पृष्ठ २६--कहा जाता है कि अकबर के जासन-काल मे मखसस खा 
तामक किसी व्यापारों ने यहा एक सराय बतवाई और उसी के नाम पर 
यह स्थान मखसूसावाद कहाने छलगा। मखसूसावाद या मखसूदाबाद या 
मकसदाबाद ही पीछ मुशिदाबाद के नाम से विशेष प्रसिद्ध हुआ। 


व्यापारिक दृष्टि से इकका मे €। बंगाल मे रेशम के व्यवसाय का प्रधान 
केद्ध होने मे था। सतरहवी शताब्दों में हो विदेशी व्यापारी वहा पहुँच चके 
थे ओर उसके आसपास अपनी फेक्टरिया या कारखाने खोल चुके थे। 
उस समय विशेष ख्याति कासिमबाजार की थोी। अगरेज कासिमवाजार में 
रहते थे, डच कालकापुर में, फरामीसी और अमंनी सैदाबाद या फरासडागा में । 
आसपास के और स्थानों के नाम ब्रह्मपूर, अजीमगज, बडनगर, भगवान- 
गोला, गिरिया, जगीपुर, काडी, किरीठकोना या किरोटेश्वरो, संदापुर, रागामाटों 
आदि थे--जिनसे वगाल का इधर प्राय ढाई सौ बरसो का इतिहास सम्बद्ध है। 

आज भो मुशिदाबाद भागोरथी के तट पर स्थित है । भागीरथो गगा के 
प्राचीन स्रोत का नाम है। अब गगा वहा से कई मोल परव होकर वहती है और 
बगाल में प्राय पद्मा कही जातो है। इचर प्राय सवा सो बरसो में भागोरथी 
का मार्ग भी बदल चका हे । इसका एक नतीजा यह हआ है कि इसके किनारे 
के कुछ स्थानों को जलवायु स्वास्थ्य की दृष्टि से अहितकर हो गई है और 


प्र 


मानिकचन्द 


साथ ही उनका गौरव मिट्टी में मिल चुका है । कासिमबाजार का उदाहरण 
देने लायक है । जब १८१३ के रूगभग भागोरथी अपने पुराने मार्ग से प्राय 
तीन मोल पश्चिम हट कर बहने लगी तब जहां पहले नदी थी वहा खाल' हो 
जाने से कासिमबाजार में ऐसी महामारी फैली कि हजारों छोग काल-कवलित 
हो गये और सारा स्थान श्मशान-सा बन गया। 


नवावों का मुशिदाबाद भागीरथी के दोनो ओर था और पलासी के युद्ध 
के समय भी खास शहर का रकबा प्राय पच्चीस वर्ग मील बताया गया था। क्लाइव 
ने लिखा था--“विस्तार मे, जनसख्या में और ऐब्वर्य में मृशिदाबाद लदन की 
वराबरी का हे--अन्तर है तो इतना ही कि मुशिदाबाद के कुछ व्यक्तियों के 
पास इतनी धन-सम्पत्ति हूँ कि उनकी बराबरी करने वाले रूदन में नहीं मिल 
सकते । अगर मुशिदाबाद के लोग अगरेजो की खूनखराबोी पर आमादा हो 
जाते तो इंट-पत्थरों से ओर छडो-लाटियों से हो उनकी हस्ती मिटा सकते थे।” 

यह सब होते हुए भो, मुशिदाबाद न तो सुरक्षित ही कहा जा सकता था, 
नसुन्दर ही। किले को तो बात ही वया, वहा शहरपनाह भी न थी | कुछ बरसों 
तक तो इससे कोई हानि नही हुई, पर मराठों की चढाइयों के समय नगर की 
रक्षा का प्रश्त बडा विकट हो गया। शहर भो किसो किते पर बसाया हुआ नहीं 
था। मुशिदक्लो खा को तडक-भडक पसन्द न थी। बडो और खूबसूरत इमारतों 
के बनवाने को ओर कुछ ध्यान गया तो शुजाउदहरोला का । अलोवर्दी खा का 
भ्राय. सारा समय वगाल, बिहार ओर उडोसा में लडते ही बोता । उसके बाद 
ऐसी क्रान्ति हुई कि मुशिदाबाद नाम-मात्र को राजवानी रह गया। १७९० में 
तो यह बचा-खुचा गौरव भी उससे छिन गया। 

(३) पृष्ठ २८--औरगजेब को अपने जोवन के शेष भाग मे, रुपये को बड़ों 
तंगी रहने लगी थी। प्राय बोस बरस तक निरतर जारी रहने वाली दक्षिण 
को लडाई या लडाइयों के कारण अर्थाभाव बराबर बना ही रहता था। से निको 
का वेतन तोन तोन साल तक न चुकना साधारण-सो बात थी। इस समराग्ति 
भे उसने उप्त धन के भी काफो बडे अश को आहति दे दी, जो अकबर के समय 
से आगरे और दिल्‍ली के किलो के तहखानों में, गाढे समय में काम आते के लिए, 


५१७ 


जगतसेठ 


अमा होता आया था। फिर भो पूरा न पडा। सैनिक इतने असतुष्ट रहने रंग 
कि उन पर पूरा अनुशासन या निपत्रण रखना असभव-प्राय हो गया । छावनों 
मे उपद्रव मर्च हो रहते | कभी कोई सैनिक किसी बख्शों की इज्जत उतार छेता 
तौँ कभी कोई किसी के दो टुकड़े कर देता । कभी बागी सिपाहियो के जत्थे 
के जत्थे , दक्षिण की ओर पीठ कर, अपने अपने घर चल देते । 


इलाके के इलाके वोरान और बरबाद हो चुके थे। पेड-पौधो की जगह कही 
कही दूर तक सिर्फ आदमियों और जानवरो की हड्डिया नजर आने लगी थी। 
अनुशासन दिन दिन शिथिल होता जा रहा था। अराजकता के बीज बोये जा रहे 
थे और जहा तहा अकरों का उगना भी प्रारभ हो गया था। ऐसी स्थिति में 
ओऔरगजेब का सहारा रह गया था तो बगाल, बिहार, उडीसा-जंसे इने-मिने 
प्रान्तो का, जो दविखन से फैले हुए सक्रामक रोगो से अभी तक अछूते थे और जो 
औरगजेब की भूखी सेना के लिए बराबर थोडा-बहुत आहार जुटाते जाते 
थे। बादशाही लश्कर में मुशिदकलो खा द्वारा भेजे गये खजाने की राह लोग 
बडी उत्सुकता से देखा करते थे। 


(४) पृष्ठ २९--- टकसाल किस जगह पर थी, यह निश्चित रूपसे नहीं 
कहा जा सकता | कुछ छोगो का खझुयाल हैं कि यह पहले नदी के परचम 
तट पर इच्छागज के आमने-सामने थी, फिर वहा से हटाकर उस स्थान पर 
लाई गई जहां इस समय (१९०५) निजामत इमामवाडा का एक अश हैं। इसके 
पास ही टकसाल-घाट है । जगतसेठ की समाधि कहाने वाली इमारत भी 
यहा से थोड़ी दूर पर दयाबाग के पास थी । नदी के कटाव से अब 
इसका लोप हो गया है । सिक्‍कों की ढलाई से जगतृसेठों का जो घनिष्ठ 
सम्बन्ध था उससे इस अनुमान की पुष्टि होती हैं कि टकसाल इस घाट और 
उस इमारत के आसपास ही थी | ” (श्री पूर्णचन्द्र मजुमदार ) 


टकसाल म॑ ढलने वाले सिक्कों में रुपया मुख्य था। यह श्ायद 


शेरशाह का चलाया हुआ था ओर अकबर के समय में इसको आकार- 
प्रकार में काफी सुधार हुआ। टकसाल-प्म्बन्धी व्यवस्था ओर तत्कालीन सिक्‍को 


५ ८ 


मानिकचन्द 
का आईने अकबरी” म काफी विःतृत वर्णन है, जिससे कुछ बाते नोचे दी 
जाती है -- 
सोने के सिक्‍के प्राय २६ प्रकार के थे जिनमें मुख्य थे, मोहर, आफताबी, 
इलाही और जलालो। मोहरो में ११ माशा सोना होता था और उसकी कीमत 
होतो ९ रुपया। चादों के कुछ लिक्‍कों के नाम थे--जलाला (१ रपया), 
दरब ( ॥] ), चरन ( |) ), अष्ट ( #]) ) दस ( -)॥ ) और 
कला ( -“) )। जलाला अर्थात्‌ रुपया साढ़े ११ भाशे चदी का 
होता। ताबे के सिक्‍को में मुह्य था दाम, जिसे पहले पैसा या बहलोलो कहा 
करते थे । दाम का आधा अधेला था, चोयाई पावछा और आठवा भाग दमडी | 
हिसाब-किताब में दाम हो इकाई का काम करता था और ४० दाम एक रुपये 
के बराबर माने जाते थे | इत सब सिवको मे मुख्य तीन ही थे--सोने की 
मोहर, चादों का रुपया, ओर ताबे का दाम। 


अकबर के समय में एक्र तोला और दो सुख या रत्ती चादी का मुल्य एक 
रुपया बैठता था। अर्थात्‌ ९५० रुपये को ९६९ तोले, ९ माशे और ५ सर्ख 
चांदी खरीदी जा सकती थी । अगर कोई इतनी चादी टकसाल में ले जाकर 
इसके सिक्के कराता तो उसे बदले में १००६ रुपये मिलते और कुछ चादी 
वापिस मिलती जिसकी कोमत २७॥ दाम होती । 


खबे इस प्रकार बैठता--- 


रुपये. दाम ज।तल 
चांदी को कोमत ९५० ० ० 
कारोगरो को मजदूरों २२२ १२ 
कोयला, पानी ०. १० १५ 
ढलवाई ५० १३ ० 
१००३ ६ २ 


५& 


जंगतृसेठ 


गरज यह कि सराफ को आय में से व्यय निकाल देते के वाद साढ़े तीत 
रुपय को बचत होतो । 


“आईने अकबरा” में जलाजा' के अलावा एक और झवयये का जिक्र है 
जिसे अक्बरशाहो' कहते थे । यह जलाला से कोमत में १ दाम कम होता था। 
अगर इसका वजन दी सुख्ध या रत्तो कम होता तो इसके ३८ ही दाम भिलते। 
अगर वजन उससे भो कम होता तो पक्का चादो माता जाता ओर उसो के 
मोल बिकता । शिराज-निव्रासो अजुह्दोठा जब अकबर का अर्थन्‍मन्त्रो हुआ 
सब उसने यह नियम चहाया कि मोहर का वजन ३ चावरकू और रुपये का 
वजन ६ चावल तक कम होते पर भो उतका वजन पूराहो माता जाय--उन पर 
किसी प्रकार का बट॒टा न कटे । पर अकबर को यह अनुचित प्रतोत हुआ, इसलिए 
फिर यहो विप्रभ हो चठ, कि जिकके में ठोक जितना साता या चादो हो उसका 
मूल्य उसो के अनुप्तार माना जाय। 


(५) पृष्ठ २९--जगत्सेठो का घर भागोरथी को पश्चिम तट पर महिमा- 
पुर नामक स्थान में था। मुशिदाबाद गजेटियर मे लिखा है (१९१४)-- 


इसी मकान मे, पलासी के युद्ध के तीन दिन बाद, वाट्स और वात्श मोर 
जाफर और राजा दुलेभराम से मिले थे और लेन-देन के बारे में बातचोत को 
थो। यही फिर २९ जून १७५७ को क्लाइव, वाट्स, स्क्राफूटन, मोरन और दुलेभ- 
राम एकत्र हुए थे ओर क्लाइव ने यह कहकर कि जो इकरारनामा हुआ था, उसते 
अमौचन्द का कोई सरोकार न था, उनकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया था- 
उन्हे विश्षिप्त-सा बना दिया था। मकान का अधिकाश भागी रथी अपने पेट में डाल 
चुकी है। बचा-लुचा अश खडहर हो रहा है । जैन मन्दिर को भी यही दणा हुई हैं, 
उसके कुछ खभे और कुछ मेहराबे अब भो मौजूद है जिनको बनावट देखते 
ही बनतो हैं। १८०१ में हरखचन्द ने एक हिन्दू मन्दिर बनवाया था। इसका 
कुछ अश तो १८९७ के भूकप से नष्ठ हो गया था फिर भो अधिकाण 
वर्तमान है। इसमें चोनो मिट॒टी के पट छगे हुए है। जहा पहले टकमाल 
थी-नया दूसरे मत्त के अनुसार जहा पहले जगत्‌सेठो को कोठो थी--बहा 


द्रू० 


मानिक चन्द 


थासपात से ढका हुआ भीटा और सगमरमर का एक होज, बस यही दो चीजें 
गह गईं हैं। थोडी ही दूर पर पीतकू का कलश वाला एक गोलाकार मदिर है 
जिस सतीचौरा कहते हैँ । वहा कभी कोई स्त्री सती हुई थी ।” 

भागीरथी के इसी तट पर मुरादवाग, हीरा झील और मस्रगज थे। 
मंसूरगज का महल सिराजुद्दोलछा का बनवाया हआ था। यही से वह पलासी के 
मदान म गया था और वहा हार होने पर फिर यही लौटा था। यही उसका 
बहु खजाना था जिसको लूट का इस पुस्तक में अन्यत्र उल्लेख है। 

(६) एष्ट २६९-- मि० मोरउन्ड लिखते हँ:--“यह निरचयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता कि राजस्व-विभाग ने खालसा गावों या परणवों 
का इजारा देने की प्रथा कब चलाई और जो भूमि-कर पहले 
सरकार-द्वारा वसूल होता था वह कब से इन इजारेदारो या ठेकेदारों को 
द्वारा वसूल होने लगा । जान पडता है कि इस प्रथा का प्रारभ कुछ प्रान्तो या 
प्रदेशों में, शाहजहा के राज्यकाल के अन्तिम दिनों मे हुआ और औरगजेब तथा 
उसके वशजो के समय में इसका प्रचार बढा। बगाल में खालसा-विभाग के हाथ 
मे जब जमीन ज्यादा हो चलो तब यह रिवाज बढा कि गाव के गाव या परगने 
कुछ लोगो को इस शर्ते पर दे दिये जाते कि छगान वसूठ करना न करना उनका 
काम होता--वें एक निश्चित रकम सरकार को साल-ब-साल देते जाते। 
साधारणत. यह रकम न घटाई जातो न बढाई जातो । और धोीरे धीरे यह 
स्थायी या दवामी समझी जाने लगी। इस प्रकार इन इजारेदारो की स्थिति वही 
हो चली जो रजवाडो या नरेशों की थी और दोनों जमीदार कहे जाने छूगे। 
पहले जमीदार उन नरेशो को ही कहते थे।” 

लाड्ड कार्नवालिस के दवामी या इस्तमरारी बन्दोबस्त ने कोई नई प्रथा 
नहीं चलाई जो प्रथा चलो आती थी --चाहे औरगजेब के समय से, चाहे शाहजहा 
के समय से, चाहे और प्राचोन काल से, चाहे इंस्ट इडिया कपनी का आधिपत्य 
हो जाने के बाद से--उसने उसी को बहाल रखा और गैर-कानूनी तौर से 
होने बाले उलट-फेर को मृजाइश मिटा दी । हा, जितने लोग जमीदारो की' 
श्रेणी मे आ गये, उनके अधिकार समान कर दिये गये और थे नरेशो के-से न 


६९ 


जगत्सेठ 


रहे। दरभगा, बेतिया, टेकारी, बर्दवान ये जमीदारिया कार्नवालिस से पहले, कुछ 
तो बहुत पहले से--वर्तमान थी । इनमें कुछ जमीदार बडे शूर-वीर और निरतर 
लडते-भिडते रहने वाले भी ये। “मुताखरोन” के लेखक ने टेकारी के ब्राह्मण 
जमीदार राजा सुन्दर सिंह का वर्णन ऐसे ही लडाके के रूप में किया है । 
अब इनके बशज भो जमीदार हो चले, पर इनके अधिकार उन जमीदारो के-्से 
न रहे जो अब नरेशो' की श्रेणी में आ गये । उदाहरण के लिए, मैसूर के राजः 
एक समय “जमीदार' हो कहे जाते थे । “मआसिरुल उमरा” के लेखक ने लिखा है- 
“ (बोजापुरी )कर्णाटक विस्तृत तथा उपजाऊ प्रान्त था। इसके आसपास बहुत 
सेजमीदारों को जमीन थो जो अपने अधिकार के अनुसार कर दिया करते थे। इन्ही 
में सेरिगापत्तन का जमीदार मैसूरिया था, जो चार करोड रुपये कर देता था।” 
यह भो नहीं कहा जा सकता कि कानंवालिस के समय में जमीदार वहीं मानते 
गये जिनको आय अपेक्षाकृत कम थो। बडी बड़ी आय वाले भी जमोदार 
बना दिये गये और नगण्य आय वाले भो नरेशो' या विशेष-अधिकार-सम्पन्न 
राजाओ को श्रेणो मे बने रहे । सच पूछा जाय तो अगरेज किसी सिद्धान्त के 
कायल न थे । उन्होने अपने प्रभुत्व के विस्तार और शासन की व्यवस्था के मार्य में 
कम से कम विरोध या रुकावट की दृष्टि से जहा जो उचित समझा, वही किया। 


शाहजहा के समय म॑ सारे साम्राज्य की आय प्राय २० करोड थी। 
औरणगजेब के समय में यह प्राय ३० करोड हो चली थी । आयन-वृद्धि का प्रधान 
कारण था राज्य का विस्तार, विशेषत. दाक्षिणात्य में । फिर औरगजेब के शासन- 
काल के पिछले दिनो में जजिया-कर से भी काफी आमदनी होने लगी थी। 


बिहार या बगाल में राजस्व-सम्बन्धी व्यवस्था का आधार प्राय वह 
बन्दोबस्त था जो राजा टोडरमल अकबर के समय में कर चुके थे। “मआसिरुल 
उमरा” के लेखक ने अठारहवी सदो के उत्तराद्ध में लिखा था, “राजा टोडरमल 
के बताये हुए तियम अब भो दफ्तरो में जारी है । हिन्दुस्तान के प्राचीन राजाओं 
और सुलतानो के समय में, उपज का छठा भाग जमोन के लगान के रूप में 
लिया जाता था। राजा टोडरमरू ने भूमि के कई विभाग पहाडी, पडती, ऊसर, 
बजर आदि किये। उपजाऊ और अन-उपजाऊ खेतो की नाप करके ( जिसे 


द्य 


सानिकचनद 


रकबा कहते है) तथा उनकी नाप बीघा, बिस्वा और छाठा से लेकर हर प्रकार के 
खेत पर प्रति बोधा नकद ओर कुछ पर अन्न-कर, जिसे बटाई कहते है, लगाया।' 
(श्री ब्रजरत्नदास-कृत हिन्दी -अनुवाद से )। 

राजा टोडरमल के किये हुये मालगजारी के बन्‍्दोबस्त के बारे में, 
मौलाना मुहम्मद हुसेन दरबारे अकबरी” मे लिखते हैँ -- 

“अब तक मालगुजारी और माल-विभाग का प्राय सारा प्रबन्ध अनिश्चित 
और अनियमित-सा था और मालछगुजारी कंवल कूत पर थी। प्रत्येक देहात 
की मालगुजारी प्राय वही थी, जो सैकडो वर्षों से बधी चलो आती थी। 
बहुत-सी बाते ऐसी भी थी जो कही लिखी तक न थी, दफ्तर के म्‌शियों की 
जबानो पर ही थी। राज्यो के उलट-फेर ने सुप्रबन्ध और सुव्यवस्था का समय 
ही न आने दिया था। माल-विभाग मे सब से बडा दोष यह था कि एक अमीर 
को एक प्रदेश दे दिया जाता था। दफ्तरवाले उसे दस हजार की आय का 
बतलाते थे, और वह वास्तव मे पन्द्रह हजार की आय का होता था। इतने पर 
भी वह प्रदेश जिसे दिया जाता था, वह रोता था कि यह तो पाच हजार की 
आय का भी नही है । विचार यह हुआ कि सब प्रदेशों की पैमाइश या नाप हो 
जाय और उसकी वास्तविक आय निश्चित कर दो जाय। पहले ज़मीन की 
नाप के लिए जरीब की रस्सी हुआ करती थी जो भीगने पर छोटी और सूखने 
पर बडी हो जाया करतो थी, इसलिए बास म लोहे के छल्ले पहना कर जरीबे 
तैयार की गई । प्रजा के छाभ के विचार से ५० गज के स्थान में ६० गज को 
नाप स्थिर हुई। सारा देश, रेतोले मेदान, पहाडी प्रदेश, उजाड, जंगल, शहर, 
नदिया, नहरे, झीोले, तालाब, कूए आदि-आदि सभो नाप डाले गये । जमीनो के 
भेद-प्रभेद आदि भी लिख लिये गये । कोई बात बाकी न छूटो । ज़रा-जरा-सो' 
बात लिख ली गई । बस यही समझ लो कि आजकल बन्दोबस्त क कागजो में 
जो जो विवरण देखने में आते हें, उनका आरम्भ अकबर के ही समय में हुआ 
था, और उनकी सब बातें तब से अब तक प्राय" ज्यों की त्यो चली आती हे। 
उनमें कुछ सुधार भी अवश्य हुए है, पर बहुत अधिक नहीं । और ऐसा सदा से 
' होता आया है । 


६्रे 


जगत सेठ 

“वैमाइश' के उपरान्त उतनी उतनी जमीन एक एक विश्वसनीय आदमी को 
दे दी गई जितनी ज़मीन की आय एक करोड तिंगा (एक प्रकार का छोटा 
सिक्का) होती थी, और उसका नाम करोडो रख दिया गया। उस पर और 
भी काम करनेवाले आदमी नियुक्त हुए । इकरारतामा लिखा लिया गया कि 
तीन वर्ष के अदर गैर-आबाद जमीन को भो आबाद कर दूंगा और रुपये खजाने 
म पहुँचा दूंगा, आदि आदि। इसी प्रकार की और भी अनेक बाते उस इकरारनामे 
में सम्मिलित की गई । 


“प्र अकबर जिस प्रकार चाहता था, उस प्रकार यह काम न चला, क्योकि 
लोग इसमे अपनी हानि समझते थे । माफोदार समझते थे कि हमारे पास जमीन 
अधिक है और इसकी आय भो अधिक है । पंमाइश हो जाने पर जितनी जमीन 
अधिक होगी, वह हमसे ले ली जायगी। जागोरदार अर्थात्‌ अमीर भी यही 
सोचते थे । ईश्वर ने मनुष्य को प्रकृति ही ऐसी बनाई है कि वह किसी के 
अधिकार में नहीं रहना चाहता। इसलिए जमीदार भो कुछ प्रसन्न और कुछ 
अप्रसन्न हुए । जब तक सब लोग प्रसन्न होकर ओर एकमत से कोई काम न 
करे तब तक वह काम चल हो नहीं सकता। और फिर जब वे अपनी हानि 
समझ कर उस काम में बाधक हों, तव तो उस काम का चलना और भी कठिन हो 
जाता है । दुख का विषय यह है कि करोडियो ने आबादी बढाने पर उतना 
अधिक ध्यान नहीं दिया, जितना अपनी आय बढाने पर दिया। उनके अत्या- 
चारों से खेतिहर चौपठ हो गये । उनके घर उजड गये और बाल-बच्चे तक बिक 
गये, अन्त में वे लोग भाग गये। ये दुष्ट और पापी करोडी कहा तक बच सकते 
थे | इन्होंने तीन वर्ष तक जो कुछ खाया था, वह तो खाया ही था। पर फिर 
जो कुछ खाया, वहू सब टोडरमल के शिकजे मे आकर उगलना पडा । तात्पय 
यह कि इतनी उत्तम और लाभदायक व्यवस्था भो इस गडबडी के कारण 
अत में हानिकारक ही सिद्ध हुई और जो उद्देश्य था, वह पूरा न हुआ। धन्यवाद 
मिलने के बदले उलटे जगह जगह शिकायतें होने लगी और घर घर इसी का 
रोना मच गया। करोडियो की निदा होने छगी और नियमो की हसी उडाई जाते 
लगी।” ( श्री रामचन्द्र वर्मा-झत हिन्दी-अनुवाद से ) 


६४ 


भा निक्च॑न्द 


मुशिदक्‌छी खा ने अपने शासन-काल में बगाल की जमीन की फिर: से 
नाप कराई और टोडरमल के किये हुए बन्दोबस्त मे कूछ हेरफेर किया। |; 


(७) पृष्ठ ३४--भारतवर्ष अपना जो माल दूसरे देशों को भेजता या बेचता' 
था उसके बदले खास कर सोना या चादी' लेता था। यूरोप से यहा सोने की 
अपेक्षा चादी अधिक आती, कारण कि यहा चादी का मूल्य यूरोप से अधिक था । 
जहा एक औस सोना देने पर यहा प्राय ९ औस ही चादी मिल सकती, वहा 
यूरोप मे उसके बदले १० से १३ ओस तक चादी मिल जाती । हम टकसाल 
के प्रकरण मे अभी देख चुके हे कि रुपये मे ११॥ माशा चादी होती 
और मोहर मे ११ माशा सोना। फिर भी अकबर के समय मे १ मोहर 
के ९ रुपये ही होते । अर्थात्‌ ११ माशझा सोना १०३॥ माशा चादी ॥ 
अर्थात्‌ १ माशा सोना+६९ माशा से कुछ ऊपर चादी। 


अबुल फजल ने सोने के बारे मे लिखा है -- 


“यो तो हिन्दुस्तान में सोने की आमद बाहर से भी होती है, पर यह इस 
देश क उत्तर के पहाडो और तिब्बत में भी पाया जाता है। सलौनी क्रिया से 
यह गगा, सिधु और दूसरी नदियों की रेत से भी प्राप्त किया जा सकता है, 
पर इस काम में जो मेहनत-मजदूरी लगती है उसको देखते हुए यह नफे का 
नही कहा जा सकता।” 


१४९३ में अमेरिका का पता चलने पर, यूरोप मे सोना और चादी दोनों 
बहुत बडे परिमाण में आने लगे । पहले तो वहा की आदि-निवासी इंडियन 
जाति की लट-खसोट से ये धातुए प्राप्त की जाती; फिर वहा पहुचने वाले 
स्पेन-निवासी, बोलोभिया, पेरू, मेक्सिको आदि मे खानो से इन्हे प्राप्त करने 
लगे । नतीजा यह हुआ कि यूरोप मे मुद्रा के काम आने वाली धातुओं का 
परिमाण सदियों तक बढता ही गया और इससे वहा दामो भें तेजी आती गई, 
वहा की आर्थिक उन्नति दिन दूनी रात चौगूनी होती गई। 


सन्‌ १४९३ से लेकर १८०० तक अर्थात्‌ ३०० सालों मे, संसार में कितना 


६५ 
ज० ५ 


।जगत्सेठ 
सोना हुआ पैदा और कितनी चादी, और दोनो का पारस्परिक अनुपात क्या 
था यह नीचे की तालिका मे दिया गया है -- 


खालिस सोना खालिस चादी 
करोड औस करोड ओस अनुपात 
।१४९३-१६०० २३े ७४ ७ रेरे 
'१६०१-१७०० ३४९ १२७२ दी ४ 
१७०१-१८०० ६-१ १८३ ३ ३० 
जोड़ ११३ ३८५२ 


(१४९३ से १८०० तक का अनुपात ३४) 


बराबर बराबर वजन के सोना-चादी के मूल्यो का जो अनुपात इससे पहले 
१--११ था वह चादी के उत्पादन में वृद्धि के कारण १--१५ हो चला। 
प्राय दो सौ साल तक दोनो का पारस्परिक अनुपात यही बना रहा। 


कपनी जो चादी इस देश मे छा कर बेचती उसका कुछ अश सिक्‍को के 
रूप में होता। ये सिक्‍के प्राय. ऐसे डालर होते जो स्पेन-निवासियो-द्वारा 
मेक्सिको तथा दक्षिण अमेरिका में ढाले जाते। अमेरिका की चादी अगरेज 
व्यापारी इगलैण्ड ले जाते और वहा से उसे ढाके की मलमल या मुशिदाबाद के 
रेशम या बिहार के शोरे की कीमत चुकाने के लिए कलकत्ते पहुचातें | फिर 
जगत्सेठ की कोठी मे मोल-चाल शुरू होती । इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 
क्षेत्र पुराने से नये ससार तक फैल चुका था। 


फतह चन्द्‌ 
; सुग्रीतों देवशचन्द्रगुप्तः समाज्ञापयति एप श्रेष्ठी चन्दनदासः पृथिष्य 
स्बंनगरश्रेष्ठिपदमारोप्यताम्‌ । 


बहुत प्रसन्न होकर महाराज चन्द्रगुप्त आज्ञा देते है कि सेठ चन्दनदास 
को ससारमात्र के नगरसेठ का पद प्रदान किया जाय। 


--मुद्राराक्षस 
( १) 

फतहचन्द के पूर्वज पहले अहमदाबाद में रहते थे। उनमें से पद- 
मसी १६२७ में खभात जा बसा । उसके दो पुत्र थे-श्रीपति और अमर- 
दत्त, और शायद दोनो ही जौहरी थे। शाहजहा बादशाह की कभी 
अमरदत्त पर कृपा हुईं और वह उसे अपने साथ आगरे ले गया। वहा 
उसको जवाहरात की मुकीमी का ओहदा मिला । फिर यह मुकीमी उसके 
बेटो को मिली, जिनके नाम थे राय उदयचन्द और कंसरीसिह | 
मानिकचन्द की बहन धनबाई का ब्याह इन्ही राय उदयचन्द से हुआ 
था। इनके चार पुत्र हुए--मित्रसेन, सभाचन्द, फतहचन्द और 
रायसिह। तीसरे पुत्र फतहचन्द सन्‌ १७०० में अपने मामा की गोद 
गये। उस समय वह पटने ही में थे। इसके बाद वह प्राय बराबर 
मानिकचन्द के ही साथ रहने और काम-काज में उनका हाथ 
बटाने लगे। 

अपने राज्य-काल के पांचवे वर्ष मे फरंखसियर ने एक फरमान 
निकाल कर फतहचन्द को भी सेठ की उपाधि से सम्मानित किया। 

जैसा कि हम पिछले अध्याय मे देख चुके हे, मुशिदकुली खां पर 


६७ 


जगत्सेठ 
उसकी यह कृपा हुईं कि इसे जफर खा नासिरी का खिताब मिला और 
यह उडीसा का नाजिम कर दिया गया। 

कपनी को यह लाभ हुआ कि उसकी ओर से सरमन नामक 


अंगरेज कमेचारी की अध्यक्षता मे एक दूत-दल' के दिल्‍ली जाने 
पर, सम्राट से उसे १७१७ में मुहमागा वर मिल गया। अर्थात्‌ 

(१) यह निविवाद कर दिया गया कि कपती बगाल, बिहार 
और उडीसा इन तीनो प्रान्तो मे नि.शुल्क व्यापार कर सकेगी, उसे 
साल में ३,००० रु० पेशकश के अलावा और कुछ भी देना न पडेगा। 

(२) कपनी को यह अधिकार दिया गया कि वह कलकत्ते के 
आसपास और जो गाव चाहती थी उन्हे जमीदारों से खरीद ले। 

(३) यह हुक्म भी फरमाया गया कि अगर मद्रास की टकसाल 
में ढले हुए रुपये सूरत की टकसाल के रुपये-जेसे ही हो तो उन पर 
बद्ठा न काटा जाय। 

सरमन के कलकत्ते लोटने से पहुले ही, कंपनी के प्रतिनिधि 
मुशिदाबाद जाकर दीवान को दिल्ली से मिले हुए आज्ञापत्रो की नकल 
दिखा आये थे । पर उनसे वह तनिक भी प्रभावित नही हुआ था। बल्कि 
उसने स्पष्ट शब्दों मे यह कह दिया था कि कपनी चाहें जो फरमान या 
हस्बुलहुक्म ले आवे, में न तो उसे किसी और गांव का जमीदार बनते 
दूगा, न उसे टकसाल में घुसने दूगा। जो जमीदार पैसे के लिए अपना 
स्वत्व बेच देने को तैयार थे उन्हे दीवान के भ्र -भग के कारण वैसा करने 
का साहस न हुआ । टकसाल का दरवाजा भी बद ही रहा । २७ अगस्त 
१७२१ को कासिमबाजार वाले कलकत्ते लिखते हे --- 


“हमारी कोशिश तो जारी है, मगर वह दरवाजा खुलता नही 
दीखता । इधर हमने कुछ दरबारियो से सिफारिश करानी चाही तो 


६८ 


फतहंचन्द॑ 


उन्होंने यही जवाब दिया कि जब तक फतहचन्द पर नवाब की ऐसी 
मेहरबानी बनी हुई है, हम कपनी को किसी प्रकार का आश्वासन नही 
दें सकते । बात यह है कि फतहचन्द को टकसाल का इजारा-सा मिल 
गया है, फलत और कोई सराफ या महाजन॑, वहा ढलाईं कराने के 
लिए, एक रुपये की भी चादी की खरीद या बिक्री नही कर सकता 

९ नवबर १७२१ के कपनी के लेखे में दर्ज है--- 

“दो पेटी चादी कुछ समय से कासिमबाजार में पड़ी हुई थी। 
वहा वालों को अब मजबूर हो कर उसे बेच देना पडा है, २४० “सिक्‍के' 
भर चांदी के लिए २०७।) ('सिक्‍को ) के भाव से। फतहचन्द को 
छोड कर और कोई टकसाल से फायदा नही उठा सकता, इसलिए चादी 
को और कोई सराफ छूने के लिए भी तेयार नही । उधर फतहचन्द से 
जरा भी ऊचा दाम मिलना असभव हैं। खबर मिली हे कि हमारे पुराने 
('सिक्‍्को') का वजन मुहम्मद शाह के राज्य-काल के तीसरे वर्ष के 
बिलक्‌ल नये ( सिक्‍कों ) से किया गया, जिसके कारण हमे और भी 
कसर खानी पडी।* 

कुछ ही दिन बाद फिर चादी की चर्चा की जाती है --- 

“दस पेटी 'डकाट्न' सिक्के कासिमबाजार भेजे गए थे। वहा वाले 
लिखते हे कि उनके दाम के बारे में उन्हे फिर फतहचन्द से काफी हुज्जत 
करनी पड़ी। जहां वे फी डकाटू्न २।)६ पा० के हिसाब से बेचना 
चाहते थे, वहां फतहचन्द को २।) ३ पा० से अधिक देना मजूर न 
था। अन्त में हमारे क्ंचारियों ने मजबूर हो कर २।)४॥ पा० के 
हिसाब से ओने-पौने कर लिया। दूसरे व्यापारी इस समय चादी के 
खरीदार नही | कोई खरीद भी ले तो उसे फिर फतहचन्द के ही हाथ 
बह चादी बेच देनी पड़ेगी और यह सौदा उसके लिए महगा पड़े बिना 
न रहेगा। 

६९ 


जगतसेठ 


ऊपर मुहम्मद शाह के सम्राद होने का उल्लेख हे । उसके तख्त 
प्र बैठने से पहले फरुंखसियर मारा जा चुका था तथा दो और सम्राटों 
की अकाल-मृत्यु हो चुकी थी। उथल-पुथल का कारण यह हुआ कि 
फरुंखसियर दिल्‍लीश्वर होते ही सेयद-बन्धुओ के नियत्रण या अनु- 
शासन से मृवत होने का उपाय दूढने लगा। जाहिरा तौर पर सेयद- 
बन्धुओ के प्रति सदभाव रखते हुए भी वह दिल से उनका दुश्मन हो 
गया और यह बात उनसे छिपी तन रह सकी । राजा और दोनो मत्रियो 
के बीच हो जाने वाली अनबन ने बढतें-बढते एक दिन ऐसा रूप धारण 
किया कि उस आग में पहले तो स्वय फरुंखसियर भस्मीभूत हो गया, 
फिर एक एक कर दोनो सेयद-बन्धु भी जल मरे । इनके मरने से पहले 
मुहम्मद शाह तख्त पर बेठ चुका था--पर ऐसे तख्त पर जो घुनता जा 
रहा था, जिसकी क्षीणता अदर ही अदर बढती जा रही थी। 


फरुंखसियर और उन दोनो भाइयो के सम्बन्ध को कुछ से कुछ 
कर देने में थोडे से दरबारियों का बडा हाथ था। इनमे मुख्य थे मीर 
जुमला, * खानदौरा, निजामुल्मुल्क, अमीन खा--जो दरबार के 
तूरानी दल के अधिनायक और सैयद-बन्धुओ के घोर शत्रु थे। उस समय 
दिल्‍ली में दलबन्दी जोरों पर थी। तूरानी, ईरानी, हिन्दुस्तानी और 
अफगान (पठान ) यही उन दिनो के प्रधान दल थे। तूरानी मध्य एशिया 
के उस भू-भाग से आकर यहा बस जाने वाले थे जो मुगलो का जन्मस्थान 
माना जाता था। ईरानी सख्या मे कम होते हुए भी, अपनी शिक्षा और 
सस्क्ृति के कारण यहां के शासन-दक्षेत्र मे विशेष स्थान रखते थे । थे लोग 
प्रायः शीया-सम्प्रदाय के होते और तूरानी सुन्नी-सम्प्रदाय के। 


* मीर जुमला के सम्बन्ध में पहले ही कुछ कहा जा चुका है। बाकी का 
परिचय फतहचन्द-सम्बन्धी प्रकरण के अन्त (टिप्पणी न० २) में मिलेगा। 


फतहचन्क 
हिन्दुस्तानी दल में हिन्दुओं के अलावा ऐसे मुसलमान भी होते थे 
जिनका सम्बन्ध न तूरान से था, न ईरान से---और न अफंगानिस्तान! 
से। अर्थात्‌ ये लोग प्राय इसी देश के निवाप्ती थे जो या तो स्वय यए 
जिनके पूर्व॑ज मुसलमान बन चुके थे। हिन्दुस्तानी दल के हिन्दुओं में 
राजयूत सरदारों की प्रधानता थी। उनके बाद नबर आते थे खत्री, 
अग्रवाल, कायस्य कर्मचारियों के | अफगानो का अपना दल अलूग' 
था। इस देश मे इनकी खासी बडी सख्या थी और ये लोग अरसे से 
जहा-तहा बसे हुए थे। पर धन का लोभ इनकी ऐसी बड़ी कमजोरी 
थी कि गाढे समय मे इनका पूरा विश्वास नही किया जा सकता था। 
मुसलमानों के ओर भी छोटे-मोटे दल थे। पर उनकी एक विशेषता 
यह थी कि हिन्दुओ के विरोध के प्रसग में वे अपने पारस्परिक भेद- 


भाव को भल जाते थे और प्राय एक होकर उनका सामना करते थे । 
संयद-बन्धुओ के पूर्व॑ज अरब से यहा आये हुए थे। उनके गाव का 


नाम बरहा या बारहा था जिसकी भौगोलिक स्थिति मेरठ और 
सहारनपुर के प्राय बीचोबीच थी। बहुत दिनो से यहा रहने और यहा 
के लोगो में हिलमिल जाने के कारण ये भी हिन्दुस्तानी मुसलमान 
माने जाने लगे थे। इनका सम्प्रदाय शीया था ओर सन्नी त्रानियों की 
तरह ये तअस्सुबी न थे। वजीर अब्दुल्ला खा का अयना दीवान 
रतनचद नामक एक अग्रवाल था जिसे राजा की पदवी प्राप्त थी और 
जो दिल्‍ली के काफी प्रभावशाली व्यक्तियों में था। 





बारहा के सैयद नामी थे और बडे श्र-बीर तथा आत्माभिमानी होते 

थे। साथ ही वे अपनी फिजूलछखर्ची के लिए बदनाम थे। प्राय वे मदब॒द्धि 

भी होते । अठारहवी सदी मे बारहा का अहमक' यह एक कहावत हो चली 

थी। यह भी कहा जाता था कि बारहा के सभी गधे बहादुर हे” और “सभी 
बहादुर गधे हे ।----अविन। 

७१ 


जग्रत्सेठ 


दिल्‍ली में होने वाली उयल-पुथल ने सलतनत को ओर भी 
कमजोर बना दिया। जहा तहा अशान्ति की आग भडक उठी, सिक्तख, 
जाट, मराठा, राजपूत आदि जातिया उस आग को चारों ओर 
फैलाने लगीं। अनुशासन नाममात्र को रह गया, अराजकता ने और भी 
जोर पकड लिया। दिल्‍ली में भी अव्यवस्था इतनी बढ चली थी कि न 
तो कोई अपनी जान को सुरक्षित समझता था, न अपने माल को। 


सभव न था कि देश की राजनीतिक स्थिति इतनी खराब होते 
हुए भी उसकी आ्थिक स्थिति सन्‍्तोषजनक रह सके। यह स्थित्ति 
औरंगजेब के समय से ही बिगडती आ रही थी। अशान्ति और अव्य- 
वस्था का दौरदौरा होने पर पैदावार बढने के बजाय घटने लगती हैं 
लोगो में रुपये-पैसे या जिनस को दबा कर बंठ रहने की प्रवृत्ति बढ 
जाती है, वाणिज्य-व्यवसाय को पक्षाघात-सा हो जाता है । बहादुर शाह 
के मरने पर दिल्‍ली के तख्त की जो हालत हुईं उसने कोढ में खाज पेदा 
कर दी | जहादार शाह के आदेश से दिल्‍्ली-निव।सियो को दीवाली साल 
में तीन बार मनानी पडी थी, हालाकि तेल का अभाव ऐसा था कि वह 
रुपये सेर बिकने लगा था। गेहूँ का भाव प्राय. ५) मत हो चला था, 
यद्यपि दरबार या महल मे इसकी किसी को फिक्र न थी और लालक्‌वर 
को एक रोज यह बात मालम हुई भी तो उसने यही कहा कि “नाज 
बेहद सस्ता हो रहा है। मेरी चले तो में भाव ४०) मन करा दू।” 
फरुंखसियर के शासन-काल मे लोगो का कष्ट और भी बढा। उसके . 
नाम से ढलने वाले सिक्‍को पर जहा यह इबारत होती कि 


सिक्का जद, अज फज्लेहक बर सीमोजर--- 
पादशाहे बहोवर---फरुंखसियर ! 
७२ 


फतहचन्द 


(अर्थात्‌ जल और स्थल के अधीश्वर फरुंखसियर ने इश्वर की 
कृपा से सोना-चांदी के सिवर्के ढलवायें ) 


वहां लोग इन पंक्तियों को यह रूप देकर उसकी फबती उडाते कि 


सिक्का जद बर गदुमों मोटो मटर 
पादशाहे दानाकश---फरुंखसियर ' 
(अर्थात्‌ दाना दाना खीच लेने वाले फरुंखसियर बादशाह ने 
गेहूँ, मोट और मटर के तिक्‍के ढलवाये) 


मुहम्मद शाह के राज्य-काल में दिल्‍ली की दुरवस्था का वंर्णन 
करते हुए अंगरेज इतिहासकार अविन फारसी ग्रथो के आधार पर 
लिखता है कि --- 


“निजामुल्मुल्क ने कई बिगडी बातो का सुधार करना चाहा। 
उनमें एक तो यह थी कि पेशकश देने के नाम से, बादशाह की मुट्ठी 
गरम कर, अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति भी ऊचे से ऊचा पद पा जाता। 
दूसरी यह थी कि शाहजादें, शाहजादिया और सरदार, जागीरो के 
रूप में बड़े बडे इलाक लिये बठे थे जिसके फलस्वरूप सरकारी आय 
दिन दिन घटती जा रही थी और खजाने में इतना रुपया भी न होता 
कि समय पर किसी का वेतन चुक सके । किसी ने महीनो से कुछ नही 
पाया था तो किसी ने बरसों से | सम्राट की सेवा मे जिनके बारू सफेद 
हो चले थे या जो प्रोत्साहन के सर्वथा योग्य थे उन्हें तो भोजन के भी 
लाले पड रहे थे, पर जो अयोग्य या निकम्मे थे वे गलछरे उडा रहे थे। 
पुराने सरदारों को अपने अपने घर से गलला मगा कर और उसका 
कुछ अश बेच कर, दिल्‍ली मे जीवन-निर्वाह करना पड़ता था। सभी 
चीजे महंगी हो रही थीं। गेहूँ रुपये को सात सेर से अधिक न मिल 

७३ 





जगतसेठ 


सकता था। जब वजीर दरबार से लौटते तब लोग उन्हें घेर कर 
खडे हो जाते । कोई गला फाड फाड कर कहता कि, “में महावत खा 
के खानदान में हे” तो कोई चिल्ला उठता कि “में अली मरदान खां 
का पोता हूँ।” चारो ओर से यह आवाज आने लगती कि 'फरियाद', 
'फरियाद' और यह गोहार मच जाती कि “दामों को गिराइए--- 
भूखों मरते से बचाइए। 


ऊपर कहा जा चुका है कि फतहचन्द को 'जगत्‌ - सेठ की उपाधि 
से सम्मानित करने दाला सम्राट मुहम्मद शाह था। यह सम्मान उन्हें 
इसलिए प्रदाव किया गया कि उन्होने दुष्काल में दिल्‍ली के नागरिकों 
को भूखों मरने और सम्राट को करूकित होने से बचाया था। इससे 
पहले फतहचन्द की कोठी की एक शाखा दिल्‍ली में स्थापित हो चुकी 
थी। कहा जाता है कि अन्न जुटाने और उसका समचित वितरण कराने 
का काम उनकी अपनी देख-रेख में हआ। जो लोग अर्थाभाव के कारण 
गल्‍ले का दाम चुकाने में असमर्य थे उन्हे उनकी कोठी से उधार भी 
मिला। दिल्‍ली का सकट टल गया और उसके आ्थिक जीवन का स्रोत 
फिर साधारण गति से बहने लगा । इसी पर प्रसन्न हो कर महम्मद शाह 
ते उन्हें 'जगत्‌-सेठ' और उनके पुत्र आनन्दचन्द को 'से5' की उपाधि से 
सम्मानित किया। इनाम के तौर पर खिलअत, गोशवारा और एक 
हायी भी मिले। इस प्रकार पुरस्कृत *तया सम्मानित हो कर फतह- 


४ इस सम्बन्ध मे मुहम्मद शाह ने जो फरमान निकाछा था वह अपने 
राज्य-काछ के चौथे वर्ष मे । उसमे इस बात का उल्लेख नहीं कि फतहचन्द 
ने कौत-सी ऐसी खैरख्वाही की थी। जिस सकट से उन्होने राजा और प्रजा को 
उबारा था वह अन्न-सकट था या मुद्रा-सकट ? १७१९ मे अन्न के अभाव के 
कारण दिल्ली-निवासियों को बहुत कष्ट उठाना पडा था, यह निद्चत है। पर 
७४ 





फतहचन्द 


चन्द मुशिदाबाद लौट गये और प्राय १७२३ से उनकी कोठी का 
नाम 'फतहचन्द आनन्दचन्द' से बदल कर “जगतृ-सेठ फतहचन्द 
सेठ आनन्दचन्द ' हो चला। 

मुशिदकुली खा को औरगजेव ने बगाल का दीवकान नियुक्त किया 
था। फिर वह बंगाल और उडीसा का नायब नाजिम भी कर दिया 
गया | फरुंखसियर के सम्राट होने पर बह उडीसा का नाजिम हो चरा | 
बगाल की निजामत फरुंखसियर ने अपने बेटे फरखन्दा बख्ण* को दे 
दी, और उस बच्चे की अकाल-मृत्यु हो जाने पर, तूरानी सरदार मीर 
जुमछा को। पर नायब नाजिम, मुशिदक्ली खा ही रहा। सेयद- 
बन्धओं की उस पर कुछ कडी नजर रहती थी और वह उन्हे अपनी 
विशेष उन्नति के मार्ग में वाधक समभता था | इसलिए उनके पतन ओर 


अगर उस समस्या का हल निक,लने के लिए फतहचन्द पुरस्कृत हुए तो 
फरमान निकलने में इतनी देर क्यो हुई ? १७२१-२२ में उत्तर भारत को एक 
दूसरे प्रकार के सकट से गुजरना पडा था। इसका उल्लेख आगे किया गया है। 
सभव है, इस अवसर पर सरकार की विशेष सहायता करने के लिए फतहचन्द 
ने जगत्सेठ की पदवी पाई। जगत्-सेठ-परिवार मे जो किवदती चली आई 
है उसमे फतहचन्द के सम्मान का सम्बन्ध किसी दुभिक्ष से दिल्‍ली की प्रजा को 
उबारने के साथ जोडा गया है। बहुत सभव है कि दोनों अवसरो पर 
राजा-प्रजा के काम आने के लिए फतह॒चन्द इस प्रकार सम्मानित 
किये गये हो। 


* जहा नाजिम कोई राजकमार या मीर जुमला-जैसा सरदार होता, 
वहा वह उस पद के साथ मिलने वाली जागीर का हकदार समझा जाता । 
प्रवन्धादि मुशिदकूली खा-जैसे शासक के हाथ में होते हुए भी, उसे घर बैठे एक 
मोटी रकम साल-ब-साल मिलती रहती। किसी समय बगाल-बिहार का ऐसा 
ही नाजिम अजीम्र्शान रह चुका था। 


७५ 


जगतसे5 


विनाश के समाचार से उसे प्रसन्नता होना स्वाभाविक ही था। २१ 
नवंबर १७२० *को कपनी के कासिमबाजार वाले कर्मचारी कौसिल को 
सचित करते है कि नवाब ने दिल्‍ली की घटनाओ का समाचार पाकर 
“नौबत बजवाई है । जब दूसरे साल खजाना भेजने का समय आया तब 
नवाब ने उसके साथ अपनी ओर से नजराना भेजना भी मुनासिब 
समभझा। इसके लिए व्यापारियो से चन्दा तलब किया गय। और चन्दा 
उगाहने का काम फतहचन्द, दरबनारायण और कल्याणमल को सौपा 
गया। इन लोगो ने डच और अगरेजी कपतनियो के वकीलो को बुलवा कर 
कहा कि आप अपने अपने मालिकों को इस काम में नवाब का हाथ 
बटाने को लिखिए। डच कपनी से ६०,०००) मागा गय।। अगरेजी 
कपनी के वकील से इतना ही कहा गया कि अगर आप की ओर से 
अच्छी रकम न मिली तो आप लोग बगाल में व्यापार करने न पायेंगे । 
दोनों वकीलों के घरो पर सिपाही बैठा दिये गये। 


अंगरेजों को कूछ भी देना मजूर न था। उधर कासिमबाजार में 
उनका कन्तू नामक दलाल गिरफ्तार कर लिया गया। कौसिल ने अपने 
वकील को लिखा कि मुशिदाबाद जाकर बादशाह की दुहाई दो। 
पर इससे काम न बना। कासिमबाजार वालों ने नवाब की सेवा मे 
एक आवेदन-पत्र भेजा। नवाब ने फतहचन्द से कहा कि कन्तू के विरुद्ध 





* हुसैन अली खा ८ अक्टूबर १७२० को मारा जा चुका था । आगरे 
से प्राय” ७२ मील दूर, टोडाभीम के पास के पडाव पर वह हैदरबेग नमाक तुरानों 
के खजर का शिकार हुआ । उस समय वह अनिच्छुक मुहम्मद शाह को साथ लेकर 
निजामुल्मुल्क को दड देने दव्खिन जा रहा था । अब्दुल्ला खा ने बगावत 
कर दी, पर १३-१४ नवम्बर को दिल्‍ली से थोडी दूर पर होने वाली छडाई मे 
उसकी हार हुई और वह गिरफ्तार कर लिया गया। 

9६ 


फतहचन्द 
कई अभियोग है, आप सच-भूठ का पता लगाइए। इनमें एक अभियोग 
यह था कि कन्तू की स्त्री गले मे फासे डाल कर प्राण त्याग चुकी थी 
और इसके लिए बहुत कुछ कनन्‍्तू ही जिम्मेवार था। फतहचन्द ने कन्तृ 
से पूछ-ताछ की, और उसके निर्दोष जचने पर उन्होंने उसे यह 
आश्वासन दिया कि तुम्हारी रिहाई के लिए में कुछ भी उठा न रखूगा। 
उनकी सिफारिश का नतीजा यह हुआ कि कनन्‍्त्‌ छोड दिया गया और 
चलते समय उसे दरबार से सरोपा भी मिला। कपनी से चन्दा लेने की 
बात फिर न उठी । शायद फतहचन्द कीसिफारिश ने उसे भी दबा दिया । 
हकीकत मे, कपनी उस समय बडी तगदस्ती में थी । जगह-जगह से 
रुपये की मांग आ रही थी, पर कौसिल के हाथ खाली-से थे । व्यापारियों 
को दादनी देना तो दर-किनार, जो माल खरीदा जा चुका था उसका 
दाम चुकाने में भी कपनी असमर्थ थी। जान पडता है कि उत्तर भारत 
में रुपये की टान थी और इसके कारण ब्याज-बट् की दर ऊची हो रही 
थी। जहां मद्रास में कपती को ९) प्रतिशत ब्याज पर उधार मिल 
जाता वहा बगाल मे १२) देने पर भी मिलना मुश्किल था। कासिम- 
बाजार से अगस्त १७२१ में खबर आती है कि, “अप्रेल और जून में 
२८,५४५।) का माल (रेशम) खरीदा गया था, पर आज तक हम 
व्यापारियों को उसका दाम नही दे पाये हें। अब उन्होने हो-हल्ला 
मचाना शुरू कर दिया है। उनका कहना हे कि हमें दूसरों को १॥) 
से २) सकड़ा ब्याज देना पड रहा हैँ, कपनी से यह रकम भी हमे मिलनी 
चाहिए।” कुछ ही दिन बाद वहा वाले सूचित करते हे कि इस समय 
हमे यहां एक रुपया भी कर्ज नही मिल सकता। पटने से सितम्बर में 
खत आता है कि, “नवाब ने लोगों का खून इस तरह चसा हूँ कि यहा 
रुपये की बड़ी तंगी हो गई हूँ । उधर आगरे पर हुडी की दर ६॥।) 


9७ 


जगत्सेठ 


प्रतिशत हो चली हैं। सराफो को उस ओर रुपया लगाने में इतना 
'फायदा है कि कोई भी दूसरी ओर रुपया लगाने को तेयार नही। बडी 
मुश्किल से हम लोगो ने खडगसिह किशनचद को ४) सेकडा बट्टा काट 
कर कछ उवबार देने को राजी किया है और कौसिल के नाम हुडिया 
कर दी हैं। हम लोगो ने कुछ शोरा खरीदा था ओर कुछ छीट भी । 
दाम नकद च॒काना था, इसलिए यह रकम उधार लेनी पडी ।” 


पर कलकत्ते की कौसिल आप भी वेसे ही अर्थ-सकट में थी। जो 
माल पिछले साल खरीद हो चुका था उसके दाम की मद में २७६, 
८०९॥७)॥ चुकाना था। इधर १५१,५८१।) के जो नये सोदे हो च॒के 
थे उनकी बाबत दादनी भी देनी थी। विलायत से जहाज आने की 
प्रतीक्षा की जा रही थी और कोल-करार हो चके थे कि उसके आते ही 
हिसाब बेबाक कर दिया ज।येगा। पर जब जहाज के पहुचने में देर हुईं 
और व्यापारी अधीर हो गये तब उनके साथ कौंसिज ने यह समभोता 
किया कि अगर ४ अगस्त १७२१ तक जहाज न पहुचा, तो हम हुडिया 
कर देगे और उस दिलत से ब्याज देने लगेगे। अन्त में वेसा ही करना 
पडा। व्यापारी दादनी के रुपये पर भी ब्याज माग रहे थे, पर कौसिल 
ने कहा कि उसके लिए आप लोग कुछ दिन और टहरे। उसने पिछले 
हिसाब की मद में हुडिया कर टी। पावनेदारों में कुछ के नाम थे --- 
विशनदास सेठ, जगन्नाथ सेठ, किशोरी सेठ, किशनचरन खान, 
पु९्षोत्तम खान, रामभद्र चौधरी, गोविन्दराम खान, रामकिशन 
दत्त, चेनसुख दत्त, कालीचरण सेठ, कजबिहारी सेठ, परमानन्द 
बसाक, प्राण सेठ बसाक, राधावललभ सेठ, नेनसूख मेहरा (? ), 
गगारामदास, नन्दूप्रसाद, राधाकिशन, तेजराम, मल्लिकचन्द, 
बस्शीचन्द चोपरा (? ), रख्वाजा नजीर, बलराम बसाक, गंगाचरण 


4 


फतहचन्द 


बसाक, नित्यानन्द दत्त, रामनाथ दास, गोविन्द सेठ, रामेश्वर तेली, 
राजवल्लभ तेली, रामनारायण दत्त, क॒जबिह।रीदास, अमीचन्द 
आदि * । इतने व्यापारियों में सिफे एक मुसलमान था। इनमें सब 
से बडा पावनेदार विशनदास सेठ था, जिसका कपनी के जिम्में 
४७, १५८।॥॥ )॥। निकलता था। 

१७२२ में कयनी को अपनी सिफारिश कराने के लिए फतहचन्द 
का दरवाजा खटखटाना पडा । बात यह हुईं कि मुशिदावाद में अगरेजों 
का जो वकील था, उसी का भतीजा ढाके मे डचो का वकील था। 
इस पर ५०,००० ) गबन कर जाने का अभियोग चला। मारूम नही 
क्या कारण हुआ, पर चचा से जमानत तरूब की गई और उसके 
जमानत न देने पर, वह गिरफ्तार कर लिया गया। कौसिल ने फतहचद 
को कहलाया कि आप मेहरबानी कर नवाब को समभा दे और हमारे 
वकील की रिहाई करा दे, वर्ना हम मुनासिब कार्रवाई किये बिना न 
रहेंगे। फतहचन्द के बीच में पडने से, चचा की रिहाई हो गई और 
नवाब का हुक्म हुआ कि जमानत भतीजे से ही तलब की जाय। 

दूसरे साल कपतनी को फिर जगत्‌सेठ से सहायता मागनी पडी। 
मालदा में वहा के जमीदार ओर कपनी के बीच भमगड़ा हो गया 
था और ब[त यहा तक बढी थी कि जमीदार की जगह खुद नवाब ने 
के ली थी। कपनी अपनी कोठी उस जमीदार की जमीदारी की हृद 
से हटा चुकी थी, पर नवाब के हुक्म से राजमहल के फौजदार ने नये 
स्थान पर भी उसका कारबार चलना असभव कर दिया। कपनी ने 

जगत्‌सेठ की शरण ली, पर उन्होने पहले तो इस मामले मे उसकी 

* बिल्सन के ग्रथ के आधार पर। कुछ नामो के अगरेजी रूप अत्यन्त 
ही विक्ृत है । 


७९ 


जगत्‌ सेठ 

सिफारिश करने से इन्कार कर दिया, और पीछे कपनी के बहुत आग्रह 
करने पर नवाब का जी टटोला भी तो उन्हें उत्तर निराशाजनक ही 
मिला। अगरेज अपनी चाल चलने से बाज आने वाले न थे। मालदा में 
उन्होने फौजदार की गोली का जवाब गोली से दिया, कलकत्ते से 
गुजरने वाली तिजारती तावो को उन्होंने रोक रखा, साथ ही मृशिदा- 
बाद में जगतसेठ को यह कहलाते रहे कि व्यापारी के अछावा और कौन 
व्यापारी के काम आ सकता हैं? और रो-धो कर नवाब को दयांद 
कराने की चेष्टा करते रहें । इत सब का फल अच्छा ही हुआ । नवाब ने 
कूछ समय बाद फतहचन्द के द्वारा कहलाया कि ५०००) पेशकश 
मिलने पर वह अगरेजों की बात उनकी जबानी सुनने को तैयार होगा 
और २०,००० ) और मिलने पर वह उन्हें मालदा में फिर से खरीद- 
बिक्री करने देगा । जान पडता है कि १७२५ तक या तो कोई समभौता 
हो गया था या नवाब की क्रोधाग्नि शान्त हो गई । उस साल कपनी को 
फतहचन्द के द्वारा नवाब का यह आश्वासन मिला कि में सदा से अग- 
रेजों का दोस्त रहा हूँ और आगे भी बराबर रहने वाला हूँ। 


पर इस दोस्ती के होते हुए भी, १७२६ में मुशिदकली खां के 
क्रोध की आग फिर धधकने वाली थी, उसे बुझाने के लिए कपनी फिर 
फतहचन्द से अजे-मिन्नत करने वाली थी। इस बार नवाब के प्रकोप का 
कारण यह हुआ कि कपनी के कब्जे में कलकत्ता और उसके पास 
जो गाव थे, वे नवाब की जागीर के अन्तर्गत थे और इधर उसकी ओर 
से माल में जो इजाफा किया गया था उसे देने को कपनी तैयार न थी । 
इस पर नवाब ने उसके मुशिदाबाद-दरबार के वकील को गिरफ्तार 
करा लिया। वकील के बाद उन व्यापारियों की बारी आई जो कपनी 
से कारबार का सम्बन्ध रखते थे। इनमे से कूछ तो कासिमबाजार 


&9 


कुतह चन्द 
छोड कर भाग गये, कूछ जहां-तहां जा छिपे । कुछ गिरफ्तार कर लिये 
गये। कंपनी के दलाल कन्तू ने उसकी फैक्टरी में घुस कर शरण लछी। 
नवाब की जागीर के तहसीलदार का नाम अब्दुल रहीम था। नाम वेसा 
होते हुए भी वह करदाताओ के साथ बडी ही सख्ती से पेश आता--उन 
पर जरा भी रहम न करता था। मुशिदाबाद या कासिमबाजार 
मे जो परिस्थिति उत्पन्न हुईं थी उत्तकी जड़ में यही अब्दुल रहीम था । 

जगत्सेठ को कौसिल ने कई बार लिखा कि आप मेहरबानी कर 
इस मामले को निबटा दीजिए पर वह बीच में पडने से इन्कार करते 
गये। कोई सरकारी कार्रवाई होती तो नवाब से कुछ कहने में उन्हें 
उतना संकोच न होता जितना इस प्रसंग में हो रहा था। बात नवाब 
की खास जागीर से सम्बन्ध रवने वाली थी, उत्के सम्बन्ध मे कूछ न 
कहना ही बेहरत था। 

पर अंगरेज चुपचाप बैठे रहने वाले न थे। हुगली में अपने वकील 
से बादशाह की दुह्मई दिलव/कर , वाकयानवीस से उन्होंने ऐसी 
रपट लिखवाई कि अब्दुल रहीम के कारनामों की खबर दिल्‍्ली- 
दरबार तक पहुंच जाय। उनका जो वकील मुशिदाबाद में था वह 
हवालात में कोडो की मार खा रहा और भूखों मर रहा था। एक 
बार उसने कासिमबाजार फैक्टरी से १२५ ) यह लिख कर मांगा कि 
अगर आप यह रकम भेज देगे तो मेरे पेट और पी० को जो यंत्रणा पहुच 
रही है, उप्तसे दो-एक दिन के लिए उन्हें नजात मिल जायगी। अंगरेजों 
से सम्बन्ध रखने वाले व्यापारियों या उनके वकील के साथ जो दुव्यं वहा र 
मर्णिदाबाद में हो रहा था उसका बदला वे छूट-पाट या जोर-जबरदस्ती 
से हुगली और कलकते मे लेने लगे थे। देशी व्यापारियों को अपने माल 
के लूट जाने से गहरी क्षति पहुची और उसकी पूर्ति के लिए उन्होने 

<१ 
ज० ६ 


जगत्‌ 5 
मुशिदाबाद में गोहार मचा दी। फतहचन्द दो लाख रुपये हुगली भेजने 
वाले थे, पर नवाब ने कहा कि उधर अगरेजो 4 उत्पात मचा रखा है, 
अभी कुछ मत भेजें। उसने यह भी कहा कि हो सके तो कासिमबाजार 
से उनके दलाल कनन्‍्तू को बुलवाइए। फेक्टरी से जवाब मिला कि कन्तृ 
जा सकता है, बशतें कि उसे लौटने दिया जाय और इसकी जिम्मेवारी 
फतहचन्द अपने ऊपर ले के। समभोते की बातचीत होने लगी और 
अनिच्छुक होते हुए भी फतहचन्द को बीच में पडना ही पड़ा। 

“हा, तो आप छोग कितना देने को तैयार है ? आप के वकील और 
व्यापारी छोड दिये जायगे, आप को में यह विश्वास दिला सकता हूँ ।” 

“धन्यवाद, पर हमे देने-लेने के बारे में कुछ भी तय करने का कोई 
अधिकार नही। हम कौसिल से पूछे बिना कुछ भी नही कह सकते |” 

“तो उनसे पूछ कर बताइए। 

“संभवत वे यही कहेंगे कि पहले सब आदमियो को नवाब छोड़ 
दें, फिर लेने-देने की बात की जाय।”' 

“जैसी आप लोगों की मर्जी। मगर मुभे इसका नतीजा अच्छा 
होता नही दीखता। 

नवाब की ओर से जब ओर कडाई हुईं तब बात कुछ आगे बढी । 
जगत्‌सेठ और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच फिर उसी ' 
सिलसिले में बातचीत होने लगी। 

जगत्‌सेठ की ओर से कहा गया कि नवाब से कपनी की भलाई 
ही होती आई है, इसलिए उन्हें अप्रसन्न करना या उनकी आज्ञा का 
उल्लंघन करना कंपनी के लिए श्रेयस्कर नही हो सकता। हो सकता 
है कि तीस हजार रुपये मिल जाने पर ही वह सन्तुष्ट हो जाय । इससे 
<२ 


फतह वन्द 


यह लाभ होगा कि आप लोग जिस तरह व्यापार करते आये है उसी 
त्तरह करते रहेंगे ओर जो राजस्व इस समय दे रहे हे, उसमे किसी प्रकार 
'की वृद्धि न होगी। 

कोसिल ने इसके उत्तर में कहलाया, “हम अधिक से अधिक बीस 
हजार देने को तैयार हे, मगर इस शत पर कि हमे मालदा में अपनी 
फैक्टरी फिर से चलाने की, ढाके मे एक नया मकान बनवाने की और 
हुगली में हमने जिस मकान में हाथ लगा रखा है,उसे पूरा कराने की * 
इजाजत मिल जाय । हमसे यह तो हो नही सकता कि हम अपने मालिकों 
का पैसा पानी में फेक दे । हमारा सारा व्यापार बन्द हो जाय, हमें यह 
मंजर है, पर यह मजर नही कि हमे बार-बार इस तरह तग किया जाय 
और हम चुपचाप उसे बदाश्त करते जाय । हमे आशा है कि नवाब 
की ओर से फिर कभी ऐसी माग न होगी ।” 


फतहचन्द के कहने-सुनने पर नवाब ने हुक्म दिया कि कपनी के 
वकील ओर व्यापारी जो कंदखाने में पडे हे छोड दिये जाय । उन लोगों 
की रिहाई के प्राय दो महीने बाद कपनी ने २०,००० ) नजराना 
दाखिल कर अपना वचन पूरा किया। 


इधर एक नई विदेशी कपनी बग्राल में पांव जमाने की कोशिश 
करने लगी थी। 

इसकी ओर से भी नवाब को २०,००० ) नजराना मिल।। पर 
अनुभवहीन होने के कारण, इसके प्रतिनिधि अपने प्रयत्न में सफलता 
आप्त न कर सके । करीब दो लाख रुपये गवाकर उन्हें वहा से खाली 
हाथ लोट जाना पडा। बात यह हुईं कि उन्होने मुशिदकूली खा की भेट 
की, उसके कुछ मुसाहबो के मुंह मीठे किये, पर बगाल में कुछ साल 


रे 


जगतृधेठ 


बिताने पर भी दे जगत्सेठ की आंखों में घर न कर सके । ७ मई, १७२७ 
को स्टिफेन्सन कासिमबाजार से कौंसिल को सूचित करता हे कि, 
“जब तक फतहचन्द हमारे इन नये प्रतिद्ृद्षियो का पक्ष नही अपनातें 
तब' तक उन्हें नवाब से सनद मिलने वाली नही, और फतहचन्द हमसे 
वादा कर च॒के हे कि में उन छोगो की किसी प्रकार की सहायता न 
करूंगा। बात भी यही हुईं। फतहचन्द तटस्थ बने रहे, नई कपनी 
की ओर से आते वालो को अन्त में निराश होकर बोरिया-बधना 
उठाना पड़ा। नवाब से उन्हें सरोपा तो मिला मगर वह सनद नहीं 
मिली जिसके लिए उन्होने दरबार में इतना समय बिताया, इतना 
पैसा खर्चे किया। 

जगत्‌सेठ की कोठी में ईस्ट इडिया कंपनी का खाता खुल चुका था 
और दोनो के बीच लेन-देन का व्यवहार होने लगा था। २८ मार्च, 
१७२६ को फतहचन्द से कपनी अनुरोध करती है कि ढाके में हमें 
रुपये की जरूरत पडने वाली है, आप कृपा कर अपने गुमाश्ते को 
लिख दे कि हमारी ओर से जो मांग हो, वह पूरी कर दे। जवाब में 
फतहचन्द सचित करते हुँ कि हमने अपने गमाहते को लिख दिया है 
कि आप को ५०,००० ) दे दे। २९ सितम्बर, १७२६ को कपनी के 
कमंचारी ढाके से लिखते हे कि “इधर टकसाल में अधिकारियों के 
अदल-बदल की वजह से हमे काफी दिक्कत उठानी पडी है, पर हम फतह- 
चंद के ग॒माइते के साथ बन्दोबस्त कर अपना काम चलाते आये हे।” 

जन, १७२७ में मुशिदक्‌ली खा की मृत्य हुईं। मरने से दो बरस 
पहले उसने, महल से थोडी ही दूर पर एक मसजिद बनवाई थी। 
यह एक कटरे के भीतर थी और कटरा-मसजिद के नाम से मशहूर थी । 
उसी मसजिद के जीने के नीचे उसकी लाश को मिट्टी मिली | मसजिद 
हक. 


फतहुचन्द 
का अधिकांश भाग खुद मिट्टी में मिल चुका है, पर मुशिदक्‌ली खां की 
कब्र मौजूद है और उसके पास शायद अब भी नियमित रूप से क्रान 
का पाठ होता है। 


इसमे सदेह नहीं कि मुशिदक्‌ली खा कठोर था, कर था और धर्मे- 
सम्बन्धी विषयो में अत्यन्त सकीर्ण दृष्टि वाला कट्टर मुसलमान था। 
पर कुछ बाते उसकी प्रशसा में भी कही जा सकती हे । अपने कड़े 
अनुशासन से उसने शान्ति को सदा सुरक्षित रखा और इसके फलस्वरूप 
उसके शासन-काल में खेती-बारी तथा अन्य उद्योग-धंधों की अच्छी 
उन्नति हुईं। आदमियो की उसे अच्छी परख थी और जिनके सहयोग 
की उसे आवश्यकता होती, उन्हे अपने साथ स्नेह-सूत्र में आबद्ध रखने 
के कार्य मे भी वह कुशल था। मानिकचन्द और उनके उत्तराधि- 
कारी के साथ उसने स्वामी ही नही, मित्र का-सा भी व्यवहार रखा । 
जहां उसकी दया-दृष्टि से सेठ-परिवार इतना फूला-फला, वहा इसके 
आथिक सहयोग और साहाय्य से मुशिदकूली खा भी कम उपकुत 
नहीं हुआ। 

मालम नही इस बात मे कितनी सचाई है, पर कहा जाता हूं 


* उदाहरणार्थ, “रियाजुस्सछातोन” का लेखक गुलाम हुसैन सलीम 
लिखता है कि, “जहा न्याय करना होता, वहा मुशिदकुली खा न तो किसी का 
पक्षपात करता, न किसी के साथ रिआयत । उसके लिए छोट-बडे सभी एक-से 
थे और न्याय के तराज का पल्‍ला वह किसी धनवान या प्रभावशाली व्यक्ति के 
पक्ष में झुकने न देता था । यह प्रसिद्ध है कि अपने पृत्र को भी, किसी को सतानें 
और मार डालने का अपराधी साबित होने पर बह फासी की सजा द॑ंने से बाज 
न आया।” पर इस ग्रंथ की रचना बहुत बरसों बाद हुई थी। वास्तव में इस 
चटना का पूरा या प्रामाणिक विवरण कही नहीं मिलता। 


८ 


जगत बैठ 


कि मशिदकली खा इतना न्याय-परायग था कि किसी की जान ले लेने 
के कारण उसके अपने पुत्र को भी जान से हाथ धोना पडा था। इतना 
निश्चित हैं कि मरते समय मुशिदकुली खा के कोई बेटा नही था। 
उसकी बेटी जीनतुन्नचिसा बेगम शुजाउद्दौला उफ शुजा खाँ नामक 
ध्षरदार को ब्याही थी, जिसे वह उडीसा की सूबेदारी दिला चुका था। 
सर और दामाद की आपस में नहीं बनती थी, बल्कि शुजा- 
उददौला की बेगम भी अपने पिता के ही घर रहती थी। 


(२) 

मुशिदक्ली खां की इच्छा थी कि उसका उत्तराधिकारी 
शुजाउद्दौला न होकर इसका बेटा सरफराज खा हो, जो अपनी मां के 
साथ म्‌शिदाबाद में ही रहने लगा था। पर यह इच्छा तभी पूरी हो 
सकती थी जब सम्राट से इसकी स्वीकृति मिल जाती । इसके लिए मुशि- 
द्क्‌ली खा दिल्‍ली-दरबार मे सिफारिश कराने लगा। उधर शुजाउद्दोौ ला 
को इस बात की खबर मिली तो वह सम्राट का निर्णय अपने पक्ष में 
कराने के लिए समयोचित कार्य्य करने लगा। उसके खास सलाहकार थे 
अलीवर्दी खा और हाजी अहमदा ये दोनों उसके एक रिश्तेदार के लड़के 
थे और दोनों ही ऊंचे दर्जे के कमंचारियों में थे। इनकी सलाह से 
कुछ ऐसे पेरोकार दिल्ली भेजे गये, जिनका पूरा एतबार किया जा सकता 
था ओर, इसके अलाव।, कटक से मुशिदाबाद तक जासूसों का जालू-सा 
बिछा दिय: गया, ताकि बंगाल की राजधानी की घडी-घड़ी की 
खबर मिलती रहे। बरसात करीब थी, रास्ता बद हो जाने का डर था, 
इसलिए नावों और मल्लाहो को जूटाने का काम बड़ी ही तत्परत। से 
पूरा कर लिया गया। गुप्त रूप से जहा-तहा संनिक भी भेज दिये गये 

ही 


फतहुचन्द 
ओर उनसे कह दिया गया कि आदेश मिलते ही सब के सब मुशिदाबाद 
पहुँच जावँ। ज्योंही यह समाचार कटक पहुंचा कि मुशिदकुली खां 
अब पांच-छः दिनो से अधिक जीवित रहने वाला नहीं, शुजाउद्दौला 

वहां से लश्कर के साथ चल पडा। पर मुशिदाबाद पहुचने से पहले ही 
खबर मिली कि उसके ससुर दुनिया से कूच कर चुक॑ हें। रास्ते में ही 

उसे वह सनद भी प्राप्त हुईं, जिसके द्वारा सम्राट ने उसे उडीसा तथा: 
बगाल का दीवान और नाजिम नियुक्त कर दिय। था। जिस स्थान पर 

उसे यह सनद मिली उस्तका नाम उसके हुक्म से मुबारक मंजिल' 

पड़ा। शुजाउद्दौला को मुशिदाबाद पहुंचते देर न लगी। पहुंचते ही 

उसने अपने आप को मुशिदक्‌छी खां का उत्तराधिकारी घोषित किया 

और मसनद पर जा बठा। उसका बेटा सरफराज खा उस समय सोया 

हुआ था। नगारे की आवाज से जब उसकी नींद टूटी और सब बाते 

मालम हुईं, तब आन्तरिक भाव चाहे ज़ो रहा हो--उसने भी झट 
पिता के सामने हाजिर होकर उसकी कदमबोसी की ओर नज़र 
पेश कर उसे बधाइया दी। सब प्रकार से निश्चिन्त होकर 
शुजाउद्दौला अब राज-काज' में रूगा। 


कूटक से उसके साथ आने वालों में अलीवर्दी खां, हाजी अहमद 
और राय आलमचन्द थे। यह आलमचन्द उसके दीवान रह चुके थे 
और. उसकी दृष्टि में बडे विश्वासपांत्र थे # उसने मुशिदाबाद में एक 
मत्रिःसभा कायम की, जिसके सदस्यों में, इन तीनों व्यक्तियों के 
अलावा, जगत्सेठ फतहचन्द थे। इस बात का ज़िक्न करते हुए एक, 
समसामयिक इतिहास-लेखक, जगतसे० के विषय में छिखता है कि, 
“इसका धन करोडो में बताग्रा जाता था” और “इसकी बराबरी 
करने वाला आज तक कोई नही हुआ । 


<4$ 


जगतसे5 


नेतिक दृष्टि से, शुजाउद्दौला में कुछ कमजोरियां जरूर थी 
और यही कारण है कि उसकी अपनी स्त्री और अपने ससुर से नहीं 
बनी--पर उसमे उदारता थी, दयाशीलता थी ओर न्याय-परायणता 
थी । जिस समय वह बगाल का नाजिम और दीवान हुआ, उस समय 
बहुत से जमीदार कंदखाने मे पडे तरह-तरह की यत्रणाएँ भोग रहे थे। 
जी घोर अपराध करने वाले थे उनके सिवाय बाकी लोग छोड दिये गये 
और शपथपूर्वक यह प्रतिज्ञा करने पर कि हम बराबर आजनाकारी बने 
रहेंगे और नियमित रूप से राजस्व देते जायगे, सब के सब सम्मानपूर्वक 
बिदा किये गये | चलते समय नये नवाब से उन्हें यही आदेश मिला 
कि साल-ब-साल खिराज “जगत्सेठ की कोठी की मार्फत” दाखिल 
हो जाया करे। 


शुजाउददौला ने अपने औरस पुत्र सरफराज खा को बगाल का 
दीवान बनाया। उडीसा में बह म्‌हम्मद तकी खा को अपने प्रतिनिधि 
के रूप में छोड आया था। यह उस्तका किसी उपपत्नी से उत्पन्न पुत्र 
था। अलीवर्दी खा के कोई बेटा न था, पर तीन बेटिया थी जिनका 
विवाह उसके भाई हाजी अहमद के बेटों के साय हुआ था। इनके नाव 
थे--नवाजिश मुहम्मद खां, सईद अहमद खा और जनुद्दीन अहमद 
खा। पहले को तो फोज के बरुशी का पद मिला और बाकी दोनो क्रमश 
रगपुर तया राजमहल के फौजदार नियुक्त हुए। 


हि. 


बंगाल और उडीसा, इन दोनों सूबो के शासक का पद 
शुजाउद्दौला को मिल चुका था। पूरब मे रह गया था बिहार जिसको 
सूबेदारी अब तक अलग चली आई थी। हम ऊपर देख चके है कि 
किसी समय वहा का सृबेदार औरगजेब का पोता अजीमुश्शान था, 
और जब अपने पिता बहादुरशाह के समय में उसे पटने से दूर रहना 
८८ 


फतहचन्द 
पडा था तब कुछ समय तक हसेन अली खा ने वहा उसके नायब की 
हँसियत से काम किया था। उप्तके बाद कई सूबेदार आये-गये। इनमें 
अन्तिम था फख्प ददोला, जिसने पाच बरस तक सूबेदारी की। दुर्भाग्यवश 
उसने दिल्ली-दरब।र में अपनी बदनामी करा ली, जिसका नतीजा यह 
हुआ कि उसे तो सूबेदारी से हाथ धोना ही पडा, बिह।/र अब बगाल के 
सूबेदार के अवीन कर दिय। गय। । अगर फर्म ददौला एक ऐसे फकीर' 
का अपमान न करता जो वास्तव में दरबार के प्रभावशाली पारषद 
समसामुद्दोला खान दोरा का भाई था तो बिहार को बंगाल का 
पुछलला न बनना पडता, और उत रूप में प्राय, १८० साल न बिताने 
पडते। यह इस बात का उदाहरण हैं कि भवितव्यता की दिशा में 
तिल की ओट ताड तो क्‍या, पहाड छिपा रहता है--छोटी या 
साधारण-सी घटना भी कभी-कभी ऐसी बडी ऐतिहासिक घटना को 
जन्म देने वाली बन जाती है, जो बरसो तक जात! के जीवन को 
प्रभावित करती रहती हूं । 


बिहार की सूबेदारी मिल जाने पर, शजाउददोला के सामने यह 
अइन खड़ा हुआ कि वहा उसका प्रतिनिधित्व कौन करे ? उस प्रान्त के 
शासन का काम टेढी खीर समझा जाता था, इसलिए वहा अनुभवी 
और पूर्णत विश्वसनीय आदमी को भेजना आवश्यक था। पहले उसके 
जी में आया कि सरफराज खा को भेज द्‌, पर उसकी स्त्री को यह 
स्वीकार न हुआ, इंसलिए सोच-विचार कर उप्तने अलीवर्दी खा को 
भेजना निद्िचित किया। मत्रि-सभा की भी यही राय ठहरी कि उससे 
योग्यतर व्यक्ति मिलना कठिन हैं। दिल्‍ली से भी इस नियुक्ति की 
स्जीकृति आ गईं और अलीवर्दी खां पटने जाकर नायब नाजिम को 
हैसियत से रहने लगा । 


जगतसे 5 


शुजाउद्दौला के शासन-काल में जगत्सेठ-धराने की और भी 
तरक्की हुईं। बिहार का राजस्व भी अब उन्ही की कोठी में दाखिल 
होने लगा और इस मद से होनेवाली उनकी अपनी आय बढ चली। 
“रियाज' में लिखा है की शुजाउददौला ने अपनी आ्थिक नीति से 
सरकारी आय में वृद्धि कर “जगत्सेठ फतहचन्द को कोठी की मार्फत 
डेढ़ करोड़ रुपये दिल्‍ली भेजे ।” 


जान पडता है कि इतनी बडी रकम अब छुकडो के द्वारा न भेजी 
जाकर हुडी के जरिए मुशिदाबाद से दिल्‍ली जाने छंगी थी--अथात्‌ 
जगत्सेठ का आथिक बल इतना बढ गया था कि वह करोड-डेढ- 
करोड का इस तरह आसानी से भुगतान कर सकते थे और रुपयो 
तथा अशर्फियों की थेलियों से लदे हुए छकडो को मुशिदाबाद से 
दिल्‍ली पहुंचाने मे जिन दिक्कतों का सामना करना पडता, उनसे 
सरकार को बचा सकते थे। 


ऊपर कपनी के कासिमबाजार वाले दलाल कनन्‍्तृ* का जिक्र हो 
चुका है। यह भी जगतसेठ की कोठी से लेन-देव का सरोकार रखता 
था और १७३० में उस लेन-देन के कारण जगत्‌सेठ और ईस्ट इंडिया 





* वया कासिमबाजार राज की नीव डालने वाले क्ृष्णकान्त नन्‍्दी--उर्फ 
कनन्‍्तू बाबू--भौर यह एक ही व्यक्ति थे? कन्तू बाबू राधाक्ृष्ण नन्‍दी के 
पृत्र थे और इनके पिता की कासिमबाजार मे या उसके पास ही कही रेशम 
की दृकान थी । इन्हीने वारन हैस्टिड्गृस के गवर्नर-जनरल होने के बाद विशेष 
उन्नति की। हेस्टिडग्स कुछ समय तक काप्तिमबाजार मे रह चुका था। उसने 
इनके बेटे छोकनाथ को महाराज की उपाधि और गाजीपुर जिले में जागीर 
भी दिलाई । १७७८ सें कन्तू बाबू परलोक सिधारे। 


९० 


फतहचन्द 
कंपनी के बीच वाद-विवाद ही नही चला,दोनो का सम्बन्ध टूटने पर 
आ गया। 


कनन्‍तू कंपनी के लिए कासिमबाजार में रेशम खरीदा करता। 
एक बार वह सोदा करने चला तो माल बेचनेवालों को अगाऊ देने के 
लिए उसके पास काफी रुपया न था। पर उसकी साख बहुत अच्छी 
समभी जाती, इसलिए वह जब चाहता, जगत्‌सेठ की कोठी से कर्ज 
लेकर अपना काम चला सकता था। इस मौके पर भी उसने ऐसा ही 
किया। पर मालम' नही क्‍यों, बह समय पर अपना देना न चुका सका । 
संभवत: कपनी ने अपना देना चुकाने मे देर या आनाकानी की । कन्तू 
थोड़े समय के लिए लापता हो गया। व्यापारियों ने यह कहकर कपनी 
के हाथ माल बेचने से इन्कार कर दिया कि जब तक फतहचन्द का 
हिसाब नही चुक जाता, हम लोग कपनी के साथ काम-काज नही 
कर सकते। कासिमबाजार में कपनी का कारबार बन्द हो गया। 
वहा वालों ने कौसिल को लिखा कि जब तक जगत्सेठ के साथ कोई 
समभौता नही हो जाता तब तक परिस्थिति सुधरने वाली नही । 
कछ समय बाद कन्तू कासिमबाजार लोटा। हिसाब-किताब' होने 
पर मालम हुआ कि वह सब मिलाकर ३७८,००० ) का देनदार था। 
जगत्‌सेठ तथा कुछ अन्य व्यापारियों का उसके जिम्मे २४५,०००) 
निकला और कपनी का १३३,०००) । कनन्‍्तू ने २७२,०००) 
की जायदाद कपनी के हवाले कर दी--यह कहकर कि इससे अधिक 
कुछ भी देने में में असमर्य हूँ। जगतूसेठ की ओर से तकाजा शुरू 
हुआ। कन्तू ने कुछ कागज-पत्र ऊहें सौप दिये थे। कंपनी उनकी 
नकल करान। चाहती थी, पर जगतसेठ की ओर से यही उत्तर मिला 
कि, “हमने कनन्‍्तू को जो कुछ दिया,उसे कपनी का प्रतिनिधि मान कर 


९१ 


जगतसेठ 


ओर कपनी के कार-ब। र के लिए। कपनी पहले उस रुपये की देनदारी 
कबूल कर ले, फिर जो कागजपत्र देखना चाहेंगी, हम उसे देखने देंगे।” 
यर कंपनी यही कहती रही कि हमको इस प्रकार बाध्य करने का 
कन्त्‌ को कोई अधिकार न था--उसने जो कुछ लिया उसका देनदार 
वही हो सकता है। 

जगतसेठ की ओर से इस विषय में कौसिल को एक खत लिखा 
गया। उसका आशय यह था, “कन्तू के जिम्मे हमारा २१५,०००) 
पावना है। हमने अपने गुमाइता जीवनदास को आपकी फैक्टरी में भेंजा 
था। वहा उत्तर मिल। कि कनन्‍्तू कलकत्ते गया हुआ है, आपका हिसाब 
शीघ्र ही चुकता कर दिया जायगा। पर तब से बीस रोज हो गये,आज 
तक रुपया न मिला। कपनी लेन-देन में खरी समझी जाती थी-जो 


कछ उसके जिम्मे निकलता था, वक्‍त पर अदा कर देती थी। पर इस 
टाल-मट्ल से उसकी बदतामी हुई ह। हम आशा करते हे कि जब 


कपनी और कनन्‍्तू के बीच हिसाब-किताब साफ हो चुका, तब व्यापार 
के नियमानुसार हमारा पावना भी शीघ्र ही चुका दिया जायगा।” 


ज॑गत्सेठ ने कासिमबाजार फैक्टरी के सरबराहकार मि ०स्टैकहौस 
से एक व्यावहारिक प्रस्ताव भी किया। इसका साराश यह था कि, 
“कन्तू से कपनी को २७२,००० )की सम्पत्ति मिल चुकी है। कंपनी 
इतने रुपये की देनदारी का हमारे नाम एक रुक्‍का लिख दे | ५०,००० ) 
का एक और रुक्‍का हम कन्‍्तू से लिखा लेगे। उसका देनदार कन्तू ही 
होगा, कपनी नहीं। इस प्रकार हम ३२२,००० ) पाने के हकदार 
होंगे। बदले में हम अपना पावना काट कर, कपनी को करीब ८०,००० ) 
नकद दे देंगे और दूसरों का भी जो कुछ निकलेगा, बेंब्राक कर देगे। 
शर्ते यह है कि कंपनी कनन्‍्तु को आगे के लिए भी अपना दलाल रहने 
९२ 


फतहचन्द 
देंगी।” पर इस प्रस्ताव का कोई नतीजा न निकला । कपनी को कसर 
खाकर जगतूसेठ का देनदार बनना स्वीकार न हुआ। 
लाचार फतहचन्द को सरकार का सहारा लेना पडा । नवाब ने हाजी 
अहमद को हुक्म दिया कि चाहे जेसे हो, कपनी से इनका रुपय। वसूल 
करा दो। हाजी अहमद ने हुक्म की तामील के लिए पहले तो कपनी के 
वकील को गिरफ्तार करा लिया, फिर उसे कहलाया कि, “जगतृसेठ 
की सम्पत्ति, सम्राट की अपनी सम्पत्ति हैं। चाहे जैसे होगा, नवाब 
रुपया वसूल करा के ही दम लेगा।” यह रग-ढग देखकर कपनी इस 
बात पर तो राजी हो गईं कि जगत्‌सेठ से कोई समकौता कर लिया 
जाय, पर वह कन्‍्त्‌ को दलाल रखने से इन्कार करने लगी। उधर 
जगत््‌सेंठ को कोई भी समझोता इस आधार पर मजूर न था कि कन्‍्तू 
उस पद से च्यूत कर दिया जाय, क्योकि उस हालत में कन्तू के नाम 
पड़ने दाली रकम को बद् खाते में ही डाल देना पडता। कपनी ने 
दो-एक बडे व्यापारियो को दलाल का पद प्रदान तो किया, पर 
उन्होने यह कह कर उसे अस्वीकार कर दिया कि मौजूदा हालत में कोई 
भी व्यापारी माल बेचने को तेयार नही। छके में भी यही हाल था। 
कंपनी को वहा से खबर मिली कि जगत्‌सेठ से कगडा हो जाने के कारण 
वहां का व्यापार भी मिट॒टी मे मिलन पर था। इधर हाजी अहमद की 
त्योरी च७्ने लगी थी, यह अफवाह उडने लगी थी कि अगर कपनी ने 
जगत्सेठ का ऋण न चुकाया तो वह व्यापार ही न कर सकेगी। 
कौसिल ने नवाब की सेवा में एक आवेदन-पत्र भेजन। निश्चित 
किया। सारी परिस्थिति के सम्बन्ध में उसका विचार कया था, यह 
उसके द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव से स्पष्ट हो जाता है--“अगर 
नवाब हमारी दरख्वस्त नाभजूर कर देगे तो उनके और हमारे वीच 


&रे 


ज़गत्सेठ 
भंगडा उठेगा और हमारा व्यापार कुछ समय के लिए बंद हो जायगा। 
पर हम करे तो क्‍या ? हमारे सामने दो ही मार्ग हं-या तो हम अपनी 
बात पर अड़े रहे या फतहचन्द की बात मानकर कनन्‍्तू को फिर अपना 
दलाल बनने दे। हमारे लिए दोनो ही रास्ते बरे है, पर एक में दूसरे की 
अपेक्षा ब्राई कम है। यही कारण है कि हम नव।ब का कोप-भाजन 
बनने को तैयार हे, पर फतहचन्द का प्रस्ताव स्वीकार करने को नही | 
अगर कन्तू फिर कपनी का दलाल हो गया तो बह इसके लिए आजन्म 
फतहचन्द का ऋणी रहेगा और फतहचन्द उससे मनमाना काम निकाला 
करेंगे। आखिर फतहचन्द कत्तू की पुनरनियक्ति पर इतना जोर बयों 
दे रहें है ” इसमे उनकी कोई गहरी चाल जान पड़ती हे। व्यापान्यिं 
से कनन्‍्तू को १॥) सेकडा दलाली मिलती है। फतहचन्द और उसके 
दोस्तो का कहना हैं कि अगर कनन्‍्तू की यह दलाली बनी रही तो वह 
धीरे-धीरे अपना सारा कर्ज तका देगा। मगर कंसे ” उसकी साल भर 
की दलाली किसी भी हालत में १२०,००० ) से ज्यादा हो नही सकती । 
उधर कपनी का दलाल होने के कारण उसे कूछ ठाट-बाट से रहना ही 
पडेगा। उसका कटम्ब भी छोटा नही, ऐसी हालत में उतनी आमदनी से 
तो उसका अपना ही खचचे चलना मुश्किल है, वह महाजनो को क्या 
दे सकगा ? बनन्‍्तू की नियेवित से हमारा कोई लाभ होने व्यला नही । 
बल्कि इससे हमारे ऊपर आफत बनी ही रहेगी । जहां किसी महाजन 
ने फरियाद की कि कनन्‍्तू कर्जेदार हे, वहा दरबार से हुक्म हुआ कि कपनी 
से रकम वसुल की जाय ओर न दे तो उसका कार-बार बन्द कर दिया 
जाय। हमें जान पठता हैँ कि फतहचन्द किसी गूढ अभिप्राय से ही कन्तू 
को उप्तकी पुरानी जगह दिलाना चाहते हे। राभवतः: उनके और 
व्यापारियों के बीव कोई ऐसा समभौता हूँ कि कनन्‍्तू की मार्फत जो 
९४ 


फतहचन्द 
रेशम की खरीदारी होगी, उसका वह बाजार-भाव से ऊचा दाम दिला 
देंगे। पर इसमें फतहवन्द का ओर व्यापारियो का लाभ भले ही हो, 
हमारे मालिको की तो हानि ही हानि हें। अगर कन्तू फिर से दलाल 
नियुक्त हुआ तो हमारा व्यापार चौपट हुए बिना न रहेगा ।” 


कंपनी के आवेदन-पत्र के उत्तर में नवाब ने यही लिखवाया कि 
अगर तुम देनदार हो तो जगठसेठ का रुपया फौरन चुका दो, 
अगर तुम अपनी देनदारी कबूल नही करते तो दरबार मे कन्तू को 
हाजिर करो कि मामला पंचायत से ते हो जाय। कौसिल ने एक खत 
जगत्सेठ को भी लिखा था, पर उन्होने उसे पढकर लौटा दिया था, 
उसका कोई जवाब नही दिया था । 


कंपनी ने न तो अपनी देनदारी कबूल की, न कन्तू को ही हाजिर 
किया। बात यह थी कि कन्‍्तू के बयान से कपनी की मुसीबत बढने 
बाली थी, घटनेवाली नहीं। वह कौसिल को अपने आथिक सकट का 
कारण बता चुका था और अगर दरबार में पेश किया जाता तो अपनी 


उसी बात को दोहराता और कपनी की बदनामी करता। कन्तृ ने 
कौसिल को लिखा था--- 


“कासिमबाजार फैक्टरी के भूतपूर्व प्रधान मि० स्टिफेन्सन ने मुझे 
डरा-धमका कर मुझसे बहुत-कुछ ऐठ लिया। मुभे उन्हें सब मिलाकर 
१७५,००० ) देना पड़ा और उनके मुतसदुदी को ७,००० )। इससे 
मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गईं और मुझ्के टाट उलट देना पडा। 
अगर मि० स्टिफेन्सन के दोनों दछाल--हरकिशन ओर सदाननन्‍्द 
अपने बही-खातों के साथ बुलवाये जायं और उनके वयान लिये जाय तो 
मेरी बात की सचाई साबित हो जायगी। मेरी बरबादी छ. नही, छत्तीस 


५५ 


जयतसेठ 
महीनों में हुई है। जब मेने देखा कि कर्ज लिये बिना में अपनी रक्षा नहीं 
कर सकता, तब मुझे जगत्सेठ की कोठी से इतना उधार लेना पड़ा ।” 

कन्तू ने यह लिखकर दख्वास्त की थी कि कौसिल सारे मामले 
की जाच करावे और मेरे साथ न्याय करे । पर जाच कराई भी गईं 
तो काम के लिए नही, नाम के लिए। कनन्‍्त्‌ जो दाद चाहता 
था वह उसे न मिली और ब ३ दरबार तक अपनी फरियाद पहुचाने 
से भी रह गया | 

इस बीच में मुशिदाबाद के दो बडे महाजनों ने झगडा निबटा 
देने के उद्देश से एक प्रस्ताव किया। वह प्रस्ताव यह था कि चूकि 
कन्तू से २,७२,००० ) की जायदाद कपनी को मिरछ चुकी थी, कपनी' 
८०,००० ) तो अपने लिए रख ले और १,९२,००० ) किसी दलाल के 
हवाले कर दे, और यह दलाल उस रकम को, और महाजनो के बीच 
कर्ज के हिसाब से बाट कर, यह किस्सा खतम करें। पर कौंसिल ने इसे 
स्वीकार नही किया। उसकी खास दलील यह थी कि जायदाद 
२,७२,००० ) की जरूर बताई गईं हैँ, पर सभव हे, बेचने पर 
उतना न मिले--“कम से कम ५०,००० ) का नुकसान तो मान हो 
लेना चाहिए ।” उधर कनन्‍्तू का कहना था कि जायदाद की कीमत 
एक पेसा भी कम मिलने की नहीं। कपडा बना ही रहा। 

कासिमबाजार में काम-धधा न होने के कारण कपनी के कमचारी 
हाथ पर हाथ धरे ब5 रहें। वे कौसिल को लिखते कि मामला त हो जाना 
चाहिए--बडे स्वार्थ के लिए हमे छोटे स्वार्थ का बलिदान कर देना 
चाहिए---पर कौसिल अपनी नीति की विफलता जल्द स्वीकार करने 
वाली न थी। कभी वह सरफराज खा को खुज कर अपना काम निकालना 
चाहती थी, कभी अपने प्रतिनिधियों को हाजी अहमद और रायरायां 


€६ 


फत्तहचन्द 
आलमचन्द के पास भेजकर उनसे अपनी सिफारिश कराना चाहती थी । 
एक खासा अच्छा घोड़ा शाहजादे को भेट किया गया, हाजी अहमद 
और आलमचन्द के सामने आसू वहाये गये, पर इनका कोई नतीजा न 
निकला। उसे सब यही सलाह देते गये कि कंपनी को बंगाल, बिहार 
या उड़ीसा मे रहना और व्यापार करना है तो फतहचन्द से समभोता 
कर ही लेना चाहिए । 
अप्रैल (१७३०) में यह भगडा शुरू हुआ और अक्टूबर से पहले 
न निबठा। पांच-छ महीनों तक वाद-विवाद बना ही रहा। इस 
बीच में कंपनी की ओर से कासिमबाजार में माल की खरीद-विक्री की 
कोशिश हुईं भी तो किसी व्यापारी को सौदा करने का साहस न हुआ । 
फतहचन्द धीर-गभीर थे, पर उनकी सहनशीलता की भी एक हद थी । 
जब उन्हें मालम हो गया कि कौसिल को दूसरे महाजनों का किया 
हुआ :स्ताव भी मजूर न था, तब पानी में एक बार उबाल आया और 
उन्होंने कौसिल का सन्देश पहुचाने वाले कर्म वारी से तमक कर कहा 
“में इतना कमजोर नही कि कपनी से कौड़ी-कौडी वसूल न कर लू । 
उसे बाद को मालम होगा कि हमारे क्रोध से उसकी कितनी हानि 
हो सकती हे । ह 
नवाब का भी धैर्य जाता रहा। उसने कपनी को कहलाया कि, 
“जगत्‌सेठ का पावता सरकार का अपना पावना है” ओर यह धमकी 
दी कि पटने से आनेवाली नातें आगे बढने न दी जायगी। फिर भी 
कौसिल का निश्चय न बदरका। अधिक से अधिक वह फतहचन्द को 
कन्तू की जायदाद का एक हिस्सा देने को तैयार थी और जब इस पर 
सममभोता न हो सका, तब उसने कासिमबाजार के कर्मचारियों को 
आदेश दिया कि फैक्टरी में ताला लगाकर वहा से चल दो । उन्होंने 


९७ 
ज० ७ 


'जगतसेठ 


ऐसा ही किया, पर नवाव पर इसका कुछ भी असर न पडा। उससे 
कपनी के वकील को बुलवाया और उससे कहा कि, “तुम्हारे माऊिक 
आप अपना नुकसान करने चले हे तो करे, उन्हें रोकता ही कौन हैं ” 
यहा के अगरेज जहा जाना चाहते हो जाय। में तुम्हे भी उनके साथ 
जाने की इजाजत दे सकता हूँ । पर यह नही हो सकता कि में फतहचन्द 
की रकम हब जाने दू।” यह कह कर उसने वकील की रिहाई का 
हुक्म दे दिया। 


जान स्टेकहौस ८ सितम्बर को कलकत्ते पहुचा। कुछ और 
कर्मचारी वहा पहले ही पहुच चुके थे। फिर से सारी परिस्थिति पर 
विचार हुआ और यह निर्णय हुआ कि जो लोग कासिमबाजार से आ 
गये है वे वहा लोट जाय और फतहचन्द से समभोता कर माल खरीदना 
शुरू कर दे | समभोते के संबंध मे कौसिल का आदेश हुआ कि फतहचन्द 
को रुपये में ॥ )--अथात्‌ कुल १०७,५०० )--दे कर मामला ते 
कर सकते हो। पर कनन्‍्तू को फिर दलाल की जगह देना कौसिल को 
मंजर न हुआ। स्टेकहौस भी उसके पक्ष में न था। उसने कासिमबाजार 
के एक ओर ही व्यापारी की सिफारिश की थी। इसका नाम बड़दत्त 
था और इसी को दलाल नियुक्त करना कौसिल ने निश्चित किया। 

अन्त में मामला १३०,००० ) पर ते हो गया। २० अक्टूबर 
६१७३०) को फतहचन्द ने यह लिखकर दे दिया कि--- 

“में जगत्सेंठ इकरार करता हूँ कि, अंगरेजों के कासिमबाजार 
के दलाल कन्तू ओर मेरे बीच हिसाब-किताब साफ हो गय। और उसके 
जिम्मे मेरा जो कुछ पावना निकला, उसे कासिमबाजार फंक्टरी के 
प्रधान मि० स्टेकहोस ने बेबाक कर दिया। अब अंगरेज कपनी या कन्तू 
के जिम्पे मेरा कुछ भी बाकी न रहा, लेहाजा यह फारखती लिख दी।” 
८ 


फतहचन्द 

फतहचन्द ने इसके कुछ ही दिन बाद मि० स्टकहोस और मि० 
रसल को साथ ले जाकर नवाब से मिलाया। पर उनके दिल में फरक 
आ गया था। इसलिए कपनी की विशेष सहायता करने से उन्होंने हाथ 
खीचना शुरू कर दिया। ढाके मे कपनी उनके गुमाइ्ते से फिर कुछ 
कर्ज ले चुकी थी। जब गुमाइता तकाजा करने लगा, तब कपनी के कर्म- 
चारियों ने कौंसिल पर हुंडी कर उसका हिंसाब चुकाया। जनवरी 
१७३१ की कलकत्ता-कौसिल की रोकड़ बही में उस हुंडी के भुगतान 
का जिक्र है -- 

“हाके के प्रधान और उसकी कौसिल द्वारा की हुईं हुंडी का 
भुगतान, फतहचन्द आनन्दचन्द को-- 


३०,००० ) 
बड्ठा १४॥७ ) ५ पाई सेकड़ा ४,३२० ) 
३४,३२०) 


१३ मई को कासिमबाजार का प्रधान कौसिल को अपनी आधिक 
स्थिति सें अवगत कर कुछ रुपया मांगता हूँ क्योंकि “फतहचन्द 
ऋूधछ भी देने को तेथार नही ।* 

फर्रुखसियर ने फरमान-द्वारा कंपनी को नि.शुल्क व्यापार करने 
'का अधिकार दे दिया था, पर नये बादशाह मुहम्मद शाह को कंपनी ने 
'न तो नजराना भेजा था, न उसकी स्वीकृति ही प्राप्त की थी। यों तो 
'पहले भी उसकी ओर से इस अधिकार का दुरुपयोग हुआ करता था, 
पर इधर व्यापार बढ़ने के साथ वह दुरुपयोग भी बढ चला था। यह 
दुरुपयोग इस प्रकार होता कि दूसरे व्यापारी भी कपनी के किसी बड़े 
अधिकारी की मुट्ठी गरम कर उसका दस्तक या परवाना हासिल 


'& & 


जगतसेठ 


कर लेते और अपने माल को कपनी का मार बताकर शुल्क लेने-दने 
का कोई सवाल ही नही खडा होने देते । सरकार को इससे बडी आथिक 
हानि होने लगी थी। उसके कर्मचारी कही रोक-टोक करते भी तो या 
तो घूस देकर उन्हें चुप कर दिया जाता या---अगर वे घूसखोर न हुए 
तो--धीगा-धीगी से उनकी माग विफल कर दी जाती। नावों द्वारा 
जो माल जाया-आया करता उसके साथ सशस्त्र गोरे सेनिक भेजे जातें 
और कभी-कभी ये सैनिक चोरी और सीनाजोरी' वाली कहावत 
चरितारथ कर बैठते । १७३१ में दो विभिन्न अवसरो पर गोरों ने गोलियां 
चला दी। एक जगह तो दो सरकारी सिपाही मारे गये और दूसरी 
जगह, गोली का जवाब गोली से ही मिलने के कारण, एक गोरा 
सिपाही । इन घटनाओ के कारण शुजाउददौला का क्षुब्ध होना 
स्वाभाविक ही था। उसने कपनी के वकील से सफाई तलब की और 
कहा कि अगरेजों की यही चाल-ढाल रही और हमारी प्रजा या हमारे 
कर्मचारियों के साथ वे इसी तरह पेश आते रहे तो समझ लो कि उनकी 
खेरियत नहीं। कासिमबाजार वालो ने नवाब का क्रोध शान्त करने 
के लिए तरह-तरह के उपायो का अवलम्बन किया, पर उन्हें सफलता 
न मिली । नवाब ने हुक्म दिया कि मुहम्मद शाह के शासन-काल के 
प्रारम्भ से आज तक, चुगी का हिसाब कर, सारी रकम कपनी से वसूल 
की जाय । अंगरेजों के वकील ने दरबार में जाकर कुछ निवेदन करना 
चाहा तो उसे वहा जाने की इजाजत ही नही मिली | हाजी अहमद से 
मिलकर उसने जानना चाहा कि नजराने से नवाब की नजर बाधी जा 
सकती थी या नही तो उसे यही उत्तर मिला कि जनाब, आप वह 
नजराना अपने ही पास रखिए , हम तो बादशाह का हुक्म तामील 
करने जा रह हें । 


२१०० 


फतहचन्द 


पहले तो अंगरेजो को यह आशा थी कि शाहजादा सरफराज खां 
इस मौक पर उनकी मदद कर उन्हे आफत से बचा लेगा, लेकिन थोड़े 
ही समय में उन्हें यह भान हो चला कि फतहचन्द की दरण गयें 
बिना उनका उबार होते वाला न था। २० अक्टूबर को कासिमबाजार 
वाले लिखते हे कि-- 


“हमें यहां के कितने ही आदमियो से मालम हुआ है कि फतहचन्द 
की बेरुखी ने ही हमारी समस्या जटिल कर दी है। हमारा 
विश्वास हैं कि जब तक वह हमारी सिफारिश नही करते, यह समस्या 
हल होने वाली नहीं । दो रोज हुए, हमने उनका दिल टटोला था। 
हमारी ओर से एक व्यक्ति ने जाकर पूछा कि, आप अगरेजों के पुराने 
दोस्त हैं, क्या वे आशा कर सकते हे कि आप फिर एक बार उन्हें बचा 
देने की उदारता दिखायेगे ? फतहचन्द ने इसका रूखा-सूखा जवाब 
यही दिया कि में न तो अगरेजों का दोस्त हूं, न दुश्मन । अन्त में उन्होने 
इतना कहा कि अगरेज अपने किसी विश्वसनीय प्रतिनिधि को भेजें 
तो में उसे नवाब से और उसके अधिका रियो से मिला दूगा, पर अपनी 
ओर से में उनके पक्ष में कुछ भी न कहूंगा। हमारा खयाल है कि कन्तू 
वाले मामले में फतहचन्द की जो क्षति हुई थी उत्तकी वे हम लोगों से 
पति कराना चाहते हे। वह अपनी जबान से तो ऐसा न कहेगे,मगर 
उनके दिल की बात यही है, ओर जब तक हम क्षति-पूति नहीं कर 
देते, उतका रुख बदलने वाला नहीं। यह जरूर हे कि अगर हमने 
उनका नुकप्तान पूरा कर दिया तो वह फिर पहले की ही तरह हमारे 
मित्र और सहायक बन जायगे। इसमे कुछ खर्चे तो पड़ेगा---औओर 
वह भी छोटी-मोटी रकम नहीं--पर जो आफत आ पड़ी है उससे 
बचने का इससे सस्ता और कोई उपाय नजर नही आता । नवाब का 


१०१ 


जगत पे ठ 


क्रोध शान्त हो सकता है तो फतहचन्द की ही सिफारिश से। अगर वह 
हमारी मदद नही करते तो हम और दरबारियों को चाहे जितना दे, 
हमारी जिल्लत होती ही रहेंगी, हम ठोकरे खाते ही रहेगे।” 

कुछ समय तक कौसिल इस भ्रम में रही कि उसने एक घोड़ा 
सरफराज खां को भेट कर उसको अपनी म॒टठी में कर लिया था 
और उसकी सिफारिश से ही वह ऐसी कठिनाइयो पर विजय प्राप्त 
कर लेने वाली थी । पर समस्या हल होते न देख वह धीरे-धीरे 
समभने लगी थी कि अब तक वह मन के लऊड़ड ही खाये बेठी 
थी। कासिमबाजार से आने वाले खत ने उसकी बची-खुची आशा या 
भ्रम को दूर कर दिया और उसके मिजाज को अझें से फरशे पर ला 
दिय।। २३ अक्टबर को वह लिखती हे कि, “फतहचन्द को यह आशा 
दिला दो कि कनन्‍्तू वाले मामल में उन्हें जो नुकसान उठाना पडा, उसे 
हम पूरा कर देगे और इस प्रकार अपनी रक्षा करा लो। हां, जब तक 
हमारी स्वीकृति न मिल जाय, यह मत कहना कि कंपनी उन्हें उस मद 
में क्या देगी। खत भेजते ही कासिमबाजार से खबर मिली कि नवाब 
एक लाख तो बादशाह के लिए और उसके अलावा “कुछ अपने लिए 
माग रहा था। कौसिल ने दो ही दिन बाद वहां वालो को लिखा कि 
फतहचन्द से दरियाक्त करो कि मामल्‍रूा कितना देने से ते हो जायगा--- 
“पर, ध्यान रहे कि बिना हमारी मजूरी के कोई बात पक्‍की न होने 
पावे ।” 

फतहचन्द का उत्तर आशाजनक तो था, पर उन्होंने इस बात पर 
जोर दिया था कि मामला ते करने का कासिमबाजार वालों को 
अधिकार होना चाहिए | कौसिल ने लिखा कि ,“नवाब को ४०,००० ) 
ओर उसके दीवान (सरफराज खां) को ५,०००) देने की बात 
१०२ 


फतहुचन्द 
करो। इतने पर सौदा ते न हो तो दस-पांच हजार और दे सकते हो, 
लेकिन इससे अधिक नही । दिल्‍ली से न कोई मांग हुईं है, न कोई 
हुक्‍्मनामा आया है। सारी बातें नवाव की मनगढत हे । अगर बादशाह 
के लिए कुछ देना पड़े भी तो इसी शर्ते पर दे सकते हो कि हमे जितनी 
सनदें मिल चकी हे, सब की सब बहाल रहे ।” 

कासिमबाजार वाले जगत्सेठ से मिले और उन्हें यह वचन दिया 
कि अगर आपने हमारा पक्ष अपनाया तो हम भी आपको 'सन्तुष्ट' कर 
देगे। उन्होने लेने-देने की कोई बात नहीं की, पर उनके मुनीम रूपचन्द 
ने कहा कि अगर उनसे सिफारिश करानी हे तो उन्हें ५०,००० ) देना 
कबूल करो । उधर नवाब की त्योरी मे रोज बल पड रहा था--कासिम- 
बाजार वाले कर्मचारी रोज कौसिल को लिख रहे थे कि जितनी ही 
देर हो रही है, उतनी ही बात बिगड रही है--चाहे जितना खच्चे पड़े, 
नवाब के साथ शीघ्र से शीघ्र, समझौता कर लेने में ही हमारी भलाई है । 

वे कासिमबाजार से महिमापुर (मुशिदाबाद) जाते-आते रहे, 
पर कोई वात ते करने का उन्हें अधिकार न था, इसलिए जगत्‌सेठ के 
सामने कोई निश्चयात्मक प्रस्ताव न रख सके। उन्होने एक दिन कहा 
भी कि “तुम लोगों ने इस मामले को मजाक समभ रखा हैं। जब 
नवाब फरमान छीन लेगा और व्यापार बद कर देगा तब होश में 
आओगे ।” कर्मचारियों ने कौसिल को लिखा कि, “अगर आपका 
निरचय हो कि उलभन और न बढे तो हमे ते-तमाम करने की इजाजत 
दीजिए। सरफराज खा से तो हमे निराशा ही रही । वह वाप से इतना 
डरता है कि उसके आगे हमारी ओर से एक भी दब्द नही बोल सकता । 

कौसिल ने कासिमबाजार वाले कर्मचारियों को इजाजत दे दी 
कि जो रकम देनी थी उसे घटा-बढा कर वे मामले का निबटठारा करा 


१०३ 


जगत्‌से5 


ले। जगनसेठ से उन लोगों की मालूम हो चुका था कि सस्ती करने के 
लिए नवाब को दिल्‍्ली-दरवार ने भी आदेश भेज दिया हे और कौसिल 
का यह खयाल गलत हैँ कि बादशाह की इस मामले में कोई दिलचस्पी 
नही है। कपनी की फेक्टरी पर पहरा बेठ जाने से, उन्हें यह भी 
विश्वास हो चला था कि और भी कड॒ए-कसेले दिन आने ही वाले है । 
इजाजत मिलते ही उन्होंने लेन-देन की बातचीत शुरू कर दी। 

जगतूसेठ ने बताया कि दिल्‍्ली-दरबार की मांग तो सात-आठ 
लाख रुपये की है। नवाब से जब कभी इस विषय में कुछ कहा जाता 
तब वह यही जवाब देता कि दिल्‍ली की जो मांग है, कपनी उसे पूरा 
करे। पर जगत्‌सेठ ने दो छाख पर ही मामला निबटा देने का आश्वासन 
दिया--एक छाख सम्राट के छिए, और एक लाख नवाव के लिए। 
कासिमबाजार वालो ने कलूकत्ते लिखा, “हमारी राय है कि इतना 
देकर नवाब को खुश कर देना चाहिए। इससे कम में निबटारा हगरिज 
नही हो सकता | दो लाख देकर भी जान बच जाय तो यह फतह चन्द को 
मेहरबानी समभनी चाहिए।” 


नायब दीवान आलमचन्द* ने कपनी के व्यापार को नियत्रित 
करने के उददेश से इधर यह प्रस्ताव किया था कि (१) एक संख्या 
निर्धारित कर दी जाय, जिससे अधिक जहाज चलाने का कपनी को 
अधिकार न हो, और (२) कंपनी कुछ खास चीजो की तिजारत न 
करने के लिए बाध्य कर दी जाय | दीवान' उससे एक कब॒लियत लिखा 
लेना चाहता था। कपनी के कर्मचारियों को बात मालम हुई तो वे 
किड्कतेंब्य-विमुढ होकर फतहचन्द के पास पहुचें। फतहचन्द ने 
“वास्तव में दीवान का काम यही करते थे, सरफराज खा बस नाम 
के लिए उस पद पर था । 
(१०४ 


फतहुचाद 
सिफारिश की ओर उनकी बात मानकर नवाब तथा आल्मचन्दने क्छ 
शर्तों को हटा लेना मजूर कर लिया। फतहचन्द ने कबूलियत का मज- 
मून कासिमबाजार भेज दिया और कहलाया कि अगरेजो को इसे 
स्वीकार कर लेता चाहिए। वे पहले तो उस पर दस्तखत करने से 
इन्कार करते रहें, पर फतहचन्द के समभाने-बुभाने पर राजी हो 
गये। उन्होने कहा कि, “जो दरबाज। बद-सा है, उस्ते नवाब खोलने जा 
रहा है । फिर उसे भी तो दिल्‍ली-दरवार को वताना होगा कि हमने 
अंगरेजों को कुछ दिया है तो बदले मे उनसे कुछ लिया भी है।”” कंपनी 
को कवृल्यित में इतना ही इकरार करना पड़ा था कि हम इस देश के 
भीतर नमक, सुपारी तथा कुछ अन्य पदार्थ एक स्थान में खरीद कर 
दूसरे स्थान मे न बेचेगे और कभी किसी वस्तु के व्यवसाय पर एका- 
घिकार जमाकर प्रजा को कष्ट न पहुंचायेगे। 


फतहचन्द के कहने पर कंपनी के कर्मचारी दो लाख देना स्वीकार 

कर चके थे। पर यह रकम बादशाह और तवाब के लिए थी। दीवान 
तथा दूसरे अधिकारियों को जो देना पडता, वह अछऊग था। पर 
फतहचन्द ने सब मिलाकर दो लाख से भी कम में मामला निवटा 
दिय।। कंपनी को कुल १,८०,०००) ही देना पडा। इसके 
अडजावा फतहचन्द को ५०,००० ) देने की बात ते हुई। कासिमबाजार 
वालों ने प्रस्ताव किया था कि कन्तू के जिश्मे उनकी जो रकम डूब गईं 
थी, वह उनको दे दी जाय। कौसिल को यह स्वीकार न हुआ। उसने 
उनको छिखा कि फतहचन्द की हानि की पूति का नाम हगिज मत 
जना--उन्हें जो कुछ देना, उनकी सहायता के लिए क्ृतज्ञता-ज्ञापन के 
चिह्न-स्वरूप देना । फतहचन्द ने वह ५०,००० ) चाहे जो समझ कर 
स्वीकार किया हो, मोटी बात यह है कि कपनी ने उतना रुपया दिया 
१०५ 


जगत्सेठ 


और उन्होंने लिया। देने-लेने का नतीजा यह हुआ कि जहां कंपनी से 
मन फट चुका था, वहा फिर जुट चक्ा-कलकत्ता ओर कासिमबाजार 
फिर महिमापुर के सद्भाव से पू्वेदत्‌ लाभ उठाने छगे। 

३० अप्रैठ, १७३० को कंपनी के वकील ने जगत्सेठ से मिलकर 
कुछ निवेदत किया और वह उसकी फरियाद नवाब के कानो तक पहुंचाने 
दरबार में गये। जलाईं में कासिमबाजार के प्रधान ने किसी कर्मचारी के 
हाथ कंपनी की कोई अज॑दाइत महिमापुर भेजी। यह थी तो नवाब के 
लिए, पर उस कमेचारी को आदेश मिला था कि 'जगत्सेठ से अनुरोध 
करना कि वह इसे नवाब तक पहुचा देने की कृपा करें। अगर उन्हे यह 
स्वीकार न हो तो, उनके कहें अनुसार इसे नवाब तक स्वयं पहुंचा 
आना । जनवरी, १७३१ में हम कयनी के वकील को फिर हिरासत में 
पाते हैं। कंपनी जगत्‌सेठ की दुहांई देती है और जगत्‌सेठ उसका 
छटकारा करा देते हे । नवम्बर मे कपनी से कलकत्ते के माल या खिराज 
की मद मे फिर एक बडी रकम मांगी जाती है, फिर हुज्जत शुरू होती है, 
फिर फतह॒चन्द बीच में पड़ते हे और कपनी के ४०,००० ) देने पर 
भगडा नियट जाता है, उसे नया परवाना मिल जाता है। इसके बाद 
एक दिन जगत्‌सेठ कपनी की फैक्टरी में पधारते है, वहा उनका स्वागत 
होता हैं और उन्हें अभिनन्दन-पत्र प्रदान किया जाता हेँ। 

लेन-देन का भी वही पुराना सिलूसिका शुरू हो चुका है। १७३२ 
में जब कपनी को १५०,००० ) पटने भेजने की जरूरत पडती है तब 
फतहचन्द से उनकी वहां की कोठी के नाम एक खत लिखाकर उससे 
उधार लिया जाता हैं और कुछ समय बाद कासिमबाजार वालो को 
यह हिदायत भेजी जाती हैं कि जब कभी कर्ज लेना हो तब फतहचन्द 
से ही लेना, और किसी से नहीं। १७३६ में यह हिदायत दोहराई 
१०६ 


फतहचन्द 
जाती है। ३ मार्च को कासिमबाजार वाले कौसिल को सूचित करते 
है कि हमने इधर दो लाख रुपये फतहचन्द से लिये है, और आगे भी 
जब कभी कर्ज लेने की जरूरत पडेगी, तब आपके आज्ञानुसार उन्हीसे 
लेगे। उसी साल जून में फतहचन्द-द्वारा की हुईं २४०,००० ) की 
हुंडी की नकल कलकत्ते पहुचती है जिसे कासिमबाजार की फैक्टरी 
सकार चुकी है। २ मार्च, १७३८ को कासिमवाजार वाले फतहचन्द 
से १३०,००० ) कर्ज लेते हे । लेन-देन के ऐसे ही और भी बहुत-से 
अवसर उपस्थित हुए होगे जिनका आज कही कोई उल्लेख नही मिलता ॥ 


१६ जन, १७३८ के कंपनी के लेखे में दर्ज है--“फतहचन्द का 
गुमाइता आया था। उसने कहा कि हमारे मालिक को ६६ थान छाल 
ओर ६६ थान सब्ज बनात चाहिए। पर इतना माल इस समय गोदाम 
में मौजूद नही। पटने की फैक्टरी को लिखा जाय कि वह फतहचन्द के 
गुमारते को ७ गांठ सब्ज बनात दे दे और ५०), थान की दर से उसकी 
कीमत हमारे नाम टांक ले। हम फतहचन्द से भुगतान ले लेगे।” पटने 
वालो ने लिखा कि फतहचन्द के गुमाश्ते ने बनात ले जाने मे देर की, 
इसलिए माल दूसरे के हाथ बिक गया।” २७ फरवरी, १७३९ के लेखें 
में लिखा हे--“हमें इस बात का खेद है कि फतहचन्द को बनात न 
मिली और उन्हें निराश होना पड़ा। पर दोष उन्ही के गुमाइते का है। 
हम आशा करते हे कि वर्तमान परिस्थिति मे वह इसके लिए हम पर 
नाराज न होगे।” 


जिस परिस्थिति! की ओर यह इशारा था वह नादिरगाह के 
आक्रमण, और उसके ईरान लोट जाने से पहले ही मुशिदाबाद में 
शजाउददौला की मृत्यु के कारण उत्पन्न हो गई थी। 


६०७ 


जगत सेठ 

१३ मार्च, १७३९ को कासिमवाजार वालो ने कलकत्ते खबर 
भेजी कि शुजाउद्दौला परलोक सिधार चुका है। उधर ९ मार्च को 
नादिरशाह दिल्‍ली में दाखिल हो चुका था। 


भारतवर्ष के इतिहास में नादिरशाह की चढाौई उन प्रचंड आधियों 
में से एक थी जो उत्तर- पश्चिम से यहा आई है और यहां की सलूतनत 
को भकमोर कर हमें अपरिमित हानि पहुंचा गईं है । ऐसी आधी का 
भटका हमें बहुत दिनो से नही खाना पड़ा है, फिर भी भविष्य में सतर्क 
रहना ही बृद्धिमानी का काम' होगा। 

नादिरशाह ने लटमार के तौर पर जो कुछ किया उससे ढोल की 
पोल खुल गईं और यहां की हुकूमत का खोखलापन सारे ससार को 
प्रत्यक्ष हो चला। अकबर और ओऔरगजेब के वशज, बल-विक्र्म में, 
उनके पासंग भी नहीं रह गये थे और मुगल-साम्राज्य की इतनी 
अधोगसि हो चुकी थी कि अब उसका सभलना असम्भनप्राय था। 

जगत्‌सेठ-परिवार के छिए यह समय घोर सकट का रहा होगा । 
मुशिदाबाद में शुजाउद्दौला की मृत्यु और दिल्ली में नादिरशाही का 
दोरदोरा--इन दोनों दुर्घटनाओं के कारण फतहचन्द को गहरी हानि 
उठानी पडी। दिल्ली में उनके दो सगगे-संबन्धी मार डाले गये। बचने 
चालों में दो-राय मुहक्म सिंह और राजा ४डालचद-वहां से भाग कर 
मशिदाबाद जा बसे। उत्तर भारत में कुछ समय के लिए वाणिज्य- 
व्यापार बंद-सा हो गया। लूटपाट से जो नकसान हुआ उसके अलावा 
दिल्ली में जगत॒सेठ की कोठी को चंदा भी भरता पडा। उधर बंगाल 
से नये नवाब-सरफराज खां-को नादिरशाह की मांग पूरी करने के 
लिए जो कुछ भेजना पड़ा या फतहचन्द को जो कुछ जुटाना पड़ा वह 
रकम अलग थी। 


फतहुचन्द 


( ३ ) 


कंपनी से सरफराज खां के शासन-काल में दो बार नजराना तलब' 
किया गया और दोनों बार कंपनी के कर्मचारियों को सहायता के लिए 
फतहचन्द के पास जाना पडा । पहली बार नजराना तलब किया गया 
सरफराज खा के गददी पर बेठने के कुछ ही दिन बाद । कंपनी के प्रार्थना 
करने पर फतहचन्द ने हाजी अहमद से बाते की ओर दस हजार पर ही 
सौदा पटा दिया। कंपनी उतना देने में भी आनाकानी करने लगी, 
पर फतह बन्द ने सलाह दी कि इसे फौरन दाखिल कर दो, वर्ना हाजी 
अहमद चिढ जाने पर कुछ और लेकर रहेगा । हाजी अहमद खां की 
दूसरी मांग अक्टूबर १७३९ में हुईं। उस समय तक सरफराज खां को 
तीनों प्रान्तों की निजामत का फरमान मिल चुका था और बकौल हाजी 
अहमद, ऐसे अवसर पर भी नवाब नजराना पाने का हकदार था। 
कपनी की ओर से कहा गया कि हम लोगों ने जो रकम शुजाउद्दौला की 
नजर की थी वही नये नवाब की भी नजर करेगे, पर हाजी अहमद ने कहा 
कि इधर समय असाधारण बीता हैं और अमन-चेन कायम रखने के 
लिए नवाब को काफी झर्च करना पडा है, कपनी को कम से कम 
दस हजार तो देना ही चाहिए। २ मार्च, १७४० को कासिमबाजार 
फेक्टरी के प्रधान मि० आयर, “फतहचन्द और आलमचन्‍न्द के परामर्श 
के अनुसार नजर पेश करने दरबार में गये और दस हजार 
दे आये। 
लेन-देन भी पहले की ही तरह जारी रहा। ७ अप्रैल के लेखे 
में लिखा हें--“जगत्सेठ फतहचन्द आनन्दचन्द से हमने १) सेकडा 
माहवार सूद पर १२१,०००) रुपये कर्ज लिये और ५ तारीख को 
१०६ 


जगतसेठ 


उन्हें इसकी दर्शनी (डी कर दी । उनसे दो लाख लेने की बात थी, 
उतना पूरा हो गया ।” इससे पहले पटना-फैक्टरी वाले फ्तहचन्द के 
गुमाइते से २५०,००० ) कर्ज ले चुके थे और कलकत्ता कौसिल के नाम 
चालीस दिन की मुददती हुडी कर चके थे। इस हुडी का भुगतान 
३० जलाई को हुआ. ऐसा उल्लेख मिलता हे । 


सरफराज खा न तो अपने पिता की तरह लोकप्रिय हो सका न 
उसकी-सी सफलता ही प्राप्त कर सका । तकदीर ने उसे जहा ले जाकर 
बैठा दिया था वहा से उसके दृश्मन की तदबीर ने प्राय एक ही साल 
बाद हटा दिया और हटने के मानी यह हुए कि उसे राजसिहासन के 
साथ अपने प्राण भी गवाने पडे । 


शुजाउददौला खा मरते समय पुत्र को यह उपदेश दे गया था कि 
हाजी अहमद, आलमचन्द और फतहनन्द को मत्री बनाये रखना। 
सरफराज खां ने पिता के इस उपदेश का कहने को ही पालन 
किया। नाम के लिए तो यह मंत्रिसभा कायम रही, पर अब काम 
दूसरे ही आदर्मियों की सलाह से होने लगा। इससे दिल फिर गये, 
मनमुटाव बढ़ने लगा और दरबार में दो दल पैदा हो गये । 


बंगाल का तत्कालीन इतिहास जिन फारसी ग्रंथों से जाना जा 
सकता है उनमें सब से ऊंचा स्थान हें “सेरुरू मुताखरीन का ।” 
प्रकाशित ग्रथों में उसके बाद नाम लिया जा सकता हैं तो 
“रियाजुस्सलातीन' का। एक का लेखक था सैयद गुलाम हुसेन खा 
' और दूसरे का गुलाम' हुसेन सलीम । इनमें दूसरा सरफराज खां का 
पक्षपाती था ओर पहला उसके शत्रु अलीवर्दी खा का--यद्यपि सत्य 
के अनुरोध से यह कहना पड़ता हैँ कि सैयद गुलाम हुसैन खां ऊंचे 
११० 


फतहचन्द 
दर्जे का इतिहासकार ओर लेखक था ओर उसके दृष्टिकोण मे गुलाम 
हुसेन सलीम की-सी संकीर्णता न थी । अलीवर्दी खा का पक्षपाती होते 
हुए भी उसने सरफराज खा के दोष ही नही दरसायें हे, उसके गुणों 
पर भी प्रकाश डाला हूँ। 

“मृताखरीन” का कहना है कि सरफराज खां आदमी तो भला 
था, पर उसमें दमसन-सम्बन्धी योग्यता का अभाव था। नमाज पढ़ना, 
रोजा रखना--ऐसे काम तो वह बडी लगन से किया करता, पर 
राज-काज से सम्बन्ध रखने वाले मामलो मे वह हाजी अहमद, फतहचन्द 
यथा आलमचन्द की सलाह को कोई वजन न' देता--बल्कि हागी 
'लुत्कुल्ला, मर्दान अली खां, मीर मुतंजा जैसे लोगों के कहे अनुसार 
चलता जो उसके दिल में घर कर चुके थे और जो इन तीनों के, खास 
'कर हाजी अहमद के, विरोधो या शत्र थे। हाजी अहमद की निनन्‍्दा 
करना, उसकी फबतिया उड़ाना--यह इनका नित्य नियम था। 
हाजी अहमद इनकी करतूतो से अपने भाई अलीवर्दी खां को आगाह 
करता रहता और उसे मुशिदाबाद पर चढ़ाई करने के लिए उभाड़ता 
भी रहता था । 


“रियाज” मे लिखा हे कि शुजाउददौला के शासन-काल में 
अलीवर्दी खा ने मुहम्मद शाह के वजीर कमसरूददीन खा से लिखा-पढी 
कर, अपने लिए 'महाबतजंग बहादुर! की उपाधि प्राप्त कर ली। 
शुजाउद्दौला के तो नही, पर सरफराज खा के मन में खटका हुआ 
और अलीवर्दी खा के विषय में दोनो के दो मत हो चले। बात यहां 
तक बढ़ी कि बाप और बेटे में अनबन भी हो गई । अलीवर्दी खां 
महत्त्वाकांक्षी था। अपने भाई हाजी अहमद की सहायता से, उसने 
कूटनीति से काम लेना आरम्भ कर दिया। सरफराज खा और उसके 


११६१ 


जगतुसेठ 


सोतेले भाई मुहम्मद तर्क। खा के बीच भेद-भाव इतना बढ गया कि 
एक दूसरे का जानी दुश्मन हो गया । कूछ समय बाद मुहम्मद तकी 
खाँ की मृत्यु हो गई ओर उसकी जगह शुजाउद्दौला ने अपने दामाद 
मुशिदकुली खा को उडीसा के नायब-नाजिम का पद दिलाया। 
मुशिदाबाद में हाजी अहमद, फतहचन्द और आलमचन्द इन तीनो 
का एक गुट बत गया था और जब तक शजाउद्दोछा जीवित रहा, 


राज-क्ाज का वास्तविक संचालक यही त्रिगुट बना रहा । 


४ रियाज ” में यह भी लिखा है कि सरफराज खा के नाजिम 
होने पर यह त्रिगुट राजकीय विषयों में पहले की अपेक्षा 
अधिक हस्तक्षेप करने लगा। नवाब की इच्छा थी ओर बेगमों की 
भी इच्छा थी कुछ पुराने सरदारों-मनसबदारों की तरक्की 
करने की, पर त्रिगुट के विरोध के कारण यह न हो सका। फिर तो 
इसका साहस यहां तक बढा कि यह रात-दिन यही बदिश वाधने लगा 
कि किसी प्रकार अलीवर्दी खा को मुशिदावाद की मसनद मिल जाय 
और वह तीनों प्रान्तो का नाजिम बन जाय। “रियाज के 
छेखक का यह भी कहना हैँ कि अपने पषड्यंत्र मे इस त्रिगृट 
को पूरी सफलता प्राप्त हुईं। नादिरशाह के नाम से मस्जिदो में खुतबा 
पढ़ा जाना--उसके नाम पर सिक्‍को की ढलाई होना--ऐसे काम 
इसी की सलाह से हुए थे। बंगाल से काफी बडी रकम उसके कूच करने 
से पहले दिल्‍ली भेजी जा चुकी थी--जिसमे राजस्व के अलावा शुजा- 
उद्दोला खां का निजी धन भी शामिल था। पर नादिर- 
शाह के विदा होते ही दिल्ली में सरफराज खां पर दोषारोपण होने 
लगा कि उन कामों के लिए वही जिम्मेवार था, और कमरुद्दीन खां 
तथा निजामुल्मुल्क के कान भरे जाने लगे | नतीजा यह हुआ कि दिल्‍्ली- 
११२ 


फतहचन्द 


दरबार से अछोवर्दी खां को निजामत मिल गईं और सरफराज खां 
के काले कारनामों के लिए उसे प्राण-दड देने का हुक्मनामा भी अलीवर्दी 
खां को भेज दिया गया । जब तविगुट ने देखा कि यहां तक काम बन चुका 
तब उसने सरफराज खां को यह बता कर कि आमदनी को देखते हुए 
खर्च बहुत अधिक होता जा रहा है,उससे सैनिकों की संख्या घटाने की' 
स्वीकृति ले ली। उसकी सेना के प्राय आधे सैनिक बरखास्त कर दिये 
गये पर एक ओर नवाब की सेता से आदमी हटाये जातें, दूसरी 
ओर बे ही अलीवर्दी खा की फौज के लिए भरती कर लिये जाते। हाजी 
अहमद ने अपने भाई की धन से भी बड़ी सहायता की । अलीवर्दी खां 
चुपचाप ल्डाई की तेयारी करता गया। जब सरफराज खां को मालूम 
हुआ कि षड्यत्रकारी मुशिदाबाद से दिल्‍ली तक सुरंग खोद चुके हे तब 
उमने अलीवर्दी खा की जगह अपने दामाद सेयद मुहम्मद हसन को 
विहार का नायब नाजिम बनाता तथा कुछ और हेरफेर करना चाहा। 
पर त्रिगुट के समभाने-बुकाने पर इस कार्य को भी उसने स्थगित 
कर दिया। मंत्रियों ने कहा कि वाषिक आय-व्यय का हिसाब तीन 
महीने बाद होनेवाला हँ--बेहतर होगा कि जमाखर्च हो जाने से 
पहले कोई अदल-बदल न किया जाय। सरफराज खा भोला-भाला 
था।। उसने फिर उनकी वात मान ली और शत्र को अपना संगठन और 
भी ठोस कर लेने का मौका दे दिया। 


मुशिदाबाद में हाजी अहमद के विरुद्ध रोज एसी चाल चली 
जाती--दोनों भाइयों के स्वार्थ पर आचधात करने की ऐसी चेष्टाएँ 
होती--कि अलीवर्दी खा को लड़ाई के लिए कटिबद्ध हो जाना पड़ा। 
व्यवहा र-कशल होने के कारण उसने दिल्ली-दरबार में प्रभावशाली 
व्यक्तियों से सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। अब उसकी ओर से यह 


१६३ 


जगतसेठ 


प्रयत्न होने लगा कि तीनो प्रान्तो का नाजिम वह बना दिया जाय 
और सरफराज खा को उस पद से हटा दिया जाय। उसने 
राजस्व के अलावा एक करोड भेट करना स्वीकार किया। यह भी 
करार किया कि सरफराज खा की जो निजी सम्पत्ति होगी उसे जब्त 
कर दिल्‍ली पहुचा दूगा। इस प्रयत्न मे अलीवर्दी खा पूर्णत. सफल हुआ । 
दजाउद्दौला के मरने के प्राय एक ही बरस बाद दिल्‍ली से अलीवदी 
खा को सनद मिल गईं और यह आदेश भी कि अगर सरफराज खां 
विरोध करे दो उसे जीवित मत रहने देना ।--(“मुताखरीन” ) । 


अलीवर्दी खां ने अपने दामाद जैनुदुदीन अहमद खा को अपना 
नायब बनाकर पडने मे छोड़ा और सुसज्जित सेना के साथ मुशिदाबाद 
की ओर रवाना हुआ। इससे कुछ दिन पहले वह अपने ज्योतिषी से 
मुहर्ते या साइत निकलवा चुका था और पत्र-ह्वारा अपने “मित्र जगत्‌- 
सेठ फतहचन्द को प्रस्थान के दिन की सूचना भेज चुका था। जब उसके 
सभी हिन्दू और मुसलमान सेनिक--अपनी अपनी रीति से--शपथ 
ग्रहण कर, उसका अखीर तक साथ देने की प्रतिज्ञा कर चुके, तब उसने 
अपनी इस यात्रा का असली अभिप्राय जताया और कूच का डंका 
बजवाया। जब मुशिदाबाद थोड़ी दूर रह गया, तब उसका भेजा 
हुआ पत्र जगतूसेठ के हाथ में पड़ा। पत्र-वाहक को वह पत्र उसी दिन 
उन्हे देने का आदेश था। जगत्‌सेठ ने जो उसे पढा और तारीखें 
मिलाई, तो समझ गये कि अलीवर्दी खा तिलियागढी के इस ओर पहुच' 
चुका हैँ और मुशिदाबाद पहुचने मे उसे चार ही पांच रोज और लगने 
वाले हैं। फौरन वह घोड़े पर सवार हुए, सरफराज खां के पास पहुंचे 
और अपने रग-ढंग से घबराहट दिखाते हुए उस पत्र को सरफराज 
खां के हाथ में देकर कहा कि मुझे सन्देह है कि अलीवर्दी खां राज- 
९ (४ 


फतहचन्द 
महल पहुंच चुका है। साथ ही उन्होंने एक दूसरा पत्र निकाल कर 
सरफराज खा को दिया। अलीवर्दी खा ने यह पत्र उसी के नाम' लिखा 
था। इसका साराश था--'मेरे भाई हाजी अहमद को अपमानित 
करने और हमारे परिवार-मात्र की बेइज्जती करने की इधर 
इतनी चेष्टाएँ हुईं हे कि मुझे विवश होकर यहा तक आना पडा है। 
में आपका वही वफादार नौकर हूं और मेरी नेकनीयती के बारे में 
आपको कोई शुबहा नही होना चाहिए। मेरी प्रार्थना यही है कि आप 
हाजी अहमद को सकूटम्ब मेरे पास आने की इजाजत दे दे।” बहुत 
'तर्क-वितर्क के बाद यह ते हुआ कि हाजी अहमद को जाने दिया जाय । 
अलोवर्दी खा की नेकनीयती का तो किसी को विश्वास न हो सका, पर 
लोगों ने यही कहा कि हाजी का रहना-न रहना बराबर हैं। लड़ने की 
तैयारी कर आगे बढ़ना निश्चित हुआ। सरफराज खा आगे बढ़ा भी, 
पर तैयारी जेसी होनी चाहिए थी, न हो सकी। दोनों दलों के बीच कूछ 
समय तक दूत जातें-आते रहे और समभोौते की बात चलती रही। 
'पर कोई नतीजा न निकला और लडाई न रुक सकी। इस लड़ाई में 
सरफराज खां मारा गया। रायरायां आलमचन्द भी बुरी तरह घायल 
हुए और बाद को उन्होने हीरे की कनी खाकर आत्महत्या कर ली। दो 
पदिन बाद अलीवर्दी खां मुशिदाबाद शहर में दाखिल हुआ। पहला 
'काम उसने यह किया कि सरफराज की मां के पास पहुंचा और उससे 
'यह कहकर माफी मांगी कि जो होनी थी हो चुकी --“इतिहास में 
सदा के लिए मेरी क्ृतघ्नता की कहानी लिखी जा चुकी ।” उसे 
आश्वासन देकर और उससे विदा ग्रहण कर वह “चहलसतुन' में 
जया और वहीं तस्तनशीन हुआ ।--(“मुताखरीन”) 


सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच होने वाली लड़ाई का जो 
११५ 


जगतूसे5 


वर्णन “रियाजुस्सलातीन” मे मिलता है, वह इस वर्णन से भिन्न है १ 
उसमे यह दिखाने की चेष्टा की गईं हे कि बहुत'से पदाधिकारी हाजी 
अहमद से मिले हुए थे और उनके विश्वासघात के कारण ही सरफराज 
खां की वैसी हार हुईं। जव अलीवर्दी खां का हरावल राजमहल पहुंच 
चुका, तब सरफराज खा को उसके मुशिदाबाद की ओर चल पड़ने की 
खबर मिली। फिर भी रायराया आलमचन्द उसे यही समभाने की 
कोशिश करते रहे कि “अलीवर्दी खा का उद्देश बुरा नहीं, वह केवल 
आप से मिलने के लिए आ रहा है । सरफराज खा को उसकी बात पर 
विश्वास न हुआ। जो सेना बच रही थी और जो सरदार, मनसबदार 
तथा जमीदार विश्वास करने योग्य थे, उन्हें साथ लेकर वह दुश्मन का 
मुकाबला करने के लिए मुशिदाबाद से चला। चलने से पहले ही उसे 
यह मालम हो चुका था कि तोपखाने में बारूद की जगह कूडा-करकट 
और गोलो की जगह ईंटे भरी हुईं थीं । हाजी अहमद का एक रिश्तेदार 
उस विभाग के अध्यक्ष के पद से हटाया गया और उस पद पर एक 
पुतंगीज की नियुक्ति हुईं। तीन-चार दिन बाद शहर से थोडी ही दूर 
पर पहली लड़ाई हुईं | इसमें अलीवर्दी खा की फोज को हार खानी पड़ी । 
अगर रायरायां आलमचन्द ने फिर विश्वासघात न किया होता तो 
छात्र के दल में भगदड़ मच जाती और हार-जीत का उसी दिन निर्णय 
हो जाता। पर उसने सरफराज खा से जाकर कहा कि दोपहर की 
गरमी किसी से बरदाइत नही हो रही है, अगर लडाई जारी रखी गईं 
तो अपने बहुत से आदमी और घोडे, गरमी और प्यास से ही छटपटा 
कर, प्राण त्याग देंगे; अच्छा हो कि आज लडाईं मुखतबी की जाय और 
कंल मोरचा लेकर दुश्मन का खातमा कर दिया जाय ।” सरफराज' 
' श्वां के ज्योतिषियों या सरदारों की राय ऐसी न थी---उनका कहना 


१९६ 


फतहचन्द 
था कि लडाई स्थग्रित करने मे लाभ नही, हानि ही हानि है--फिर भी 
नवाब ने उनकी एक न सुनी और जो प्रस्ताव आलमचन्द ने किया था 
उसी को स्वीकार कर लिया। कुछ देर बाद उसे अलीवर्दी खां का एक 
खत मिला, जिसमे उसने लिखा था कि मेरी वफादारी में जरा भी फके 
नही पड़ा हे--में आपकी सेवा में उपस्थित होकर केवल अपने को 
निर्दोष प्रमाणित करने यहा आया हू । सरफराज खा को ससार का 
अनुभव नही के बरावर था, उसने अलीवर्दी खां की बात अक्षरशः 
सत्य मान ली , और बेवक्‌फी से सारे फसाद की जड हाजी अहमद को 
अपने भाई के पास जाने दिया । उसके साथ शुजा कूली खा और ख्वाजा 
बसनन्‍्त पानी की थाह ले आने के लिए भेजे गये। अलीयर्दी खा ने इनके 
सामने क्रान की कसम खाकर कहा कि कल दिन चढते ही यह सेदक 
अपने स्वामी के सामने उपस्थित होकर क्षमा-पयाचना करेगा। वास्तव 
में कसम खाने के लिए जो चीज उप्तने हाथ में ली थी वह कुरान 
की प्रति नहों कर बेठन से लपेटी हुईं,एक ईंट थी। फिर उस 
से ख्वाजा बसन्‍्त को दो सौ अशफिया भी मिली। उन दोनों बेबकृफो ने 
जो कुछ देखा-सुना, उससे उन्हे विश्वास हो गया कि अलीवर्दी सां 
अब सचम्‌च पद्चात्ताप कर रहा हैं और वह नवाब के पांव पडने ही 
वाला हूँ। पडाव पर लौटकर उन्होने जो कहानी सुनाई उससे सब 
लोग निशर्चिन्त हो गये और लडाई की तैयारी के बदले अलीवर्दी खाँ 
की जियाफत की तेयारी होने छगी। उधर दुश्मन रात भर चौकच्ने रहे 
ओर सरफराज खां की फोज के जो लोग साजिश में शामिल थे, उनसे 
मिलते-जुलते ओर सडझाह-मशविरा करते रहे। सरफराज खां के दो 
सेनापतियो ने चेतावनी दी भी तो उसने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं 
दिया, बल्कि उन्ही लोगों को डाटनें-डपटने लूगा। पो फटने से पहले ही 


९१७ 


जगत्‌सेठ 


अलीवर्दी खां ने गोलाबारी शुरू करा दी। फिर भी कुछ देर तक 
सरफराज खां यही समझे बेठा रहा कि तोपो की बाढ से शायद उसकी 
सलामी उतारी जा रही है और अलीवर्दी खा उससे मिलने आ 
रहा हैं। 

इसके वाद “रियाज” में उस दिन होने वाली लडाई का विस्तृत 
बर्गन है, जिसमें उसके दल के कुछ लोग तो मैदान छोड कर भाग चले, 
कुछ तेयार न रहने के कारण गाजर-मृली की तरह काट डाले गये, 
और थोड़े से लोग उसकी ओर से वीरतापूर्वक लडे भी तो उनसे कुछ 
बन न पडा। खुद सरफराज खां “अपने ही दल के किसी विश्वासघातक' 
की बंदूक से चली हुई गोली” का शिकार हुआ। रायरायां आलूमचन्द 
को दगाबाजी का यह बदला मिला कि सिर में एक तीर लगने से वह 
बरी तरह घायल हुआ और फिर अपने घर पहुच कर, पश्चात्तःप के साथ 
उसने हीरे की कनी चाट ली और यों आत्महत्या कर ली। अलीवर्दी 
खां के दल में विजय-दुदुभी बजने लगी, उसे बधाइया मिलने छगी। 
हाजी अहमद ने शहर में जाकर लोगों को अपने पक्ष की जीत की खबर 
सुनाई और शान्ति-रक्षा का सबको आश्वासन दिया। अलीवर्दी खां 
वहां चार रोज बाद पहुचा और मसनद पर जा बेठा | सरफराज खां जो 
कुछ धन छोड गया था, वह सब आसानी से उसके हाथ लग गया। 
अलीवर्दी खां ने पत्नी-ब्रत धारण कर रखा था, इससे सरफराज खां के 
हरम की ओर उसका ध्यान जाने वाला न था, पर वहां जो डेढ हजार 
उसकी बीवियां और दासिया थी, उन्हें हाजी अहमद और उसके बेटे 
तथा दूसरे सम्बन्धी अपने अपने घर ले गये । 

अलीवर्दी खांऔर सरफराज खा के बीच यह लडाईं, भागी रथी 
के तट पर ग्रिरिता नामक स्थान में हुईं थी--नादिरशाह के ईरान 
११८ 


फतहुचन्द 


लौट जाने के ग्यारह और शूजाउद्दौला के प्राण छूटने के प्रायः चौदह 
महीने बाद। 


इस त्रान्ति को सफल बनाने में जगत्सेठ का बहुत बड़ा भाग था, 
यह स्पष्ट है। “मुताखरीन” में इसका जो वर्णन है उसके अनुसार 
सरफराज खा ने अपने व्यवहार से उन्हे इतना असन्‍्तुष्ट और रुष्ट कर 
दिया था कि उन्हें विवश होकर हाजी अहमद से मिल जाना पडा। 
“रियाज” में उन्हें त्रिगुट में शामिल बता कर, यह दिखाने की चेष्टा 
की गई है कि वह भी प्रभुत्व के भूखे थे और सरफराज खा के समय में. 
पहले से भी अधिक मनमानी करने लगे थे । “रियाज” मे जो कुछ लिखा 
हैं उसका ध्वन्यात्मक अर्थ यह है कि अपनी दाल गलते न देख कर ही 
उन्होंने अलीवर्दी खा का पक्ष अपना लिया था और सरफराज खा के 
मंत्री होते हुए भी काम उसके हित के विरुद्ध करने लगे थे। 

पर जान पडता हैँ कि बहुत पहले ही फतहचन्द इस नतीजे पर 
पहुंच चुके थे कि योग्यता के अभाव के कारण, सरफराज खा मुशिदक्‌ली 
खां का उत्तराधिकारी होने योग्य न था। वास्तव में नाजिम के पद के 
सम्बन्ध में उत्तराधिकार या वरासत का कोई सवाल उठ ही नहीं 
सकता था। सम्राट जिसको चाहता उस पद पर रख सकता या उससे 
हटा सकता था। जहा तक जगतृूसेठ की पृष्ठपोषकता का सम्बन्ध था, 
यह सरफराज खां को उस समय भी प्राप्त न हो सकी थी, जब मुशिदक्‌लीः 
खां ने अपने दामाद के बजाय अपने नाती को सम्राट से फरमान या सनद॑ 
दिला देने की चेष्टा की थी। शुजाउद्दौला के मरने पर, सरफराज खां 
को दिल्‍ली से स्वीकृति मिली भी तो देर से, और फिर कुछ महीनों के 
भीतर ही दिल्‍ली ने अपना वह निर्णय बदल कर अलीवर्दी खां को 
न्ाजिम नियुक्त कर दिया। अगर फतहचन्द ने अलीवर्दी खां की इस 


११६ 


जगत्‌सेठ 


सिलसिले में सहायता की तो इसी कारण कि बगाल, बिहार, उड़ीसा 
जैसे प्रान्तो की निजामत की जिम्मेवारी बहुत भारी थी और यह जिम्में- 
बारी उठाने की दृष्टि से, अलीवर्दी खा से योग्य व्यक्ति मिलना 
कठिन था । 


पर इस सारी घटता के बरसों वाद, इंस्ट इंडिया कपनी के एक 
अंगरेज कर्मचारी ने सरफराज खा और फतहचन्द के बीच अनबन हो 
जाने का वास्तविक कारण यह बताया कि नवाब ने जगत्‌संठ की 
पौत्र-वध्‌ की मुहदिखाई पर तुल कर उसे अपने मह॒रू में बुलवाना 
घाहा और जब जगतुसेठ किसी तरह उसके प्रस्ताव से सहमत न हुए 
तब उसने मनमानी की और महल मे उस बालिका को एक रात 
रंख कर दूसरे दिन अउने घर जाने दिया। पर यह सारी कहानी 
या तो चडखाने की गप थी या उसकी अपनी मनगढत थी । चूकि उसका 
हवाला देकर और लेखक भी उसकी बात दोहरा चक हूं, सत्यासत्य के 
निर्णय के लिए एक दूसरे अगरंज लेखक का मत परिशिष्ट के रूप में 
उद्धत कर दिया गया हे। उसमें इंस्ट इडिया कंपनी और जगत्‌सेद- 
परिवार के सम्बन्ध पर विशेष रूप से प्रकाश डालने वाले मि० लिट्ल 
ते यह भली भांति दिखा दिया है कि कंपनी का वह कर्मचारी कितना 
सच्चा या विश्वसनीय था और उसकी इस कहानी में क्‍या तथ्य था । 
एक किवदन्ती यह हैँ कि सरफराज खां को बताया गया था कि 
फतहचन्द मुशिदकुली खां से कोई बडी रकम उधार ले च॒के थे या 
उनके जिम्में उसके कई करोड़ रुपये बाकी रह गये थे, पर जब उसने 
उनसे अदायगी के लिए तकाजा किया, तब फतहचन्द ने कहा कि न तो 
भेने कभी ऐसा कर्ज लिया, न मेरे जिम्में ऐसी कोई रकम बाकी है । पर 
थह बात भी निराधार ही जान पड़ती हैँ। किसी प्रामाणिक इतिहास- 
१२० 


फतहुचन्द 


ग्रंथ में इसका उल्लेख नही मिलता। अगर इसमें कुछ भी सचाई 
होती तो कम से कम “रियाजुस्सछातीन” का लछेखक इसका 
उल्लेख किये बिना म॑ रहता । 


(४ ) 


अलीवर्दी खा राज-सहासन पर बैठ जाने के बाद भी कुछ समय 
तक प्रजा के हृदय-सिहासन पर न बैठ सका । प्रजा की दृष्टि में 
सरफराज खां की हत्या कृतघ्नवा की चरम सीमा थी, कारण कि 
सरफराज खा उसका स्वामी ही नहीं, उसकी बाह गहने और उसके 
परिवार-मात्र को ऊपर उठानेवाले शुजाउददौला खा का पुत्र भी 
था। पीठ पीछे होने वाली आलोचना मे तमाम अलीदर्दी खा और 
हाजी अहमद के नाम धरे जाते और उनके प्रति घ॒णा तथा निन्‍दा से 
भरे हुए भाव प्रकट किये जाते । पर अलीदर्दी खा ने अपने गणों से 
ऐसी परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त कर ली और अपने नाम पर 
लगे हुए धत्वे को मिटा-सा दिया। उसमे साहस था, श्रमशीलता 
थी ओर साथ ही ऊचे दर्जे की राजनीतिज्नता थी। उसका ध्यान 
सदेव इस ओर रहता था कि तीनों प्रास्तो मे अमन-चैन कायम 
रखने के लिए कुछ भी उठा न रखा जाय। वह सच्चरित्र भी था 
गिरिया के मेदान मे जो सफलता अधूरी रह गईं थी उसे पूरा करने 
का विशेष अवसर उसे तब मिला, जब तीनों प्रान्तों पर मराठों के 
आक्रमण होने लगे और वह जी-जान से अपनी प्रजा की रक्षा करने 


लगा। 


नाजिम हो जाने पर अलीवर्दी खां ने अपने बन्ध-बान्धवों को 


उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया। हम देख चुके हे कि उसके तीन भतीजे 
१२१ 


जगत्‌सेठ 


थे जिनके विवाह उसकी लडकियों के साथ हुए थे। इनमें नवाजिश 
मुहम्मद खा को बगाल के दीवान का पद मिला। साथ ही वह ढाका, 
चटगांव, त्रिपुरा, सिलहूट का नायब नाजिम भी नियुक्त हुआ। 
जेनुद्दीन अहमद खा बिहार का नायब नाजिम बना दिया गया। 
इसके बेटे को अलीवर्दी खा ने गोद ले रखा था और वही पीछे 
सिराजुददौला के नाम से मशहूर हुआ। उडीसा अभी अलछीवर्दी खां 
के कब्जे में न था, पर सइंद अहमद खां को उसने वचन दिया. कि उस 
पर अपना आधिपत्य होते ही तुम वहां के नायब नाजिम बना दिये 
जाओगे। हाजी अहमद का दामाद अताउल्ला खां भागलपुर का 
फौजदार नियुक्त हुआ। इसी प्रकार और सम्बन्धी तथा सहायक भी 
पुरस्कृत किये गये । प्रत्येक की पदोन्नति हुई, प्रत्येक का मनसब बढा, 
प्रत्येक को नई खिलअत या खिताब मिला। हिन्दुओ में चेनराय 
ओर राजा जानकीराम के नाम भी इसी सिलसिले में लेने लायक 
हैं। चेनराय रायराया आलमचन्द का एशकार था। वह अब स्वयं 
रायराया की उपाधि पाकर अलीवर्दी खा का दीवान हुआ। राजा 
जानकी राम पहले इसी पद पर रह चुका था। इसकी भी पदोन्नति 
हुईं और यह सेना-विभाग में दीवान बना दिया गया। 
अलीवर्दी खा के शासनकाल में दो खास बातें ये हुईं कि तीनों 
प्रात्तों में शीया-सम्प्रदाय के मुसलमानों का महत्त्व बढा और 
पटना-मुशिदाबाद जेसे नगर शीया-सस्कृति के प्रधान केन्द्र बन 
गये। उधर सरकारी विभागों में हिंदू अधिकारियों की भीं 
संख्या-वृद्धि हो चली । 


अलीवर्दी खां ने मुशिदाबाद पर चढाई करने से पहले बादशाह 
, को जो एक करोड रुपये देने का वादा किया था, उसे तो उसने मसनद 
१२२ 


फतहचन्द 


पर बंठते ही भेज दिया, पर सरफराज खां की सम्तत्ति और राजस्व 
की मद में बाकी निकलने वाली रकम को भेजने में कुछ देर हुई। 
इसकी वसूली के लिए दिल्‍ली से मुरीद खा नामक दरबारी बंगाल 
भेजा गया। ज्योही अछीवर्दी खां को इसकी सूचना मिली, उसने 
मुरीद खां को लिखा कि में स्वयं आपसे मिलने राजमहल आ रहा 
हू, आप तब तक पटने में विश्लाम करें तो अच्छा होगा । फिर दोनों 
की सकरीगली में मुलाकात हुईं। अलीवर्दी खां ने हिसाव तो चुका 
ही दिया, मुरीद खां का भी मुह मीठा कर उसे वहा से सम्मानपूर्वक 
विदा किया | सरफराज खा की जो निजी जायदाद जब्त की जा 
चुकी थी और जो अब मुरीद खां के हवाले की गईं, उसमे “लाखों 
रुपये तकद' के अलावा “सत्तर लाख के जवाहरात"”, सोना-चांदी 
के सरोसामान, कीमती कपड़े और कितने ही हाथी-छघ्गोड़े भी शामिल 
थे।* 

दिल्‍ली की ओर से निद्धिन्त होते ही अलीवर्दी खां ने कटक 
की ओर से भी निर्श्चितता प्राप्त करने का उद्योग आरम्भ कर दिया। 

उडीसा में पहले से ही, शुजाउद्दोला खां का दामाद मुशिदकुछी 
खां नायब नाजिम था। उसके और अलीवर्दी खां के बीच सन्धि की 


* “रियाजुस्सछातीन” में जो कुछ लिखा है वह इससे कुछ भिन्न ह 
अगर उसकी बात मानी जाय तो सरफराज खा की सम्पत्ति की मद में अलीवर्दी 
खा ने कुल चालीस लाख रुपये ही भेजे । हा, सम्राट्‌ के प्रधान मत्री कमरुद्दीन 
खा को उससे तीन छाख और आसफ जाह॒ निजामुल्मुल्क को एक लाख अवद्य 
मिले। “रियाज” में यह भो लिखा है कि अलोवर्दी खा ने सरफराज खा के 
प्रतिनिधि राजा मृंगलकिशोर से साठ-गाठ करके तीनो प्रान्तो की सनद हासिल 
कर ली | 


श्श्रे 


जगतसेठ 


बातचीत होने लगी और दोनों यहां तक सहमत हो गये कि लोगों को 
जान पडा कि सन्धि होकर ही रहेगी। वास्तव में होने वाला कुछ और 
ही था। “मुताखरीन” का कहना है कि मुशिदकुली खां की स्त्री और 
उसके अपने दामाद मिर्जा बाकिर खा ने उसे इतना उभाड़ा कि अनि- 
च्छुक होते हुए भी उसने सन्धि के नियमो के पालन का विचार त्याग 
दिया और लड़ने-भिडने की बात सोचने कूगा। अलीवर्दी खां को 
इसका पता चला तो उसने मुशिदक्ली खां को लिखा कि, “में तुमको 
किसी तरह का नुकसान पहुचाना नही चाहता,फिर भी यह निश्चित-सा 
है कि अगर तुम कटक मे रहे, तो हम दोनो में से किसी को भी शान्ति न 
मिल सकेगी । इसलिए में आशा करता हूं कि तुम अपने परिवार के 
लोगों और अपने माल-असबाब को साथ लेकर फौरन या तो दविखव- 
प्रदेश चले जाओगे, या--तुम्हारी इच्छा हो तो--मुशिदाबाद होकर 
“हिन्दुस्तान। पत्र पाकर मुशिदकुली खा कुछ भयभीत अवर्य हुआ, 
पर अपनी स्त्री और अपने दामाद को लड़ाई के लिए अधीर देखकर 
उसने फिर सन्धि या सुलह का नाम नही लिया, बत्कि अलीवर्दी खां 
को यह लिखकर आग मे घी डाल दिया कि, “मेरे प्रतिनिधि* ने मेरी 
ओर से जो कुछ ते किया, वह मेरी इच्छा के विरुद्ध हें--में उसे स्वीकार 

नही कर सकता। अब हम दोनों के झगडे का निबटारा तलवार-द्वारा 


के “मताखरोन” के अनुसार यह सूरत का निवासी था और इसका नाम 
आगा मुहम्मद तकी था। “रियाजुस्सलातीन” के अनुसार सुलह को बातचींत 
मुशिदक्‌ली खा की ओर से मुखालिस अली खा ने शुरू की । यह हाजी अहमद 
का दामाद था, पर मुशिदकूली खा के साथ रहता आया था । अलीवर्दी खा और 
हाजो अहमद ने इसके द्वारा मुशिदकुली खा को ऐसा आद्वासन दिलाया कि वह 
निश्चिन्त होकर सो गया। उधर मुखालिस खा मुशिदकुली खा के सरदारो को 
फोड़-फोड़ कर अलोवर्दी खा के मतरूब का काम करने रूगा। 


१२४ 


फतहचन्द 
ही होगा।” इस चुनौती के जवाब में अलीवर्दी खा ने मुशिदाबाद 
नगर की रक्षा का भार अपने भाई हाजी अहमद और अपने भतीजे 
को सौपा और आप रकाब में पेर रख, दस-बारह हजार चुने हुए 
सवारो के साथ शुभ मुह॒रतें में उड़ीसा-प्रान्त की ओर रवाना हुआ, 


यह बात सन्‌ १७४० के अन्तिम दिनो की हेँ। अलीवर्दी खा को 
उडीसा मे एक साल से भी अधिक समय विताना पड़ा। मुशिदक्‌ली खां 
से उसका मुकाबला बालेश्वर से थोड़ी ही दूर पर हुआ। इस लडाई 
में अलीवर्दी खा की जीत कुछ ऐसे कारणो से हुईं, जो उसके छात्रु के 
दुर्भाग्य और उसके अपने सौभाग्य के सूचक थे। अगर मिजा बाकिर ने 
अपने ससू र की इच्छा के विरुद्ध, आवेश मे आकर अपना स्थान न छोड़ 
दिया होता--अगर उसकी फोज का अफगान-स रदार आबिद खा दुश्मन 
से मिलकर विश्वासघात न कर बेठता--तो जीत सभवत' मुशिदक्‌ली 
खा की होती,अलीवर्दी खा की नहीं। वास्तव मे हुआ यह कि मिर्जा 
बाकिर के बुरी तरह घायल हो जाने के कारण फौज में भगदड मच गईं 
और जब मुशिदक ली खा ने बचने का और कोई उपाय न देखा, तब 
उसको साथ लेकर भटपट एक जहाज में जा बेठा और खुद भी भाग 
कर मछलीबन्दर जा पहुचा। रतिपुर और जगन्नाथपुरी का राजा * 





* “रियाजुस्सलातीन” के अँगरेजी अनुवादक गुलाम हुसैन सलीम ने 
अपनी पाद-टीका म इसका नाम हाफिज कादिर बताया है और कहा है कि 
यह रतिपुर (खर्दा) का राजा और पुरी के मन्दिर का प्रबन्धकर्ता था। मालूम 
नही, यह बात किस आधार पर लिखी गई है । इस पुस्तक मे पुरुषोत्तम या पुरी 
के राजा का उल्लेख है। 'मृताखरीन” में छिखा है कि यह “रतिपुर का राजा था 
और जगन्नाथ का भी ।” आगे चलकर “मुताखरीन” ने इसे स्पष्टत. “हिन्दू” 
राजा बताया हैँ। 


१२५ 


'जगत्सेठ 


उसके मित्रो में था और यह गाडे का ऐसा साथी निकला कि इसकी 
सहायता से उसके बाल-बच्चे, नोकर-चाकर सभी, माल-असबाब के 
साथ, अलीवर्दी खा के कटक पहुचने से पहल ही वहा से चल पड़े और 
सक्शल दविखन पहुच गये । यहा निजामुल्मुल्क के राज्य में मुशिदक्‌ली 
खा को पहले ही शरण मिल चुकी थी। उधर विजेता अलीवर्दी खा ने 
कटक पहुंचकर प्रान्त के बड़े-बड़े जमीदारों को बुलवाया और राज- 
भक्ति का आश्वासन मिल जाने पर उन्हें सम्मान-प्रदान कर विदा 
किया। अपने दूसरे दामाद सईद अहमद खा को उड़ीसा का नायब 
'नाजिम बनाने के लिए वह वचनबद्ध था, इसलिए उसे कटक बुलवा- 
कर उसने अपनी वह प्रतिज्ञा भी पूरी कर दी। 

सुशासन की दृष्टि से अलीवर्दी खां को जो कुछ आवश्यक जचा 
उसे पूरा कर, वह मुशिदाबाद लोट गया। पर कटक में अहमद खां की | 
अयोग्यता के कारण परिस्थिति सुधरने के बजाय दिन-दिन बविगडने 
लगी, लोगों मे उसके प्रति असन्तोष का भाव बढ़ने लगा, भीतर ही 
भीतर एक दूसरी क्रान्ति के लिए रग-मंच तेयार होने लगा। इस सब 
के लिए प्रधानत. दोषी शाह अहिया नामक एक 'फकौर' था जिसकी 
अहमद खां से पुरानी जान-पहचान थी, जो घृमता-फिरता कटक जा 
पहुंचा था और जिसकी अब दरबार मे तूती बोलने छगी थी । वास्तव में 
यह कोई योगी-यती नही, बल्कि दुश्चरित्र ढोगी था। इसकी कुसगति 
का फल यह हुआ कि नायब नाजिम दुराचारी बन गया ओर लंपटता 
की राह पर तेज कदमों से आगे बढने लगा। इससे जनता में वड़ा 
ही असन्तोप फैँछा और मिजा वाकिर के पक्षपातियों को अपनी 
अभीष्ट-सिद्धि के लिए अनायास ही उपयुक्त वातावरण मिल गया। 


अचानक मिर्जा बराकिर ने कटक पहुचकर ऐसा भपट्टा मारा कि 
१२६ 


फतहचन्द 
सइंद अहमद खां से तख्त और ताज तो छिन ही गये, उसे अपनी निजी 
सम्पत्ति से भी हाथ धोना पड़ा और सपरिवार बंदीगृह में बन्द होना 
पड़ा । कटक के नागरिक विद्रोही हो गये थे और उचके इस विद्रोह के 
फलस्वरूप ही ऋन्‍न्तिकारियों को ऐसी जाशातीतः सफलूता प्राप्त 
हुई थी। कि 
अलीवर्दी खां को कुछ बातों की खबर पहले ही मिल चुकी थी 
और वह कटक जाने की तेयारी भी कर चुका था। अबमालम हुआ कि 
विद्रोहियों की सहायता से मिजा बाकिर पूर्णव: सफले हो चुका था और 
अहमद खां को केदखाने में जान के छाले पड़ रहे थे । हाजी अहमद और 
उसकी स्त्री ने तो सलाह दी कि अगर मिजा बाकिर उनके बेटे को 
सपरिवारछोड़ दे, तो उससे लड़ा न जाय और उड़ीसा उसी को दे दिया 
जाय । पर अलीवर्दी खां को यह सलाह ठीक नहीं जंची । हां, जितनी 
तैयारी वह कर चुका था, वह काफी नहीं थी--उसे छगा कि अगर _ 
निजामुल्मुल्क मिजा बाकिर की पीठ पर न होता तो यहइतने बल 
ओर वेग से आक्रमण न कर सकता । इसलिए उसने लाव-लशकर बढ़ा 
कर ही कटक जाना और दुश्मन की ताकत की आजमाइश करना 
यूक्तिसंगत समझा। अब उसने घुड़सवारों की संख्या बढ़ाकर बीस 
हजार कर दी ओर सेना को सुसज्जित करने में कोई भी कसर न छोड़ी । 
जब तेयारी पूरी हो चुकी, तब उसने कटक की ओर प्रस्थान किया । 
वहां दोनों दलों का मुकाबला नगर से थोड़ी ही दूर,महानदी के 
_ किवारे हुआ। इसमें फिर मिजा बाकिर की हार हुई और फिर उसे _ 
मेदान छोड़ कर दविखन भागना पड़ा। अपने कंदी अहमद खां 
को वह साथ लेता गया था। रथ पर इंसके साथ दो तूरानी 
सरदार तैनात थे। इन्हें आदेश मिल चुका था. कि दुश्मन के 


१२७: 


जगतसेठ 


पास पहुचते ही अहमद खा के पेट में खजर घुसेडकर उसे मार डालना । 
रथ के चारो ओर पाच सौ मराठे सवारो का पहरा था और इन्हे भी 
आज्ञा मिल चुकी थी कि अगर अनहोनी हो जाय ओर दूसरे दलवाले 
रथ के पास पहुच जाय तो तुममे से प्रत्येक आदमी पहले अपना बरछा 
रथ के आर-पार कर दे, फिर अयनी जान बचाने का प्रयत्न करे। पर 
जब अनहोनी सचम्‌च्र हो के रही तबन तो तूरानियों के खंजर,न मराठों 
के भाले ही अहमद खा का बाल बांका कर सके । मराठों को जो आज्ञा 
मिल चुकी थी, उसका उन्होने पालन अवश्य किया, पर इसका नतीजा 
यही हुआ कि एक तूरानी सरदार मारा गया और दूसरा घायल होकर 
उसकी लाश के नीचे दबक गया। अहमद खा ने भी भुक या लेट कर 
अपनी जान बचाइई*। इतने मे ही उस रथ की तलाश में दोड्प करने 
वाले मुस्तफा खां, मीर जाफर खा+', मुहम्मद अमीन खा, दिलेरखा आदि 
सरदार आ पहुचे ओर उनके पहुंचते ही अहमद खा को कद से छटकारा 
मिला, उसकी जिन्दगी की मीयाद बढ़ गईं। अलीवर्दी खा के दल में 
हें का पारावार न रहा । जब अहमद खां अपने चचा के पास पहुचा, 
तब अलीवर्दी खा ने उठकर उसे छाती से लगा लिया और कुछ देर तक 
आनन्द-विभोर बना रहा। फिर उसने अहमद खां को नह॒वाया और 


डलदवनपमनषन्‍का पक उस अलाकापक......3 यह अाजलगक का का अकाल अत. वेटफन पक -फलना-पथककप--अ--नततनियओऊ ननानना+ऊ, 


* “रियाजुस्सलातीन” में यह कथा कुछ और प्रकार से मिलती है। 
उसमे लिखा है कि अहमद खा के साथ रथ में एक ही शख्स खजर लेकर 
बैठा था और वह था मुशिदकुली खा का भाई हाजी मुहम्मद अमीन । फिर उसमें 
पाच सौ की जगह कूल दो हो घुडसवारों का जिक्र है, जिनके बरछो ने अहमद 
खा की जगह हाजी मृहम्मद अमीन का खातमा कर दिया। 

 मीर जाफर अलीवर्दी खा का मीरबर्णशी था । इसका पूरा नाम था 
समीर मुहम्मद जाफर खां बहादुर । यह अलीवर्दी खा के सौतेले भाई मीर मुहम्मद 
अमीन का बहनोई था । 


१२८ 


फतहचन्द 
उसे नई खिलअत देकर तथा कलगी, सरपेच, मोतीमाल आदि से 
विभूषित कर मसनद पर बेठाया। इसकी स्त्री और लडके-बाले 
बारहबाटी के किले मे कंद थे। वहा से सब के सब मुक्त कराये गये और 
यही बुलवा लिये गये। इसके बाद अलीवर्दी खा के आदेश से वे 
मुशिदाबाद के लिए रवाना हुए। अहमद खां को देखने के लिए उसके 
मां-बाप अधीर हो रहे थे, इसलिए उसका जल्द से जल्द मुशिदाबाद 
पहुंच जाना आवद्यक था। आप अलीवर्दी खां कुछ समय के लिए कटक 
में ही ठहर गया औरसुशासन की दृष्टि से जो उत्तम प्रबन्ध हो सकता 
था वह हो जाने के बाद ही उसने मुशिदाबाद की राह ली। 


उसकी अनुपस्थिति में वहां हाजी अहमद और जगत्‌सेठ फतहचन्द 
उसके प्रतिनिधि-स्वरूप काम करते जा रहे थे।रायराया आलमचन्द 
की मृत्यु के बाद मत्रिमंडल के सदस्य यही दोनो रह गये थे और इनके 
उत्तरदायित्व के ही भरोसे अलीवर्दी खां अपनी राजधानी से इतनी 
टूर के दोरे पर जा सकता था या प्रवास मे महीनो बिता सकता था । 

फतहचन्द की कोठी और कंपनी के बीच आ्थिक सम्बन्ध पूर्ववत्त 
ही बना रहा और इस सम्बन्ध से कम्पनी पूवबत्‌ ही लाभ उठाती 
रही | ७ जुलाई सन्‌ १७४० को उसे १२१,००० ) कर्ज लेना पड़ा और 
इस कर्ज का भूगतान उसने जगत्सेठ की कोठी को चांदी बेच कर 
किया। दिसम्बर १७४० में कासिमबाजार के कर्मचारियों ने कौसिरू 
को लिखा कि हमे फतहचन्द को १२) सेकड़ा सालाना ब्याज देना 
पड़ता है, हमे आशा है कि आपके लिखने पर वह यह दर घटा कर ९ ] 
कर देगे। इस पर प्रेसिडेंट ने उन्हें लिखा कि, “बरसों से कंपनी १२ ] 
सकड़ा ब्याज देती आ रही है, पर इतना भारी बोफ उठाने में अब वह 
असमर्थ है। हमारी प्रार्थना है कि कासिमबाजार की फैक्टरी को जितने 


१२९ 
ज० ९, 


ज़गत्सेठ 

रुपये की जरूरत हो, आप ९ ) सेकड़ा सालाना ब्याज पर दिया करें।” 
यह प्रार्थना स्वीकृत हो गईं। २१ दिसम्बर को ही वहा वालों को 
६०,००० ) कज्ज लेना पड़ा। यह रुपया उन्हे ९) सेकड़ा ब्याज पर 
ही मिला। 


नमक की खरीद-बिक्री करने का कपनी या उसके अंगरेज कर्म- 
चारियों को कोई अधिकार नही था। वास्तव में इस अधिकार से दूसरे 
व्यापारी भी वज्चित थे। नमक की खरीद-बिक्री से जो कुछ लाभ 
होता, उसका हकदार स्वयं नवाब नाजिम था। फिर भी अगरेजो की 
धृष्टता ऐसी थी, कि वे उस क्षेत्र में समय-समय पर घुस ही जाते और 
जो कुछ हाथ लगता, लेकर बाहर निकल आते | हाजी अहमद कान में 
तेल डालकर बैठने वाला न था। उसने कंपनी के वकील को बुलवाया 
और कहा कि,“व्यापार-सम्बन्धी जो अधिकार अगरेजों को प्राप्त हें, 
वे सम्राट की अपनी प्रजा को भी प्राप्त नही । उनके लिए यह अत्यन्त 
लज्जाजनक बात है कि वे फिर भी मर्य्यादा के भीतर नही रह सकते 
और जो छोटी-मोटी चीजे खास कर यहा के लोगो के लिए छोड़ दी 
गई थी, उन्हें भी हथियाने लगे हे । फिर नमक के इजारेदार तो खुद 
नवाब हें---उनके साथ इस तरह पेश आने के मानी क्या ? ” वकील से 
यही जवाब बन पडा कि, “कंपनी इस विषय में कुछ भी नहीं जानती । 
अगर उसके कुछ कमंचारियों ने नमक की खरीद-बिक्री की है, तो बिना 
उसकी जानकारी और इजाजत के | पर हाजी अहमद जानता था कि 
असलियत क्या है । इसलिए उसने गरम होकर ऐसी भिड़की सुनाई कि 
वकील को चुप्पी साध लेती पड़ी | उसने सारा वत्तान्त कलकत्ते 
लिख भेजा। वहां यह ते हुआ कि जगत्सेठ को लिखा जाय कि आप 
हाजी अहमद को समक्रा-बुरा कर यह मामला निबटा दें। जगत्‌सेठ 
,(३० 


फतहचन्द 
ने उनके अनुरोध की रक्षा कर हाजी अहमद से क्षमा-प्रदान करा दिया। 
कंपनी को कूल १३,१९३ ) नकद देता पडा--और यह प्रतिज्ञा करनी 
पड़ी कि भविष्य मे अगरेज नमक की खरीद-बिक्री से कोई सरोकार न 
रखेगे । फतहचन्द की सिफारिश से इस मामले का निबटारा हो जाने 
की सूचना कोसिल को देते हुए, कासिमबाजार के कार्यकर्ता फरवरी 
१७४१ में लिखते हे--“हमें अपना भाग्य सराहना चाहिए कि इतना 
ही देकर हम इस सकट से मुक्त हो गये । यह निश्चित है कि अगर 
'फ्तहचन्द की कृपा न होती और नवाब यहां से इतनी दूर न होता तो 
हम इतने सस्ते न छुंटते ।” 
मार्चे १७४१ में कपनी ने जगत्सेठ से १५०,००० ) कर्ज लिया। 
नवम्बर में उसने ५०,००० ) चुका दिया। मार्चे १७४२ में सूद का 
हिसाब हुआ तो, उस मद में कपनी के जिम्में १२,००० ) निकला। 
'इसका तो उसने कलकत्ते में भुगतान कर दिया, पर असल बाकी ही रहा । 
कुछ और रुपये की जरूरत पड़ी । इसलिए कंपनी की ओर से तीन हेड 
नोट और लिखे गये--एक ११०,००० )का, दूसरा १००,००० ) का 
ओर तीसरा ९०,००० ) का। साथ ही पुराना हेड नोट बदल दिया 
गया। किसी हेड नोट में महाजन का नाम 'जगत्सेंठ फतहुचन्द आननन्‍द- 
चनदा लिखा था तो किसी में सेठ महताबराय। कही-कही यह नाम 
“जगत्सेठ फतहचन्द ' ही मिलता है। वास्तव में तीनों ही नाम 
प्रचलित थे--कम से कम कंपनी के कागजात में तीनों ही मिलते हें। 
सेठ महताबराय फतहचन्द के पौन्र थे--अर्थात्‌ सेठ आनन्दवन्द के 
पुत्र। कोठी का मशहूर नाम जगठ्सेठ फतहचन्द सेठ आनन्‍्दचंद 
ही था और उन दोनों व्यक्तियों के मर जाने पर भी कई साल तक 


१३१ 


जगतुसेठ 
इस नाम का व्यवहार होता रहा। यों तो सेठ आनन्दचन्द अपने 
पिता के जीवन-काल में ही परछोक सिधार चुके थे। 

कंपनी को किस हेडनोट की बावत कितना चुकाना पड़ा, यह 
नीचे के विवरण से जान पड़ेगा:--- 


(१) 
महाजन जगतृसेठ फतहचन्द ता० २१ मार्च, १७४१-४२ 
की चुकाया गया 
असल १००,००० ) 
सूद ८ नवम्बर तक (७ महीने , १८ दिन का 
९ ) सेकड़ा के हिसाब से ) ५,७०० ] 
१०५,७०० ) 
बट्टा १५॥ ) सेकड़ा १६,३८३) ) 
१२२,०८३॥। ) 
(२) 
महाजन जगतसेठ फतहचन्द ता० २६ मार्च, १७४१-४२ 
को चुकाया गया 
असल ९०,००० ) 
सूद (उसी हिसाब से, उसी तारीख 
तक--अर्थात्‌ ७ महीने १३ दिन का ) ५,०१७॥ ) _ 
९५,०१७॥ ) 
बद्ठा १५॥ ) सेकड़ा १४,७२७॥० ) ६ 


१०९,७४५० )६ 


फतहचन्द 


(३) 
महाजन जगतृसेठ फतहचन्द आनन्दचन्द तारीख वर्ई 
को चुकाया गया 
असल ११०,००० ) 


सूद (उसी हिसाब से, उसी तारीख 
तक--अर्थात्‌ ७ महीने १३ दिन का) ६,१३२॥ ) 


११६,१३२॥ ) 
बद्टा १५॥ ) सेकड़ा १८,०००॥ ) ९ 
१३४,१३२) ९ 
(४) 
महाजन सेठ महताबराय तारीख वही 
को चुकाया गया 
असल १००,००० ) 
सूद (उसी हिसाब से, उसी तारीख 
तक---अथात्‌ ७ महीने १३ दिन का) ५,५७५ ] 
१०५,५७५ ) 
बढ़ा १५) सकड़ा १६,३६४ ] 
१२१,९३९० ) 
कूल भुगतान ४८७,९००॥॥- )३ 


मुशिदाबाद और कलकत्ते के बीच वाणिज्य-व्यापार का खोत 
अपनी साधारण गति से बह रहा था, मिर्जा बाकिर की सहायता 


१३३ 


जगतूसेठ 


करने के लिए मयरभज के राजा का प्राणान्त* कराके, अलीवर्दी 
खां उधर के जगलों में शिकार खेलता और प्राकृतिक सौदर्य को आख 
भर देखता हुआ बंगाल की ओर लौटा जा रहा था। बिहार मे जनुद्दीन 
खां भोजपुर के इलाके को सर कर चुका था--भोजपुर के बाद मगह 
की बारी आ चुकी थी--और “मुताखरीन' के लेखक का पिता सेयद 
हिदायत अछी खां, टेकारी (गया) के राजा सुन्दरसिह ओर पलाम 
के राजा जयकिशनराय की मदद से रामगढ (हजारीबाग) के किले 
पर सरकारी झंडा फहराकर और आस-पास के पहाड़ी इलाके में भी 
अपने मालिक का सिक्का जमाकर उसी ओर कहीं सुस्ता रहा था--कि 
अचानक एक टिडडी-दल के पश्चिम दिशा से टूट पड़ने की खबर मिली 
और बंगाल-बिहार-उडीसा के इतिहास में एक ऐसे अध्याय का आरभ 
हुआ, जिसकी भीषणता लोगों को बहुत बरसो तक भूलने वाली न थी । 

यह मराठों-द्वारा होने वाली बंगाल पर पहली चढ़ाई थी। अलीवर्दी 
खां के समय में ऐसी और भी चढ़ाइयां हुई। इनसे तीनो प्रान्तों की 
विशेष क्षति इस कारण हुईं कि मराठे उधर जमकर बैठने और शासन 
करने के उद्देश से नही ,बल्कि लूट-पाट करने अथवा चौथ वसूल करने 
के उददेश से ही जाते रहे और हाथ लगने वाले धन को नागपुर या' 
अन्यञ्ञ पहुंचाते रहे। उनकी इन चढाइयों के फलस्वरूप जगतृसेठ 
को भी लटना पड़ा, अंगरेजों को कलकत्ते की रक्षा के लिए एक 
काफी लम्बी ओर गहरी खाई खुदवानी पड़ी और अलीवर्दी खां को 
अन्त में विवश होकर उडीसा-प्रान्त मराठों के हवाले कर देना पड़ा । 

मराठों-द्वारा होने वाले आक्रमण के स्रोत का उद्गम स्थान नागपुर 


* “रियाजुस्सलातीन” में लिखा है कि अलीवर्दी खा ने कुछ दूर तक 
उसका पीछा किया, पर वह पकड़ा न जा सका। 


१३४ 


फतहचन्द 
था, जहां रघृजी भोंसले ने बरार की ओर से बढते-बढते अपना अधिकार 
जमा लिया था। यह बिम्बाजी भोसले नामक सरदार का पुत्र था ओर 
किसी समय सातारा में शिवाजी के पौत्र शाहू का कृपा-पात्र बन 
चुका था। शाह के आदेश से इसने अपने चचा कान्होजी को पराजित 
कर कंदखाने में डलवा दिया और १७३० के लगभग सेना साहेब का 
पद तथा बरार का अधिकार पाकर यह गिनती में आ गया। रघुजी 
महत्त्वाकांक्षी था। पूरब की ओर पांव पसारने की गुजाइश देखकर 
इसने उधर वही काम करना शुरू किया, जो शिन्दे, होलकर, पवार, 
गायकवाड़ आदि दूसरी दिश्ञाओं में कर रहे थे । 


बंगाल पर मराठों की पहली चढाई रघुजी के प्रधान-मंत्री भास्कर 
पन्‍त कोल्हटकर के नायकत्व मे हुईं। इतिहास में यह भास्कर पडित 
के नाम से प्रख्यात है। इसके साथ मीर हबीब * भी था, जो पहले 
ढाके में और फिर कटक में मुशिदकुली खां का नायब रह चुका था 
और जो उसके हारकर भाग जाने पर रघुजी भोंसले से यह चढ़ाई 
कराने के उद्देश से नागपुर जा पहुंचा था। रघुजी ने इसके अलावा 
एक और मुसलमान सरदार को उच्च पद देकर भास्कर पडित के साथ 
भेजा था | इसका नाम अली करावल था। 
भास्कर की सेता मे पच्चीस से चालीस हजार घुडसवार थे और 
उसने छोटा नागपुर-प्रदेश होकर बगाल पर आक्रमण किया था। 





* इसका पूरा नाम था मीर हबीब अदिस्तानी। जिसका जिक्र ऊपर भा 
चुका है । “मुताखरीन” का बयान है कि मराठो से गुप्त सम्बन्ध रखते हुए भी यह 
अलीवर्दी खा के बर्दवान पहुंचने तक उसके साथ बना रहा, फिर लड़ाई में घायरू 
होने पर भास्कर पंडित के दल में जा मिला । “मुताखरीन'में इस सभा- 


बना का भी उल्लेख है कि रघृजी के उकसाने वाला निजामुल्मुल्क था | 
१३५ 


अगत्सेठ 
मुबारक मंजिल (मेदिनीपुर)के पास अलीवर्दी खां को पक्की खबर 
मिली कि मराठे बर्दवान के बिलकूछ पास पहुच चुके थे। उस समय 
बहुत थोड़े-से सैनिक उसके साथ रह गये थे, बाकी या तो खेत आ चुके 
थे या बर्खास्तहो चुके थे या मुशिदाबाद पहुच चुके थे। फिर भी अलीवर्दी 
खा ने बर्देवान पहुचकर मराठो का मुकाबला किया । वहा उसे काम- 
याबी हासिल न हो सकी-बल्कि उसे हार खाकर किसी तरह जान बचाते 
हुए मुशिदाबाद की ओर सरकना पड़ा। कटवा पहुचने पर दम मारने की 
फ्रसत मिली भी तो मालूम हुआ कि मराठे वहा पहले ही पहुच चुके 
थे और लूट-पाट मचाकर तथा खेतों, खलियानों और बचखारो में 
आग लगाकर फिर हवा हो चुके थे। 

बरसात करीब थी और अलीवर्दी खां पीछे हटते-हटते अपनी 
राजधानी के पास पहुच चुका था। भास्कर पडित का विचार 
वीरभूम के रास्ते नागपुर लौट चलने का हुआ, पर मीर हबीब ने 
इसका विरोध किया। “मुताखरीन” के लेखक का कहना है कि 


“मीर हबीब अपनी जान पर खेलकर मराठो का इतना उपकार 
कर चुका था कि उसके विरोध की उपेक्षा नही की जा सकती थी। 
इरान से चछककर एक मामूली फेरीवाले के रूप मे यहा आनेवाले इस 
शख्स की तारीफ करनी होगी कि जिसके लिए काला अक्षर भेस बराबर 
था, उसने अपनी गृण-गरिमा से अपने लिए विशिष्ट पद प्राप्तकर लिया । 
कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वह घबराने या डांवाडोल होने 
वाला न था।अगर एक यृक्ति विफल हो जाती तो पाच और युक्तियों 
को पेश करते उसे देर न लगती। सेनापतित्व के सम्पादन में भी वह 
बराबर धीर-वीर बना रहता। जब उसने भास्कर पडित का प्रस्ताव 
सुना, तब बंगाल से इतना थोड़ा लेकर ही चल देना उसे स्वीकार नहीं 
१३६ 


फतहचन्द 


हुआ। उसने अपने प्रधान से कहा कि अगर आप रुपया चाहते हे तो 
मुझे एक हजार घुडसवार दीजिए, में अलीवर्दी खां के मुशिदाबाद 
पहुँचने से पहले ही वहा पहुच जाऊंगा ओर जहा शहरपनाह तक नही, 
उस शहर के एक जगत्‌सेठ के ही घर से इतना धन ला दूगा कि आप 
सन्तुष्ट हो जायंगे। मीर हबीब की सलाह और उसकी दलीलों का 
भास्कर पडित पर ऐसा असर पड़ा कि उसके साथ कोई एक हजार 
अच्छें से अच्छे सवार कर दिये गये और बह घोडे को एड़ लगा कर 
फोरन मुशिदाबाद रवाना हुआ। अलीवर्दी खा को इसकी भनक मिल 
गई। वह राजधानी की परिस्थिति को अच्छी तरह जानता था और 
उसे यह विश्वास न हो सकता था कि उसका भाई या भतीजा नगर- 
निवासियों की रक्षा कर सकेगा। इसलिए वह स्व॑यं फटपट चल पडा । 
पर जहा अलीवर्दी खा को मुशिदाबाद पहुंचने मे दो दिन लगे, वहा मीर 
हबीब एक ही दिन मे वहां पहुच गया। अलीवर्दी खा के पहुंचने से पहले 
ही वह जगत््‌सेंठ का घर लूट चुका था और बहा से दो करोड़ रुपये 
तथा कुछ अन्य सम्पत्ति लेकर अदृश्य हो चुका था। उसने नगर के कुछ 
अन्य भागों को भी लटा। एक काम यह किया कि अपने 
भाई मीर शरीफ के घर पहुंच कर उस को अपने साथ ले लिया ।” 


मुशिदाबाद के लोगों को मार्च (१७४२) में खबर मिली थी कि 
मराठे बगाल में प्रवेश कर चुके हें और लूट-पाट करते तथा गांवो और 
शहरों को जलाते हुए वीरभूम की ओर बढते आ रहे हे। मराझे का 
ऐसा आतक था कि इस समाचार के पहुचते ही लोग शहर छोड़कर 
जहा-तहा भागने लगे। जो लोग भागने में असमर्थ थे, वे भी अपने-अपने 
माल-असबाब को मुशिदाबाद से बाहर भेजने लगे। अप्रेल बीतते-बीतते 
शहर बहुत-कुछ खाली हो चुका था और वहा प्राय: सरकारी कमेंचा री- 


१३७ 


जगत्सेठ 


मात्र रह गये थे। कासिमबाजार का भी यही हाल था--वहां एक भी 
व्यापारी नही रह गया था। जगत्‌सेठ ने पहुछा काम यह किया कि अपने 
परिवार को और कही भेज दिया, फिर जितना धन मुशिदाबाद से 
हटाया जा सकता था,उसे हटवाना शुरू किया । इससे लोगो की घबराहट 
और भी बढ गईं। फतहचन्द ने अपना कुछ धन कलकत्ते भेज दिया, 
इसका कंपनी के कागजात में उल्लेख मिलता है। और व्यापारियों ने 
भी यही किया। एक ही दिन २०७ नावे कलकत्ते पहुंची । इनमें एक नाव 
पर जगतूसेठ के ही पन्द्रह तोड़े रुपये थे। 


मई में हाजी अहमद को अपने भाई का एक खत मिला था, जिसमें 
अलीवर्दी खां ने बदंवान से लिखा था कि मराठे मुझसे एक करोड 
रुपया मांग रहे है, पर में उन्हें कानी कौडी देने को भी तैयार नही। 
हाजी अहमद ने,फौ रन फतहचन्द को बुलवाया और उन्हें अपने खास कमरें 
में ले जाकर वह खत पढ सुनाया। उसने यह भी बताया कि मराठों 
के व्यूह को भेदकर अलीवर्दी खां मुशिदाबाद की ओर निकल आया है 
ओर इस समय उसका पड़ाव कटवा में है, जहां कठिनाइयों के होते 
हुए भी वह कही अधिक सुरक्षित है। मई में ही मीर हबीब ने जगत्‌- 
सेठ के घर पर छापा मारा और जो धन वहा से हटाया न जा सका 
था, उसे लूट ले गया। 


“मुताखरीन” का अंगरेजी अनुवाद करनेवाला* इस प्रसंग 
में लिखता है कि-- 


“जिसका घर मीर हबीब-द्वारा छटा गया, उसका नाम जगतुसेठ 


'#ममक 


* अनुवादक एक फरासीसी था जिसने इस्लाम को ग्रहण कर अपना 
नाम हाजों मुस्तफा रख लिया था। 


१३८ 


फतहचन्द 
आलमचन्द * था। यह व्यक्ति संसार में सब से धनी था। आज भी 
(१७८६) उस घराने मे कम से कम दो हजार आदमी गुजर-बसर 
करते हे। वही से लटेरे पूरे दो करोड़ ले गये। ये सारे रुपये एक ही 
टकसाल के अर्थात्‌ आरकाट के ढले हुए थे, यह बात और भी विशेषता- 
पूर्ण थी। यूरोप के किसी भी बादशाह को ऐसा धक्‍का लगता तो वह 
बेहोश हुए बिना न रहता, पर जगत्‌सेठ पर इसका असर नही के बराबर 
पड़ा ओर यह परिवार पहले की ही तरह दर्शनी हुडी के जरिये, सरकार 
को एक-एक करोड तक का भुगतान करता-कराता रहा । यह बात 
बंगाल में इतनी विख्यात है कि इसे प्रमाणित करना अनावश्यक है।* 


लूट के माल के साथ मीर हबीब भास्कर पंडित के पड़ाव पर पहुचा, 
जो उस समय वीरभूम जिले में कहीं था। उसने अपनी सफलता की 
ओर उसका ध्यान आकर्षित करते हुए इस बात पर बहुत जोर दिया कि 
बंगाल में अभी और बहुत-कुछ हाथ लग सकता है, पर उसके लिए 
यहां कुछ और समय बिताने की जरूरत है। उसने यह भी कहा कि 
जल्दबाजी करना और इतना थोडा-सा धन लेकर ही चल देना बड़ी 
मूखता होगी और इसके लिए रघुजी भोंसले हम लोगो को फटकारे बिना 
न रहेंगे। भास्कर को उसकी बात ठीक लगी और वह नागपुर लौटने 
वो बजाय कटवा में ही आसन मारकर बेठ गया। मीर हबीब उसके 
प्रधान मंत्री की हैसियत से अपना समय कटदा और हुगली के बीच 
बिताने लगा और तरह-तरह की युक्तियों का अवलम्बन कर छोटे-बड़े 
जमींदारों और व्यापारियों से जितना रुपया ऐंठ सकता था, ऐठने 
लगा । 
संभवत: अलीवर्दी खां के मुशिदाज्ाद पहुच जाने के बाद भी 





* यह गलती है । फतहचन्द होना चाहिए था। 
१३६ 


'जगत्सेठ 


फतहचन्द का घर एक बार और लटा गया। लूट मे हाजी अहमद के 
या उसके अपने ही कुछ सिपाही शामिल थे। संभवत: इन लोगो को जो 
दड मिलना चाहिए था, न मिला । फतहचन्द को बात बहुत बुरी छंगी 
और मुशिदाबाद छोडकर वह स्वयं ढाके चले गये। अलीवर्दी खां की 
ओर से ऊउहहें लौटा ले आने के लिए कुछ आदमी भेजे गये, पर 
उन्होंने यही उत्तर दिया कि जिस नगर में कोई सरकार ही नहीं, 
वहां हम सू रक्षित कंसे रह सकते हें ? 


कासिमबाजार में जो अंगरेज कमेचारी रह गये थे, वे अपने ७ 
जून के पत्र में लिखते हे:-- 

“हमें खेद के साथ लिखना पड़ता हे कि जो व्यापारी रेशमी माल 
बेचने वाले थे, उनमे से एक भी अभी तक नही लौटा है । जुलाहे भी बाहर 
ही हैँ। बेचारे करें तो क्या ? जिन-जिन स्थानों मे माल तैयार होता था, 
वे उजड़-से गये हैं। जुलाहों के घर-बार जलकर राख हो गये हें और यही 
हालत उनके करघों की हुईं है। हमने नवाब और हाजी अहमद के पास 
एक अजंदाइत भेजकर प्रार्थना की है, कि जो व्यापारी खरीद-बिक्री का 
कोल-करार या लिखा-पढी कर चुके हे, उन्हें यहां बुलवा दिया जाय, 
वनी हमारा व्यापार मिट्टी में मिल जायगा। पर सफलता की आशा 
बहुत कम है । जब तक जगत्‌सेठ नही लोटते, तब तक और कोई व्यापारी 
लोटने वाला नही। सब उन्ही का अनुसरण करने वाले हे। सुना है कि 
फतहचन्द ढाके पहुच गये। नवाब ने कई दूत उनके पास भेजे, पर 
' उन्होंने बीमारी का बहाना कर दिया और न लौटे । कल मुशिदाबाद 
का काजी उनके पास भेजा गया है। उसे आज्ञा मिली हैं कि समभा- 
बुझा कर फतहचन्द को वापस ले आओ, क्योंकि उनका यहां रहना 
व्यापारियों के लिए ही नही, सरकार के लिए भी जरूरी हैं । इधर एक 
१४० 


फतहचन्द 
हफ्ते से नवाब और हाजी अहमद का मिलना-जुलना बन्द है। नवाब नें 
कुछ तोहफा भेजा था तो हाजी अहमद ने उसे लौटा दिया । अनबन का 
कारण यह बताया जाता हैँ कि मुशिदाबाद लौटने पर नवाब ने कहा कि 
बड़े अफसोस की बात* है कि अपने पास दूने सवार होते हुए भी 
मराठों को अपनी छावनी तथा जगत्‌सेठ का घर जलाने और हलठने 
दिया गया 
इसके प्राय. एक सप्ताह बाद फतहचन्द मुशिदाबाद लौटे। उनके 
साथ और कई व्यापारी थे। पर अपने दोनों पोतों को---महताबराय 
और स्वरूपचन्द को--वे ढाके में ही छोडते आये | मुशिदाबाद अभी 
निरापद नही हुआ था; इसलिए फतहचन्द वहां कम से कम रुपया-पैसा 
अपनी तिजोरियों में रखना चाहते थे । उन्होंने कासिमबाजार के 
अंगरेजो को कहलाया कि रुपये की जरूरत हो तो कर्ज ले सकते हो । 
अगरेज कुछ चादी बेचना चाहते थे, पर उस समय चांदी छतने से भी 
फतहचन्द को इन्कार था । “जब टकसाल ही बन्द है, तव में चादी लेकर 
क्या करूगा ? जो रुपया मौजूद हैँ, उसी को हठाना मुश्किल हो रहा हे, 
फिर बोर को बढाने से फायदा ही क्‍या ? ” फतहचन्द का जो गुमाइता 
हुगली मे रहता था, वह कार्यवश कलकत्ते गया तो कौसिल ने बहुत 
कहा कि आप कछ चांदी ले लीजिए। पर उसने यही जवाब दिया कि 
“मालिक की ओर से चादी लेने की मनाही है, बल्कि ढाका तथा अन्य 
स्थानों में भी ऐसी ही मनाही हो चुकी है। मराझों की उपस्थिति और 
* “तबे हाजि साहेब के नवाब अनेक बुलिल, 
एतेक लस्कर रइते बाडी लुइटा गेल ! ” 
ये पक्तियां महाराष्ट्र-पुराण' नामक ग्रंथ से उद्धृत ह, जिसके लिए 
परिदिष्ठ-भाग द्रष्टव्य है। 


१४९१ 


जगत्सेठ 


मीर हबीब की हरकतों ने पश्चिम वगाल मे राज-काज का चलता बंद- 
सा कर दिपा था। अलीवर्दी खा का प्रभुत्व उबर के कई जिलों मे-- 
मसलन मेदिनीपुर, हुगली, ब्देबान मे--नवाममात्र को रह गया था ; 

बल्कि उड़ीसा के भी कुछ अश पर मराठ का अधिकार हो चला था। 
कुछ ही दिन बाद फतहचन्द फिर ढाके लौट गये। और व्यापारी भी 
रग-ढंग ठीक न देखकर मुशिदाबाद से धीरे-धीरे हटने लछगे। १० 
जुलाई को कासिमबाजार के अंगरेज लिखते है कि--- 

“८ तारीख की रात को जगतसेठ मुशिदाबाद से बाहर चले गये । 
यहां से हमारे भी कई व्यापारी जा चुके और कई जाने की तैयारी कर 
रहे है ।” 

अलीवर्दी खाँ मराठों को मार भगाने के लिए बहुत बड़ पैमाने पर 
तैयारी करने लगा । पर सैनिको का वेतन चुकाने के लिए रुपया चाहिए 
था और रुपया जुटाना उस समय बहुत कठिन काम हो रहा था। 
उधर अलीवर्दी खा के अपने सैनिक भी उद्धता और उद्दड होकर 
प्रजा पर अत्याचार करने लगे थे। तत्कालीन परिस्थिति मे अनुशासन 
की शिथिलता अनिवायं-सी हो गई थी और इस शिथिलता से अराज- 
कता पंदा होने छंगी थी। कासिमबाजार के अंगरेजो ने नवाब से डाके- 
जनी की शिकायत भी की तो कोई नतीजा न निकला। डाका मारने 
वाले सैनिक थे और उनकी करतूतों से लज्जित होते हुए भी अलीवर्दी 
खां उन्हें रोकने या दड देने में असमर्थ था। 

उसने अपने भतीजे जनुद्दीन खा को लिखा कि इस सकट-काल में 
धन-जन से हमारी जितनी सहायता कर सकते हो, फौरन आकर करो। 
ढाका, मालूदा और राजमहल से नावे मगवाकर उसने बहुत बड़ा बेड़ा 
भी तेयार कराया। प्रत्येक सरदार से कहा गया कि जितने सवार या 
१४२ 


फतहचन्द 
सिपाही भरती कर सकते हो, करो और प्रत्येक को इसके लिए प्रोत्साहन 
के अलावा पुरस्कार भी दिया गया। पुरानी तोपों की मरम्मत कराई 
गईं और कुछ नई तोपे बनवाईं गईं। पर यह सारी तैयारी हो ही 
रही थी कि दिल्‍ली से मुरीद खां फिर आ धमका और माल का बकाया 
तलब करने लगा। इस बार परिस्थिति और प्रकार की थी, इसलिए 
अलीवर्दी खा ने कुछ भी देने मे अपनी असमर्थता प्रकट की और सम्राट 
को लिखा कि मराठो के आक्रमण की कहानी आप सुन ही चुके होंगे, 
में आपको बगाल की सुध दिलाता ह, और आप से प्रार्थना करता ह्‌ 
कि जल्द से जल्द वहां से किसी बड़े सरदार को यहां ससन्‍्य भेजकर 
मेरी सहायता करे और बगाल को मराठो के अधीन' हो जाने से बचावें । 
मुहम्मद शाह ने एक खत अवध के सूबेदार को लिखा और दूसरा 
बालाजी बाजीराव को । बाजीराव के मरने पर इसे ही पेशवा का पद 
मिला था। यह अरसे से मालबा-प्रान्त की सनद चाहता था और 
रघुजी भोसले से इसका वेमनस्य भी चला आता था। शत्रु से बदला 
लेने और बंध रूप से मालवा का अधिकार प्राप्त करने का यह 
बालाजी को अच्छा मौका मिला । 


अछीवर्दी खा ने बरसात बीतते ही मुशिदाबाद से कूच किया। 
कटवा के आमने-सामने, भागीरथी के दूसरी ओर, एक स्थान पर 
पहुचकर उसने छावनी डाली । वहां सात-आठ दिन तक दोनों ओर से 
गोलाबारी होती रही। अलीवर्दी खा की वास्तविक इच्छा भागी रथी 
को पारकर, मराठो पर टूट पड़ने की थी। इसके लिए नावों का पुल 
तैयार किया गया और निविड़ अन्धकार में एक रात अलीवर्दी खां की 
सेना उस पार से इस पार पहुच गई। कहा गया हैं कि मराठ भाग पड़े 
और अलीवर्दी खां ने उनका पीछा किया | हुगली, बदेवान,मे दिनीपु २--- 


१४३ 


जगत्सेठ 


हर जगह मराठो के पाव उखड गये और वे जिस राह आय थे, उसी राह 
भागने की चेष्टा करने छंगे। पर छोटा नागपुर के जगल इसमे बाधक 
हुए और भास्कर को मेदिनीपुर-बालेश्वर-कटक होते हुए भागकर 
अपनी रक्षा करनी पडी। अलीवर्दी खां ने चिलका-फील तक पीछा किया, 
पर जब भास्कर ओऔर मीर हबीब पकड न जा सके, तब' खाली हाथ 
कटक लोट आया। उडीसा में पिछली बार वह शाह मुहम्मद मसूम 
पानीपती को अपने प्रतिनिधि के रूप में छोड़ आया था। यह मराठों- 
द्वारा हरिहरपुर मे मारा जा चुका था, इसलिए बह पद अब मुस्तफा 
खा के चचा अब्दुल नबी खां को प्रदान किया गया। राजा जानकी राम 
का बेटा दुलेभराम इसका नायब या पेशकार नियुक्त हुआ। 


इस बीच अवध का सूबंदार अबुल मंसूर खा और पदवा 
बालाजी बाजीराव सम्राट्‌ का आदेश पाकर, पूरब की ओर प्रस्थान 
कर चुके थे। अबुल मसूर पटने पहुच चुका था कि उसे खबर मिली कि 
बालाजी की फौज अवध होकर आने वाली है । उसने फौरन मनेर के 
पास गगा को पार किया ओर सिर पर पांव रख अवध लौट गया। 
बालाजी राव को भी बिहार पहुचते देर न हुईं । वह पटने के पास से 
तो गूजरा, पर वहां मुकाम नहीं किया। दाऊदनगर, गया, मानपुर, 
टेकारी, बिहार शरीफ, मुगेर, भागलपुर होते हुए वह वीरभूम की 
ओर बढ गया । जब अलीवर्दी खां उससे मिला, तब बालाजी ने सब से 
पहले चौथ का जिक्र छेड़ा और हिसाब चुकता हो जाने पर ही उसने 
सम्राट की आज्ञा का पालन करने का नाम' लिया। रघुजी भोंसले 
अपनी सना के साथ बगाल पहुच चुका था और भास्कर पन्‍्त भी लोट 
चुका था। रघुजी का पड़ाव कटवा और बदेवान के बीच था और 
भास्कर का मेदिनीपुर में । बालाजी बाजी राव से शिकस्त खाकर रघजीः 
१४४ 


फतहचन्द 
को नागपुर भागना पड़ा। भास्कर भी बगाल में न ठहर सका। उड़ीसा 
होकर, वह भी जहां से आया था वही हाट गया। 

कहने के लिए तो बालाजी बंगाल गया था सम्राद के आदेश से 
अलीवर्दी खांकी सहायता करने, दर असल उसका उद्देश था अली- 
वर्दी खां से चोथ वसूल करना--इस मद मे उसके जिम्मे मोटी रकम 
बाकी ठहराकर, पत्थर तले दबे हुए हाथ से जितना मिल सके, उतना 
ले लेना और आगे के लिए भी नाजिम को झार्तो से जकड़बद कर 
जाना। ७ जुलाई सन्‌ १७४३ को उसे मालवा की सनद मिल गईं और 
इसके बाद ही उसका रघुजी से मेल या समझौता भी हो गया। 
अब उसने अवध, बंगाल, बिहार और उडीसा का कर वसूल करने 
का अधिकार शाहू से 'रघुजी को दिलवा दिया,* जिससे प्रोत्साहित 
होकर भोसले ने वर्षा-काल के बाद ही, भास्कर पन्‍्त को फिर पुरब 
की ओर रवाना किया। 

जिस समय फतहचन्द ढाके में प्रवास कर रहे थे, उस समय कंपनी 
को कुछ उधार लेने की जरूरत पडी | फतहचन्द एक लाख से कम देने 
को लैयार न थे, इसलिए ढाकेवालों को उतना ही लेना पडा। अगस्त 
(१७४२) में कपनी की ओर से पूछा गया कि और कुछ उधार मिल 
सकता है क्‍या, और अगर मिल सकता है, तो कितने ब्याज पर ? 
फतहचन्द ने कहा कि जितने रुपये की जरूरत हो, कपनी ले सकती है; ' 
ब्याज की दर वही रहेगी--९ ) प्रतिशत प्रतिवर्ष। समय के लिहाज 
से कपनी के कर्मचा रियो को यह दर कुछ ऊची जंची । कौसिल ने ढाका- 
फैक्टरी को लिखा कि अभी खरीदारी बद रहेंगी, ईसलिए दादनी देने 


अयूमिक+»>क-+-बनननव नमन +नननमक-++ कलम “जनम - नमन सन नमन न न “नमन रन नमन म-नंमने+न मनन न तियानत कलम + न न न नम करन पान नन+- ५ न+नयन- मनन न नमन. न++«-+ “न षनननान नमन प मनन ५ “न पन»न नमन ५ पनन न» ननन+-+नन न कन+ ल्‍आनम+८3+५ + ५-3 भपममननमनम++जरन मनन पम«+ ०५ > नमन ++ कान ++ जनम» मन» कम ५० 3७१३» ५-+>मन 


लिखित । 


१४५ 


ज़गत्सेठ 


या कर्ज लेने की जरूरत नही। पर अक्टूबर में उसे ४०,००० ) कर्ज 
लेना ही पडा। ब्याज मे किसी तरह की कमी नही हुई ।' हां, ढाके में 
उसकी कुछ नावें रोक ली गईं थी और उसके कमंचारियों के साथ 
“दुव्यंवहार' होने लगा था । फतहचन्द के सिफारिश करने पर नावें छोड़ 
दी गई--वह 'दुव्यंबहार' भी बंद हो गया। अक्टूबर मे नवाब और 
हाजी अहमद दोनों ने ही फतहचन्द को लिखा कि मराठे बंगाल से चंपत 
हो चुके, अब आपको लौट आने में कोई संकोच नही होना चाहिए। 
फतहचन्द मुशिदाबाद लौट गये। उनके लौटने पर ही कपनी ने चांदी 
देकर उन चारों हँड नोटों का भुगतान किया जिनका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है। 

नवम्बर १७४२ में कौसिल ने यह निर्णय किया कि-- 

“चूकि कंप्रनी पर फतहचन्द के कर्ज का भारी बोभ हैं और 
उन्होंने बहुत कहने-सुनने पर कर्ज के भुगतान में चादी लेना स्वीकार 
कर लिया है, हम लोगों की सम्मति है कि उन्हें चादी देकर यह कर्ज 
चुका दिया जाय । 

“उनके साथ यह ते हुआ हे कि चांदी का दाम तो वही रहेंगा जो 
और व्यापारी इधर देते आये हे, पर कासिमबाजार की परिपाटी के 
अनुसार वह चादी को 'सिक्‍कों' से तौल कर ही लेगे। और जगह तो 
प्रेसिडेंट हेजेस के समय से चांदी की मफोली पेटी का वजन ९३२५ 
“'सिक्‍कों' के वजन के बराबर मान कर ही इसकी खरीद-बिक्री होती 
रही हैं । 

“आज्ञा दी जाती हे कि इस समभौते के अनुसार भुगतान कर 
देने के लिए खजाने से चांदी की ५४ पेटियां निकाल कर प्रेसिडेट को 
दे दी जाय॑।” 

4४६ 


क्ज्ज 


नशा 


फतहुचन्द 


जनवरी १७४१३ में ढाके की फैक्टरी से कौंसिल को एक खत मिला 
जिसमें लिखा था कि फतहचन्द मार्च मे साल तमाम होने पर चाल 
खाता बंद करने वाले हे, इसलिए उनका कहना हैँ कि कपनी या तो 
हिसाब बेबाक कर दे या तमस्सक बदल दे। हिसाब बेबाक करने के 
लिए तीन लाख रुपया चाहिए था। इसके अलावा फतहचन्द की कोठी 
से कुछ और कर्ज लेने की जरूरत थी। कौसिल ने जवाब दिया कि 
जरूरी खर्च के लिए हम एक लाख भेजने का प्रबन्ध कर रहे है, पर 
इस समय रुपये की ऐसी ठान हैँ कि हम पुराना कर्ज चुकाने के 
'लिए कुछ नही भेज सकते अगर फतहचन्द न' मानें तो तमस्सुक 
बदल देना, लेकिन कोशिश इस बात की करना कि बिना बदले ही 
काम चलता रहे । संभवत: यह न हो सका। फरवरी में ढाका-फेक्टरी 
को १६०,००० ) नये कर्ज के तौर पर भी लेना पड़ा। 

इधर अलीवर्दी खा को भास्कर पंडित का पीछा करते हुए उड़ीसा 
'जाना पडा था और वह उसको भगाने में पूर्णत. सफल भी हो चुका था। 
'फरवरी में कौंसिल ने निश्चय किया कि नवाब के मुशिदाबाद लौटने 
'पर उसे बधाइया भेजी जायं और हाजी अहमद तथा फतहचन्द को भी 
इस कामयाबी पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए खत लिखे जाय॑। 


अलीवर्दी खां बंगाल लोट आया--पर उसके साथ मराठे भी 
'लौट आये, बल्कि कहना चाहिए कि एक ओर से बालाजी बाजीराव 
और दूसरी ओर से रघुजी भोंसले के आ धमकने के कारण परिस्थिति 
और भी विभीषिका-पूर्ण हो गईं | संभवत: अलीवर्दी खां को बधाइयां 
भेजने की बात जहां थी, वही रह गई। फिर मुशिदाबाद में घबराहट 
फेली और फिर लोग बोरिया-बधना' उठा-उठाकर मारूदा, ढाका, 
'रामपुर बौलिया, गोदागारी की ओर भागने * लगे। फतहचन्द फिर 
१४७ 


जगतसेठ 


जहांगीरनगर (ढाका) चले गये ओर अछीवर्दी खा तथा हाजी अहमद 
ने भी अपना-अपना कटुम्ब और अपना-अपना माल-असबाब वही भेज 
दिया | आफत टली भी तो सरकारी खजाना खाली कर--तीनों प्रातों 
का बहुत-कुछ खून चूस कर---जगत्‌सेठ फतहचन्द को एक और धक्का 
पहुंचा कर। ६ जून १७४३ को कासिमबाजार के अंगरेज कर्मचारी 
लिखते हे--“यहा रुपया उधार मिलना असंभवप्राय हो रहा है। 
फतहचन्द तथा अन्य धनी व्यक्तियों के ढाके भाग जाने से यहा रुपये 
की जसी टान इस समय हो रही हं, वेसी पहले कभी नही हुईं थी। 
अगस्त तक फतहचन्द मशिदाबाद लौठ आये थे। २२ अगस्त को 
कलकत्ता-कौसिल अपने लेखे में लिखती हे--“यह प्रत्यक्ष है 
कि इधर नवाब को बहुत-कुछ खर्च करना पडा है और वह उसका कुछ 
अंश फतहचन्द से वसुल्ल करने के लिए उन पर हर तरह से दबाव डाल 
रहा हैं।” 

मुशिदाबाद लौटने पर फतहचन्द ने कपनी से वह रुपया मागा, जो 
कासिमबाजार का प्रधान सर फू सिस रसेल उनकी कोठी से उधार 
ले चका था। कंपनी यह कर्ज च॒काने में आनाकानी करने लगी, जिसका 
नतीजा यह हुआ कि फतहचन्द को अपनी फरियाद नवाब के कानों तक 
पहंंचानी पड़ी। बात क्‍या थी, यह रसेल के उत्तराधिकारी के उस पत्र 
से स्पष्ट हो जाता है, जो उसने ११ अगस्त को कौसिल के नाम लिखा 
था:--- 

“फतहचन्द का गमादता सर फ सिस रसेल का तमस्सक लुंकर 
आया था। उससे जान पडा कि असर २५,००० ॥* था,सूद अलग हे। 

गुमाइता रुपया मांगने लगा। हमने कहा कि कलकत्ते के 'मेयर' की 
# यहा सिक्‍को' से अभिप्राय है । 

१४८ 


फतह बन्द 


अदालत से कोई शख्स रसेल की जायदाद का इतजामकार मुकरंर 
हो चुका है, वह अभी रसेल का पावना' वसूल कर रहा है, जो कुछ 
वसूल हो सकेगा, उसे वह रसेल के महाजनो में बाट देगा। फतहचन्द 
का गुमाश्ता बोला कि, हमारे मालिक न तो 'मेयर' की अदालत को 
जानते हे और न किसी ऐसे इतजामकार को। वह सिर्फ कपनी को 
जानते हे। यह कर्ज उन्होंने कपनी की फैक्टरी को दिया था, इसलिए 
वह आशा करते हे कि कंपनी उसे चुका देगी। आप लोगो के सामने दो 
रास्ते हुं--जिस पर आप की मर्जी हो चल सकते हें। या तो इस 
तमस्सुक का रुपया चुका दीजिए और जगतसेठ से दोस्ती बनाये 
रखिए; या उसे चुकाने से इन्कार कर दीजिए और उनसे अपना रिश्ता 
तोड़ लीजिए। यह रकम कभी ड्बने वाली नही। इतना जरूर है कि 
इसे वसूल करने के लिए उन्हें जो कूछ करना पड़ेगा, वह आपको 
अच्छा न लगेगा।” 

प्रधान ने सब-कुछ सुन लेते पर इतना ही कहा कि, “हम अपनी 
कौसिल को इसके बारे में लिख रहें हे। वहा से जो जवाब आवंगा, 
उसे आप के पास भेज देगे ।” 

अपने पत्र में प्रधान ने यह भी लिखा थाकि “कौसिल 
को यह बताने की जरूरत नहीं कि फतहचन्द चाहे जसे 
हो, रुपया वसूल करने पर तुल गये हैे। कौसिल को मालम है कि 
सरकार इस समय कसी तगदस्त है और उस पर उनका कसा प्रभाव है। 
अगर हमने उनको रुष्ट कर दिया तो सरकार को जोर-जबदेंस्ती करने 
का एक बहाना मिल जायगा और इसका नतीजा हमारे लिए बहुत 
ही ब्रा होगा। हम आशा करते हँ कि कौसिल इन सारी बातों पर 
विचार कर किसी निर्णय पर पहुंचेगी ।* 


१४५९ 


जगतृसेठ 


नवाब इस मामले की जांच करने का हुक्म चेनराय को दे चुका 
था और कासिमबाजार की फंक्टरी की ओर से कौसिल को लिखा 
जा चुका था कि “हमे डर हैँ कि जब चेनराय तहकीकात शुरू 
करेगा, तब सारा भेद खुले बिना न रहेगा-अर्थात्‌ उसे मालूम हो 
जायगा कि कपनी के अंगरेज कर्मचारी निजी कारबार भी किया 
करते है। दरबार में हमने इसे कभी स्वीकार नहीं किया है--बराबर 
यही कहते आये हैं कि जो कुछ व्यापार होता है, कपनी की ही ओर 
से । हमे इस बात का अंदेशा है कि अगर सरकार को असलियत का 
पता चल गया--उसे विश्वास हो गया कि कंपनी के कर्मचारी 
उसकी आइड में अपन्ता कारबार भी किया करते हे--तो इसका 
परिणाम हमारे लिए अच्छा न होगा।” 


कंपनी को जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, वें उसके अपने व्यापार 
के ही लिए थे। दोनों ओर से यह मानी हुईं बात थी कि कंपनी के नाम 
से कंपनी का कोई भी कमंचारी निजी व्यापार नही कर सकता । 
कंपनी की ओर से यह स्वीकार तो नहीं किया जाता, पर वास्तविकता 
यह थी कि उसके सभी अंगरेज कमंचारी निजी व्यापार करने के लिए 
स्वतंत्र थे और सभी ऐसा व्यापार किया करते थे । इसका प्रधान कारण 
यह था कि उन्हे कपनी की ओर से जो वेतन" मिलते थे, वे देश-काल के 
लिहाज से भी कम--बहुत कम थे। फिर जहां छोटे-बडे संब के सब 
चोर थे, वहां कौन किस की चोरी का भेद खोल सकता था--कौन 
किसको दंड दे या दिला सकता था ? यों तो कपनी की ओर से यह बात 
प्रायः गृप्त रखी जाती, पर जब कोई अंगरेज कर्मचारी दिवाला मार देता 
और महाजन अपने रुपये कंपनी से मागने लगते तब उन्हें यह जवाब 
जरूर मिलता कि यह कर्ज उसने अपने कारबार में लगाने के लिए 
१५० 


फतह चन्द 
लिया था-इससे कंपनी का न कोई सरोकार था, न है। जगत्सेठ-जेसा 
महाजन तो किसी न किसी तरह अपनी रकम वसूल कर ही लेता, पर 
जिसकी दरबार में पहुंच न होती, उसे या तो कंपनी जो कुछ दे देती 
उसी से संतोष मानना पड़ता या सारी रकम से ही बाज आना पड़ता । 
कोंसिल ने देखा कि बात आगे बढने में भलाई नही, इसलिए 
कासिमबाजार की फेक्टरी को जगत्‌सेठ की कोठी के साथ यह मामला 
ते कर लेने का पूरा अधिकार दे दिया । ११ सितम्बर को वहां से खबर 
मिली कि मामला ते हो चुका है। फेक्टरीवालों ने प्रस्ताव किया था 
कि असल और सूद दोनों की बाबत हम १५,००० ) देने को तेयार हैं , 
सब बातों को देखते हुए आपको यह स्वीकार होना चाहिए। फतहचन्द 
का गुमाइता कह गया था कि सूद की मद में ३,५०० ) निकलता हैं, 
बड़ी से बड़ी रिआयत यही की जा सकती है कि असल २५,००० )] 
मिल जाने पर हम एक भी पैसासूदन लें। कासिमबाजार. के 
करमंचारी अपने पत्र में लिखते हे--- 

“कल १० तारीख को फतहचन्द ने फिर यही कहलाया कि जहां 
तक असल का सवाल है, कुछ भी बल खाना हमें मंजूर नही। अगर 
मामला दे करना है तो कपनी हमे सूद नदेकर असल का असल दे दे.। 
आपने लिखा था कि जेंसे मुनासिब समझना, मामला निबटा लेना। 
हम लोगों की भी यही राय हुईं कि फतहचन्द के साथ लडने-भझगड़ने 
में अपनी भलाई नहीं, बल्कि भलाई इसी में हे कि वे हमारे 
व्यवहार से प्रसन्न रहे। इसलिए हम लोगों ने उनके साथ मामला ते 
कर लिया और उन्हें २५,००० )का तमस्सुक लिख दिया। उन्होंने 
सर फू सिस रसेल वाला तमस्सुक हमें लोटा दिया। नये तमस्सुक की 
रकम पर हमे ९ )सैकड़ा सालाना ब्याज देना पड़ेगा। हमें आशा है कि 


१५९ 


जगतृसेठ 


हम लोगों ने जोकुछ किया है, आप उसे ठीक समझेगे । मामला ते हो 
जाने पर फतहचन्द ने अपनी प्रसन्नता प्रकट की। उनका गुमाश्ता 
आकर यह भी कह गया कि दशहरे के बाद टकसाल खुलने पर हम 
बता जायगे कि आप लोगो को कितनी चादी मगानी चाहिए।” 


हम ऊपर कह आये हें कि १७४३ में बालाजी बाजीराव से मेल 
हो जाने पर रघृजी भोसले की वक्रदृष्टि फिर बंगाल पर पडी और 
बरसात समाप्त हो जाने पर भास्कर पनन्‍त फिर उस ओर भेजा गया । 

इस बार उसके साथ प्राय. बीस हजार घुड़सवा र थे, जिनमे छ -सात 
हजार का मनसब अली करावल (उपनाम अली भाई ) को मिल चुका 
था। 'रियाज”' का कहना हे कि यह पहले एक मराठा सरदार था और 
हिन्दू से मुसलमान बन चुका था। भास्कर ने बगाल पहुचकर फिर 
कटवा में ही डेरा डाछा और सकल्प-सिद्धि के लिए आवश्यक अन- 
सधान तथा सगठन करने रूगा। 


अलीवर्दी खां ने इस बार मराठो से पार पाने के लिए बल की 
जगह छल॑ का प्रयोग करने का निश्चय कर, अपने अफगान सेनापति 
मुस्तफा खां से जी खोलकर बाते की और कहा कि अगर तुमने भास्कर 
और उसके सरदारों को लाकर मेरे चंगुल में फसा दिया, तो मे तुम्हें 
इनाम के तौर पर बिहार की नायब निजामत दे दगा। मुस्तफा खां 
बहादुर होने के साथ चालबाज भी था। उसने भास्कर पन्‍्त को यह 
विश्वास दिलाया कि अलीवर्दी खां लडाईं नहीं, सल॒ह चाहता हैं। 
राजा जानकीराम को साथ लेकर वह स्वय कटवा गया और वहां 
भास्कर पन्‍्त से मिला। लगे दोनो बाते बना-बनाकर उसे इतमीनान 
दिलाने और अपनी लोरियों से उसे बच्चे की तरह स॒लाने। दिल- 
जमई के लिए अगर एक कोई बात क्रान हाथ में लेकर कहता,तो दूसरा 
श्र 


फ तह चन्द 


उसी को तुल्सीदल' तथा गगा-जल उठाकर दोहरा देता । फिर भी 
भास्कर पडित के मन में कुछ सन्दह बना ही रहा। उसने अली करावलरू 
से सलाह की और कहा कि तुम खुद जाकर अलीवर्दी खां से मिलो और 
उसके मन की थाह ले आओ । पर अलीवर्दी खा ऐसा मायावी था 
ओर इस दूत के साथ इतनी अच्छी तरह पेश आया कि इसे सूखे 
पानी में डबते देर न लगी। कटवा लौटकर इसने भी यही कहा कि 
उधर छुल-कपट का लेश भी नही, अलीवर्दी खा आपकी सारी छार्तें 
मान लेने को तैयार बेठा है, बस, आप दोनो के मिलने भर की देर है । 
भास्कर पर राजा जानकीराम की बातो का विशेष प्रभाव पहले ही 
पड़ चुका था, अब अली करावल ने अपना अनुभव सुनाकर उस रंग 
को और भी जमा दिया। भास्कर के मन में किसी प्रकार का भी सन्देह 
नही रह गया और वह अलीवर्दी खा के पास जाने को तेयार हो गया। 
उस समय अलीवदी खां का पड़ाव अमानीगंज में था। यह निश्चित 
हुआ कि दोनो का सम्मेलन मनकरा में हो, जो अमानीगज और कठवा 
के बीचोबीच था । वही अलीवर्दी खां की ओर से एक खेमा खडा 
किया गया और इसी खेमे के भीतर मसनद पर बेठकर अलीवर्दी खा 
भास्कर पन्‍्त की प्रतीक्षा करने लगा। उस समय वहां जो लोग मौजूद 
थे,उनमें तीन ही व्यक्ति--राजा जानकी राम, मुस्तफा खां और मिर्जा 
हाकिम बेग--शुरू से यह जानते थे कि भास्कर पन्‍्त के पहुचने पर 
क्या गुल खिलने वाला है। कुछ देर बाद अलीवर्दी खा के आदेश से 
सईद अहमद खा और अताउल्ला खा को भी सारा रहस्य बता दिया 
गया । बाकी सरदारो या सेनिको. से भेद न खोला गया । 


भास्कर पन्त के मनकरा पहुचने से पहले ही प्राय. पचास मराठें 
सरदार वहा पहुच चुके थे। इनमें इक्कीस-बाईस की खेमे के भीतर 
१५३ 


जगतसेठ 


तैनाती हो चुकी थी। ज्योंही वह स्वयं पहुंचा, राजा जानकीराम और 
मुस्तफा खां ने आगे बढकर उसकी अभ्यर्थना की और अपना-अपना 
हाय धराकर उसे खेमे के भीतर ले गये। वहां किसी ने उससे बैठने को 
भी न कहा। राजा जानकीराम ओर मुस्तफा खां तो कोई बहाना कर 
खेमे के बाहर चले गये और अलीवर्दी खां ने तीन बार यह पूछा कि इन 
सरदारों में वीर भास्कर पडित कौन हैं ? प्रत्येक बार 
भास्कर को पहचानने वालों ने उसकी ओर इशारा कर 
अलीवर्दी खां के इस प्रइन का उत्तर दिया। जब वह अपने पराक्रमी 
शत्रु को अच्छी तरह देख चुका, तब उसने मराठों के कत्ल का हुक्म 
देकर सब को मरवा डाला। सब से पहले भास्कर पडित मारा गया। 
इसका हत्यारा मीर कासिम खां था। बाकी मराठे सरदार भी मारे 
गये, पर बसी परिस्थिति में भी वे धीरता-बीरतापूर्वक छडते हुए--क्‌छ 
रुंड-मुड गिराते हुए--मरे। जो सेना कटवा में रह गईं थी, वह बात 
की बात में तितर-बितर हो गई--अलीवर्दी खा को मराठों के 
आक्रमण और उत्पात से कुछ समय के लिए शान्ति मिल गईं । 

पर उसके सामने और ही समस्याये उठ खडी हुईं । इनमें प्रधान 
थी अर्थ-सम्बन्धी समस्या, जिसके हल के लिए उसने देशी-विदेशी 
व्यापारियों से चदा मागना और वसूल करना शुरू किया। सेना का 
बाकी वेतन चुकाने के लिए काफी रुपया चाहिए था। अलीवर्दी खां नें 
विदेशी व्यापारियों से दो महीने का वेतन मांगा । यह बीस लाख रुपया 
होता था। 

चंदे की बात सुनते ही कंपनी पहले तो बेहोश-सी हो गईं, फिर 
होश संभाल कर अपने वकील को लिखा कि फतहचन्द से जाकर पूछो 
कि वह क्‍या सलाह देते हे। फतहचन्द ने उसके पूछने पर कहा कि, 
१५४ 


फतहचन्द 
“में क्या सलाह द्‌ ? जमाने का रंग-ढग खराब है। इस समय तो जान 
पड़ता हैं कि कोई सरकार हे ही नही। हुकूमत करनेवालों को न तो 
खुदा का डर है, न बादशाह का। चाहे जैसे हो, लोगों से रुपया ऐठना 
ही उनका एकमात्र कतंव्य हो रहा है। में स्वय बहुत-कुछ नुकसान 
उठा चुका हूं। कंपनी को में सलाह दूगा तो यही, कि जहा तक जल्द हो 
सके, देने-लेने के विषय में नवाब से कुछ ते कर ले। कौसिल को सारी 
» हकीकत लिख भेजो और उसका उत्तर मंगा लो। पर शीघ्रता होनी 
चाहिए । यदि इस कायें में विलम्ब हुआ, तो कंपनी को और भी गहरी 
हानि उठानीः पड़ेगी ।” साथ ही फतहचन्द ने यह भी कहा कि, “जहां 
तक मुझसे और चैनराय से बन पड़ेगा, हम दोनों दरबार मे कपनी के 


साथ रिआयत कराने की कोशिश जरूर करेगे। 


६ १० जुलाई १७४४ को नवाब नें अगरेजों के वकील को बुलवाकर 
कहा कि, “जिस समय तुम्हारी कयनी को बादशाह फरुंखसियर से 
फरमान मिला था, उस समय उसके कूल चार-पाच जहाज चलते थे । 
इस बीच में कपनी का व्यापार कही से कही बढ गया है, पर सरकार 
को जो कर मिलना चाहिए था, वह नही मिला है। अब दिल्‍ली से मेरे 
पास हुक्मनामा आया हें कि अगरेजो के जिम्मे जो कुछ बाकी निकले, 
वह उनसे पैसा-पेसा बसूल कर लो। में उसकी तामील करने जा रहा 
हूं । अगरजों को अपने बढे हुए व्यापार पर, शुरू से आज तक, सरकारी 
कर देना पडेगा।” अलीवर्दी खा ने यह भी कहा कि, “मेरी शिकायत 
थी कि अगरेज मराठों की मदद किया करते हे। मेने तो उनका कसूर 
माफ कर दिया, पर उन्होने आज तक न तो मुझे कभी याद ही 
किया, न मेरे लिए घोडे की पूछ की पशम तक भेजी।” नवाब के 
अन्तिम शब्द बड़े ही भयावह थे। उनका अभिप्राय यह था कि अगर 


९५५ 


जगत्‌सेठ 


ओर दो-तीन दिन में कंपनी का कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर न मिला, 
तो नवाब अपनी फोज' को कासिमबाजार और कलकत्तें भेजकर 
अगरेजो से नाको चने चबवाने वाला है। 


वकील ने जाकर हाजी अहमद और फतहचन्द से सारी बात 
कही तो उन्होने यही सलाह दी कि कंपनी को चाहिए कि इस अवसर 
पर एक अच्छी रकम नवाब को भेट करें। 

जब कौसिल को मालम हो गया कि बिना कोई ऐसी 
रकम दिये छुटकारा नही होने का, तब उसने कासिमवाजार के 
कर्मचारियों को इजाजत दी कि चालीस-पचास हजार देकर मामला 
ते कर लो। पर इतनी छोटी रकम से काम निकलने वाला न था। 
कासिमबाजार वाले अपने २२ जुलाई के पत्र में लिखते हे-- 

“तवाब ने मामला निबटाने का अधिकार फतहचन्द और चेनराय 
को दे दिया है। आपके आज्ञानूसार अपने वकील उनके पास गये और 
उनसे कहा कि कपनी सब मिलाकर पचास हजार दे सकती है । उन्होने 
जवाब दिया कि नवाब की मांग के आगे यह रकम इतनी छोटी है कि 
हम दरबार मे इसका जिक्र भी नही कर सकते। अपने वकीलों ने बड़ी 
बहस की और यह दिखा दिया कि नवाब की माग जायज नही है । 
उन्होने यह भी बताया कि इधर जो उपद्रव होते रहे है, उनके कारण 
कम्पनी को बड़ी हानि भी हुई है । पर इन बातों के जवाब मे फतहचन्द ने 
यही कहा कि अगर समय और होता तो इन बातों पर विचार किया जा 
सकता था। पर इस समय तो सेना का वतन चुकाने के लिये नवाब को 
रुपये की जरूरत हे और आप लोग अच्छी तरह जानते हे कि नवाब को 
इतनी बड़ी सेना रखनी पड़ी हे देश की तथा व्यापार की रक्षा के ही 
लिए। उन्होने यह भी कहा कि आजकल नवाब का सारा ध्यान बस 
१५६ 


+.ह 


हक 


फतहचन्द 


रुपये की वसूली की ओर है और वह अंगरेजों से काफी बड़ी रकम पाने 
की उम्मीद किये बेठा है। अन्त में उन्होंने यही सलाह दी कि कौसिल को 
खत लिखकर पूछी कि बह कहा तक जाने को तैयार है। २१ तारीख 
को अपने वकील फिर फतहचन्द ओर चेनराय से मिले। हमने उन्हें 
यह पता लगाने के लिये भेजा था कि आखिर नवाब चाहता क्‍या है ? 

इसबार फतहचन्द ने उनसे कहा कि 'साहबान जमाना बदल गया ॥ 
पुरानी बाते जाती रही, अब नयी बातो का दौरदोरा है। पहले के 
हुक्‍वकाम ओर तरह के होते थे--उन्हें हम समझा-बुझा कर आसानी से 

रजामन्द कर लेते थे । पर आजकल के हक्‍्काम का यह हाल हूँ कि 

ये लोभी हे, धोखेबाज हे और साथ ही मिजाजदार भी हें। 

इन्हें समझाना-ब॒ुभाना या ठीक रास्ते पर ले आना कठिन से कठिन 

काम हैं। अगर कपनी का यह खयाल हे कि मौजूदा सरकार पहले 
की सरकार की ही तरह है, तो यह उसकी भूल है । कोई नही कह 
सकता कि अपनी माग पूरी कराने के लिए अलीवर्दी खा कब क्या कर 
गजरेगा। जब अपने वकीलों ने यह जानना चाहा कि कितना मिल जाने 

पर नवाब सनन्‍्तुष्ट होगा, तब फतहचन्द ने कहा कि यो तो उसके मन की 
बात बताना असभव है, पर कुछ अनुमान किया जा सकता है। वह 
अपनी सेना का दो महीने का वेतन मागता है । इसके लिए उसे बीस 
लाख रुपया चाहिए। अधिक से अधिक छोड देगा तो दस राख । बाकी 
दस लाख तो तीनो कपनियो को जुटाना ही पडेगा। ऐसी हालत में 
अगर कपनी पाच लाख देने को तेयार हो, तो हम नवाब से उसका 
चदा मंजूर कराने की कोशिश करे। डच और फरासीसी कपनियों की 
ओर से कहलाया गया है कि पहले अंगरेजो के साथ बात ते हो जाय, 


फिर हम भी अपना-अपना चदा लेकर हाजिर हो जायगे। चेनराय ने 


१५७ 


जअगतसेठ 


'कहा कि पाच लाख मे चालीस-पचास हजार कम होने पर भी हम चेष्टा 
करेगे कि नवाब उस रकम को मंजूर कर ले। बस, इन मत्रियों स तो 
और कुछ की आशा करना ही व्यर्थ है। हा, फतहचन्द ने बातो-बातों में 
कहा कि आज कंपनी चालीस-पचास हजार ही देना चाहती है, पर 
उसे अपने पुराने बही-खातो के पन्ने उछटकर यह भी देखना चाहिए कि 
शुजाउद्दौला के समय मे वह सरकार को क्या दे चुकी है । मालम नही, 
यह उन्होने किसी गूढ अभिप्राय से कहा था बात यो ही उनके मुंह से 
निकल गईं। हमने तो फैक्टरी लौटकर पुराने बही-खाते निकलवाये 
और इस बात की जांच कराई कि शुजाउद्दौला को क्‍या दिया गया 
था। पता चला कि १७३१ में कपनी ने फतहचन्द की मार्फत दरबार 
को १८४,५०० )* दिया था। उसका ब्योरा हम आपके पास भेज रहे 
है। यह कहना कठिन हैं कि बीती बात की याद दिलाकर फतहचन्द 
ने कोई इशारा किया या नही। संभव है, उनका यह अभिप्राय रहा हो 
कि अगर कंपनी इस बार भी उतना ही दे दे तो उसे नजात मिल सकती 
है। सभव है, यह अनुमान गलत हो। इतना तो स्पष्ट हे कि अगर हमने 
पिछली बार से कम दिया तो नवाब को यह रकम कभी मंजूरन 
होगी। इस समय यह अवस्था है कि काम-काज बंद हैं। कोई भो 
व्यापारी माल लेकर अपनी कोठी के अहाते मे आ नही सकता। इस 
पर तुर्रा यह कि रोज धमकी दी जाती हैं कि सरकारी फौज आकर 
कोठी को घेर लेगी और कंपनी का गला घोट देगी।” 
इसके बाद फिर वे २७ तारीख को लिखते हे --- 
“अपने वकील रोज फतहचन्द, चेनराय' और हाजी अहमद के 
पास जाते हे, पर तीनों यही कहते है कि पहले कौसिल से मामला ते 
* (सिक्‍के' 
4१५८ 


फतहचन्द 


ऋरनें का अधिकार मंगा लो, फिर हम और बाते करेंगे। नवाब 
तो इस समय भूखा भेड़िया हो रहा हैँं। उठते-बैठते, सोते-जागते 
वह बस शिकार की ही फिक्र में रहता है, और जिसके बदन पर 
थोड़ी-सी भी चरबी नजर आती है, उस पर टूट पड़ता है। किसी भी 
मालदार असामी का पता चलते ही उसे गिरफ्तार करा लता है और 
मांग पूरी करने से इनकार करने पर उसकी खाल खिंचवा लता है। 
और तो क्या, जिनकी हेसियत हजार-दो हजार की भी नही, उन्हे भी 
आधी सम्पत्ति तक दे देनी पडी हैं। अपने एक ही व्यापारी से तीन 
राख तलब किया गया हैं। फतहचन्द ने वकीलों से कहा भी कि तुम 
खुद समभ सकते हो कि जहां तुम्हारे एक ही व्यापारी से नवाब तीन 
रूख लेने जा रहा है, वहां वह तुमस कितना लेना चाहेगा।* 

कौसिल ने सारी बातों पर विचार कर, उत्तर दिया कि 
कंपनी एक लाख तक देने को तेयार हैं। 

फतहचन्द और चेनराय ने यह सुनकर यही कहा कि, “हमारी 
जबान से तो एक लाख की भी बात नही निकल सकती। अगर कपनी 
चार-पांच लाख तक देने को तैयार होती, तो हम उसका चंदा मंजूर 
कराने की कोशिश करते। रूकिन जब वह एक लाख से आगे न बढ़ने 
की कसम खा चुकी है, तब हम भी चुपचाप बेठकर तमाशा देखना 
चाहते हैं कि नवाब क्या करता है।" 

कासिमबाजार वालों ने लिखा कि हमारी तो समभ में ही नहीं 
आता कि अब हमें क्या करना चाहिए ! 

कोसिल ने नवाब की सेवा में एक आवेदन-पत्र भेजा, जिसमें कहा 
गया था कि जब-जब सरकार के और कंपनी के बीच ऐसा प्रसंग' 
उपस्थित हुआ है, तब-तब उलभन सुलकाने का काम फतहचन्द और 


१५९ 


कअषगत्‌सठ 

दरबार के मुत्सद्दियों को सौपा गया हे, फिर इस बार भी वही क्‍यों 
न मामले को ते-तमाम कर दें ? ७ अगस्त को कासिमबाजार की 
फैक्टरी लिखती हें:--- 

“अपने वकील दरख्वास्त लेकर नवाब के पास पहुंचे | फतहचन्द 
और दूसरों के द्वारा मामला ते-तमाम कराने का प्रस्ताव पढ़ते ही 
नवाब ने पूछा कि हमने इससे कब इनकार किया हे ? फिर उसने अपने 
मुंशी को बुलवाकर कहा कि इन वकीलों को फतहचन्द ओर चेनराय 
के पास ले जाओ और उनसे कहो कि मामला निबटा दे । पर जब हमारे 
वकील उन दोशीों से मिले, तब उन्होंने यह जवाब दिया कि, 'हम बीच 
में पडें तो कैसे ”? नवाब आसमान की बात करता हे-कपनी जमीन की । 
नवाब २५ लाख से कम लेना नही चाहता--कपनी एक लाख से अधिक 
देना नही चाहती । ऐसी हालत में दोनों को कोन मिला सकता हे--कौन 
उनका समभौता करा सकता है ? कपनी का कहना हैं कि हम 
पचास हजार से एक छाख पर आ चुके, पर नवाब पर इसका कुछ भी 
असर पड़ने वाला नही। मुस्तफा खा उससे कह चुका है कि हम 
अंगरेजों से पच्चीस लाख वसूल करा देंगे।' अपने वकीलो ने कहा कि 
आप यकीन करें, अगरेजों से इतना तो किसी भी हालत में मिल नही 
सकता । 

इस पर फतहचन्द और चेनराय बोले कि, “न तो नवाब कंपनी 
से पच्चीस लाख पाने की आशा करता है और न उसे एक लाख मिलने-न 
मिलने की ही कोई परवा है। पर हम लोग एक बात कहना चाहते है । 
जितना कपनी खुद नहीं दे सकती, उतना दूसरों से तो दिला ही सकती 
है। इधर इतने व्यापारी मराठो के भय से कलकत्ते भाग गये हें--इतने 
व्यापारियों को कंपनी से काम पड़ता है, इतनो का वही आश्रय या 


१६० 


फतहचन्द 
अवलम्बन है । उन सब से चंदा वसूल कर नवाब के पास पहुंचा देने का 
काम तो कंपनी कर ही सकती है । समय असाधारण है। सेना का वेतन 
चुकाने का प्रशन बडा विकट हो रहा है। राजा को यह सेना रखनी पड़ती 
है, प्रजा की रक्षा' के लिए। सरकारी खजाने में जो कुछ था, वह उसका 
वेतन चुकाने में लग चुका। नवाब अपनी तिजोरिया भी खाली कर 
चुका। फिर भी पूरा न पडा। मजबूर होकर उसे अपने रिश्तेदारों से 
और अपने कारिन्दों तक से रुपया लना पडा' है। ऐसी स्थिति में उसका 
यह कहना सर्वथा उचित ही हैँ कि कलकत्ते के व्यापारियों को भी' 
सरकार की ययाशक्ति' सहायता करनी चाहिए। आखिर सरकार की 
छत्नच्छाया में ही तो बिना किसी प्रकार की विष्न-बाधा के, हर एक का 
काम-धंधा चल रहा है, हर एक चादी काटता आ रहा है। वहां नागरिकों 
पर कंपनी को कर लगा देना चाहिए। अगर कोई शख्स कर नही चुकाता' 
या चदा नही देता, तो कपनी को चाहिए कि उसे सीधे यहां नवाब के 
पास भेज दे--नवाब उसकी फस्द खुलवा देगा। 


अपने वकीलों ने कहा कि, “आज तक कंपनी ने ऐसा काम नहीं 
किया । अगर यह व्यापारियों को जे रबारी से नही बचाती रही। तो उसके 
व्यापार का चलना ही असंभव हो जायगा।” फतहचन्द बोले कि “सब' 
कुछ समयानुसार होता है। पहले कभी ऐसी परिस्थिति नही हुई, 
इसलिए कपनी से इतना मागा भी नहीं गया। आज परिस्थिति 
असाधारण है, इसलिए नवाब की माग भी असाधारण हैँ । असाधारण 
समय की बात साधारण समय' के लिए नजीर नही बन सकती । फिर 
कंपनी को यह भी सोचना चाहिए कि रुपया देने से वह बच' ही कंसे 
सकती है ? ढाके से पटने तक, नवाब ने उसका कारबार बद करा 
दिया है । उधर के सारे कारखाने इस समय नवाब के कब्जे में हें-सारी 
१६१ 


जगतसेठ 

सम्पत्ति नवाब के हाथ में हैं । अगर अगरेजों ने उसकी बात न मानी तो 
बह कुछ भी अपने चगुल से निकलने न देगा। कासिमबाजार की 
फेक्टरी पर भी चढाई की बात थी, पर हाजी अहमद, चेनराय ओर मेरे 

कहने पर नवाब रुक गया है। फिर भी यह कहना कठिन है कि वह कब 
तक चुपचाप बेठा रहेगा। कपनी के सभी व्यापारियों के गुमारते बुलवाये 

जा चुके हे। मुमकिन है, नवाब उन्हे अपना कुल माल मुशिदाबाद ले 
आने को मजबूर करें। गरज यह कि व्यापारियों से जो कुछ मिल 
सकेगा , उसे तो ले ही लेगा, कंपनी पर भी अपना दावा खड़ा' रखेगा। 

हर तरह कंपनी घाटे में ही रहेगी।” अन्त में उन्होने यह कहा कि, 
“कौसिल से ऐसी रकम देने की इजाजत मगाओ, जिसका हम लोग उसके 
सामने नाम ले सके और जिसकी स्वीकृति की भी कुछ आशा कर सकें । 

इतना तो निरिचत हैं कि एक लाख पर कोई समभोता नही हो सकता | 


जब दूसरे दिन फतहचन्द और चेनराय नवाब से मिले, तब उसने 
पूछा कि अगरेजो के साथ क्‍या ते हुआ ? उन्होने कहा कि हुजूर पच्चीस 
लाख से कम लेना नही चाहते और अगरेज एक लाख से ज्यादा देना 
नही चाहते--कुछ भी ते हो तो कंसे ” नवाब कुछ देर चुप रहा। 
फिर उसने अपने दरबारियों से कहा कि कपनी के साथ अब 
जोर-जबदेस्ती करनी ही पड़ेगी। फतहचन्द ने कासिमबाजार के 
अंगरेजो को कहलाय। कि, “सैनिक अषीर हो रहें हे और रोज ही नवाब 
से तुम्हारे कारखानो को छूट लेने की इजाजत माग रहे हे। अपनी 
भलाई चाहते हो तो नवाब को सन्‍्तुष्ट कर दो।” 


दो ही दिन बाद चेनराय ने कंपनी के वकील से कहा कि, “नवाब 
कितना मिलते पर सन्तुब्ट होगा, यह उसने फतहचन्द को बता दिया है । 
पर फतहचन्द यह बात प्रकट करने वाले नहीं । अब तुम उन्हें बताओ 
१६२ 


फतहचन्द 
कि कंपनी कहां तक बढ़ने को तेयार हैं। रकम बड़ी होनी चाहिए । दो 
लाख से भी बात नही बनने की। हां, जो निश्चय हो, फतहचन्द को ही 
बताना, और किसी को नहीं। वह घटा-बढ़ा कर मामला ते करा 

देंगे। अगर तुम लोगों की यह धारणा है कि अन्त में सरकार 
वही करेगी जो न्यायसगत होगा, तो उसे निर्मुल समझो । 

आजकल बगाल में सरकार कहने को ही है। वास्तव मे सब कुछ करने- 
धरनेवाले सैनिक हैं और सैनिक इस बात पर जोर दे रहे हे कि नवाब 
'सबसे---अपने रिश्तेदारों तक सें-रुपया सख्ती के साथ वसूल करे।” 

कोसिल कुछ समय तक हीला-हवाला करती रही, पर अन्त मे जब 

'उसने देख लिया कि इससे पिड छटने वाला नहीं, तब उसने कासिम- 
बाजार फंक्टरी के प्रधान जान फास्टेर को लिखा कि चार लख में 
आऔना-पौना कर मामला ते कर लो। फास्टर ने साढे तीन लाख में 

ही सोदा पटा लिया। १६ सितम्बर को कासिमबाजार की 
'कौसिल लिखती है -- 

“१५ तारीख को फतहचन्द यहा नवाब के हुक्म से आये थे। 
हुगली, पटना, ढाका आदि स्थानों के लिए जो परवाते निकल चुके हे, 
उन्हें दे गये। प्रधान ने कौसिल के मेबरो को सूचित किया कि वह कपनी 
की ओर से साढे तीन लाख देना स्वीकार कर चुका हेँ। फतहचन्द ने 
यह रुपया मांगा और कहा कि हम नवाब से हुक्मनामा जारी करा 
चुके हैं कि कंपनी का कारबार पहले की ही तरह चलने दिया जाय। 
हमने कहा कि इतना रुपया तो हमारे पास मौजूद नही, आप अपनी 
कोठी से कर्ज दिला दें तो आपकी बडी मेहरबानी हो। वह राजी हो 
गये। हमने उतने रुपये (सिक्कों) का तमस्सुक लिख दिया हे। 
अब कलकत्ते से रुपया आ जाय तो हम उनका और दूसरे महाजनों 

१६३ 


जगत्सेठ 


का हिसाब चुकता कर दे। सब मिलाकर यहां ५४०,००० ) 
(सिक्के) देना है।' 


रुपया मिल जाने पर अलीवर्दी खा ने दरबार से कलकत्ता-कौसिल 
के अध्यक्ष के लिए एक हाथी के साथ सरोपा भिजवाया | कासिमबाजा र 
फंक्टरी का प्रधान कलकत्ते जाने वाला था। फतहचन्द ने नवाब का 
एक खत ले जाकर उसे दिया और कहा कि इसे अपने अध्यक्ष के हाथ 
में दे देवा । कासिमबाजार वालों ने कलकत्ते लिखा कि जब हाथी और 
सरोपा वहां पहुच जाय, तब इस सम्मान-प्रदान के उपलक्ष्य में कपनी की 
ओर से उल्लास प्रकट किया जाय और नवाब को धन्यवाद भेजे जाय॑ । 
५ दिसम्बर को जब खिलअत और हाथी कलकत्ते पहुंच गये, तब ५७ 
तोपों की सलामी उतारी गई और इस दयादान के लिए बड़ी धूमधाम 
के साथ नवाब के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन किया गया। 


१६ नवम्बर (१७४४) के लछेखे में यह बात दर्ज मिलती 
है:-- 

“कासिमबाजार से जान फास्टंर लिखता हैं कि वह एक दिन 
दरबार में गया था। वहां नच/ब के साथ फतहचन्द और चेनराय बेठे 
थे और फार्स्टर की सब से बात वीत होने लगी। कुछ ही देर बाद नवाब 
उठ पड़ा और उन तीनों को एक कमरे में छे गया। वहा उसने फास्टेर 
से कहा कि जासूसों से सरकार को खबर मिली हे कि मराठों की बड़ी 
सेना फिर बंगाल पर चढाई करने आ रही है। हमें उसका मुकाबला 
करने जाना पडेगा। लेकिन मुदिकल यह हैं कि हमारे आदमियो को 
अंगरेजों की तरह तोप-बंदूक चलाना नहीं आता। इसके लिए तुम 
अपनी कंपनी से तीस-चालीस सिपाहियो के साथ एक अगरेज प्रधान 
१६४ 


फतह चन्द 


मभिजवा कर हमारी सहायता करो। जो वेतन कपनी नियंत कर देगी 
हम देने को तैयार हे।” नवाब ने यह भी कहा कि, “हमें अपने 
लिए एक अच्छा ताजी घोडा भी चाहिए। अगर कलकत्ते में कोई 
मिल सके, तो मंगा दो।' 


कौसिल ने घोड़ा तो २७५० )को खरीद कर भेज दिया, पर 
गोलंदाजो को भेजने से इनकार कर दिया। 


प्रायः उसी समय, नवाब के दबाव डालने पर फतहचन्द अगरेजों 
से कुछ चांदी खरीदने को तैयार हो गये. पर सब कुछ ते हो जाने के 
बाद भी उन्होंने दाम इतना घटा दिया कि कोई सौदा न हो सका | 
अंगरेजो ने हैरान होकर उनके गमाइता रूपचद से इसका रहस्य | 
पूछा। उसने बताया कि, 'इंधर टकसाल के कामों में अताउल्ला खां 
और चैनराय काफी दखल देने लगे थे--यहा तक कि जहा पहले 
फतहचन्द को हफ्ते में पांच दिन सिक्‍के ढलवाने के लिए मिलते, वहां 
अब एक दिन भी मिलना मुश्किल हो गया था। इससे वह बहुत असन्तुष्ट 
थे। फिर उन्होने यह भी सोचा कि अगर सिक्‍के ढलने से पहले ही 
मराठे आ गये, तो चांदी धरी ही रह जायगी | इन्हीं कारणों से उन्होने 
नवाब से कह दिया था कि कंपनी चादी का इतना ऊच। दाम मागती 
है कि वह उसे खरीद ही नही सकते। वह चाहते यह थे कि पहले मराठों 
के लौटने-न-लौटने की बात निश्चित रूप से मालूम हो जाय--फिर 
चांदी के बारे में कोई फंसला हो ।' 

कतहचन्द के जीवन के अब इनें-गिने दिन शेष रह गये थे। २८ 
दिसम्बर को कासिमबाजार वालों ने कौंसिल को उनकी मृत्यु की 
सक्षिप्त सूचना देते हुए लिखा कि,“२६ तारीख को प्रात.काल फतह बंद 


श्द५ 


जगतसेठ 

संसार से चल बसे। उनके विपुल ऐश्वर्य के उत्तराधिकारी उनके पोते 
महताबराय और स्वरूप चन्द हुए हैे। लोगो का विश्वास है कि ये दोनों 
वाणिज्य-व्यवसाय में अपनी वश-परम्परा की रक्षा करनेवाले होंगे। 


इस अवसर पर यह उचित होगा कि हमारी ओर से पत्र-द्वारा इनका 
अभिननन्‍्दन किया जाय।” 


जिसकी जिन्दगी की नाव किनारे रंग चुकी थी और जिसकी 
अस्थियो को 'जगत्‌-विश्वार्म' में सदा के लिए विश्राम मिल चुका था, 
उसके नाम पर आंसू बहानेवालों मे अगर ईस्ट इडिया कपनी भी थी, 
तो इसका उल्लेख नहीं मिलता। पिछले पृष्ठों में हम कंपनी की ही 
जबानी सुन चुके हे कि जब-जब उसे सहायतार्थी के रूप में फतहचन्द 
के पास जाना पडा, तब-तब उन्होने कसी सहानुभूति दिखाई--उसको 
संकट से उबारने में कसी सरलता, उदारता और परोपकारिता का 
परिचय दिया। क्या उनके मरते ही कपनी उन्हें बिलकूल भूल गईं ? 
अगर बात ऐसी न होती, तो महताबराय और स्वरूपचद को बधाइया 
देने से पहले उन्हें सांत्वना दी जाती, जिनसे काम पडने वाला था उनका 
स्वागत करते समय जिससे काम पड चुका था, उसकी स्मृति की ऐसी 
उपेक्षा न की जाती। 


फतहचन्द को अपने मामा मात्तिकचन्द से जो वरासत मिली थी, 
उसकी उन्होंने पूरी हिफाजत ही नहीं की, उसका विस्तार और उसकी 
गहराई भी बढ़ाईं। गाढे दिन में राजा और प्रजा की उन्होने ऐसी 
सेवा की, जिसका महत्त्व सूचित करने के लिए उन्हे मुहम्मद शाह से 
“जगत्‌सेठ' की उपाधि मिली, यद्यपि सच्ची बात यह है कि कम से कम 
अठारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में, उनकी बराबरी करनेवाला व्यापारी 
१६६ 


फ्रतहचन्द 
यथा सेठ-साहुकार संसार भर में और कोई न था--इसलिए वह बिना 
किसी प्रकार की अतिशयोक्ति के 'जगत्सेठ' कहे जा सकते थे। बक ने 
कहा था कि जगत्‌सेठों का कारबार उतना ही फंला हुआ था और 
उसी पैमाने पर था, जिस पर बेक आव इशगलेण्ड का। इस विस्तार 
या उन्नति में विशेष भाग था तो प्रथम जगत्‌सेठ फतहचन्द 
का। उनके उत्कर्ष का आधार था उनका मुशिदाबाद की मसनद से 
घनिष्ठ सम्बन्ध और इस सम्बन्ध का रहस्य यह था कि उनके सहयोग 
से ही प्रत्येक शासक की आथिक स्थिति सन्‍्तोषजनक रह सकती थी, 
वह मसनद पर कायम रह सकता था। दिलली-दरबार में बगाल की 
साख बराबर अच्छी बनी रही। बल्कि जब से फतहचन्द ने हुडी के 
जरिए राजस्व का भुगतान करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली थी, 
तब से वह साख ओर भी ऊची हो चली थी। टाट उलठटनेवालों की 
जमात में कोई साहुकार बच गया था तो बगाल। जब बाजीराव ने 
मुहम्मद शाह पर दबाव डालकर पचास लाख रुपया लेना चाहा था, 
तब उसने लिखा था कि अगर आप इतना रुपया नकद नही दे सकते तो 
मुझे बंगाल पर परवाना भेज दीजिए । खानदौरां ने काबुल से रुपये 
की मांग आने पर, वहां के सूबेदार नासिर खां को कहलाया था कि 
बंगाल के नाजिम को खत लिखा जा रहा है, बरसात बाद वहां 
से खजाना आते ही हम तुम्हारे पास रुपया भेज देगे। मुहम्मद 
शाह का एकमात्र भरोसा या बल बगाल रह गया था और 
मुशिदाबाद से रुपया या हुडी आने मे देर होते ही उसका 
दम सूखने लगता था। जब मुरीदखां को पिछली बार मराठों 
की चढाई के कारण विफल होकर दिल्‍ली लौटना पडा था, तब अलीवर्दी 
खा ने बादशाह को बंगाल की उपयोगिता की याद दिलाते हुए लिखा 


१६७ 


जगतृसेठ 

संसार से चल बसे। उनके विपुल ऐश्वर्य के उत्तराधिकारी उनके पोते 
महताबराय और स्वरूप चन्द हुए है। लोगों का विश्वास है कि ये दोनों 
वाणिज्य-व्यवसाय में अपनी वंश-परम्परा की रक्षा करनेवाले होंगे। 
इस अवसर पर यह उचित होगा कि हमारी ओर से पत्र-हारा इनका 
अभिननन्‍्दन किया जाय।” 


जिसकी जिन्दगी की नाव किनारे लग चुकी थी और जिसकी 
अस्थियों को 'जगत्‌-विश्वार्म' में सदा के लिए विश्राम मिल चुका था, 
उसके नाम पर आस बहानेवालो मे अगर ईस्ट इडिया कपनी भी थी, 
तो इसका उल्लेख नही मिलता। पिछले पृष्ठों मे हम कंपनी की ही 
जबानी सुन चुके हे कि जब-जब उसे सहायतार्थी के रूप में फतहचन्द 
के पास जाना पड़ा, तब-तब उन्होने कंसी सहानुभूति दिखाई--उसको 
संकट से उवारने में कैसी सरलता, उदारता और परोपकारिता का 
परिचय दिया। क्या उनके मरते ही कंपनी उन्हे बिलकुल भूल गई? 
अगर बात ऐसी न होती, तो महताबराय और स्वरूपचद को बधाइयां 
देने से पहले उन्हें सांत्वना दी जाती, जिनसे काम पडने वाला था उनका 
स्वागत करते समय जिससे काम पड चुका था, उसकी स्मति की ऐसी 
उपेक्षा न की जाती। 


फतहचन्द को अपने मामा मानिकचन्द से जो वरासत मिली थी, 
उसकी उन्होंने पूरी हिफाजत ही नही की, उसका विस्तार और उसकी 
गहराई भी बढ़ाईं। गाढे दिन में राजा और प्रजा की उन्होने ऐसी 
सेवा की, जिसका महत्त्व सृचित करने के लिए उन्हें मुहम्मद शाह से 
'जगतूसेठ' की उपाधि मिली, यद्यपि सच्ची बात यह है कि कम से कम 
अठारहवी दताब्दी के पूर्वाद्ध में, उनकी बराबरी करनेवाला व्यापारी 
१६६ 


फ़तहुचन्द 
या सेठ-साहुकार संसार भर में और कोई न था--इसलिए वह बिना 
किसी प्रकार की अतिशयोक्ति के 'जगत्सेठ' कहे जा सकते थे। बक ने 
कहा था कि जगतूसेठों का कारबार उतना ही फेंला हुआ था और 
उसी पमाने पर था, जिस पर बेक आव्‌ इंगलूण्ड का। इस विस्तार 
या उन्नति में विशेष भाग था तो प्रथम जगतूसेठ फतहचन्द 
का। उनके उत्कर्ष का आधार था उनका मुणिदाबाद की मसनद से 
घनिष्ठ सम्बन्ध और इस सम्बन्ध का रहस्य यह था कि उनके सहयोग 
से ही प्रत्येक शासक की आथिक स्थिति सन्‍्तोषजनक रह सकती थी, 
वह मसनद पर कायम रह सकता था। दिल्ली-दरबार में बगाल की 
साख बराबर अच्छी बनी रही। बल्कि जब से फतहचन्द ने हुडी के 
जरिए राजस्व का भुगसान करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली थी, 
तब से वह साख ओर भी ऊची हो चली थी। ठाट उलठटनेवालों की 
जमात में कोई साहुकार बच गया था तो बगाल। जब बाजीराब ने 
मुहम्मद शाह पर दबाव डालकर पचास राख रुपया लेना चाहा था, 
तब उसने लिखा था कि अगर आप इतना रुपया नकद नही दे सकते तो 
मुभे बंगाल पर परवाना भेज दीजिए । खानदौरा ने काबुल से रुपये 
की मांग आने पर, वहां के सूबेदार नासिर खां को कहलाया था कि 
बंगाल के नाजिम को खत लिखा जा रहा है, बरसात बाद वहां 
से खजाना आते ही हम तुम्हारे पास रुपया भेज देगे। मुहम्मद 
शाह का एकमात्र भरोसा या बल बगाल रह गया था और 
मुशिदाबाद से रुपया या हुडी आने में देर होते ही उसका 
दम सूखने लगता था। जब मुरीदखां को पिछली बार मराठों 
की चढाई के कारण विफल होकर दिल्‍ली लौटना पडा था, तब अलीवर्दी 
खा ने बादशाह को बंगाल की उपयोगिता की याद दिलाते हुए लिषा 


२१६७ 


जंगत्सेठ 
था कि शाही खजाने और तोशाखाने को खाली न होने देने का श्रेय 
बगाल के ही किसानों और कारीगरों को है--ऐसी दशा में आप स्वयं 
अनुमान कर सकते है कि अगर इस प्रान्त पर सदा के लिए मराठों का 
अधिकार हो गया, तो केन्द्र की कितनी बडी हानि होगी। बगाल की 
रक्षा के द्वारा अपनी रक्षा के उद्देश से ही मुहम्मद शाह ने बालाजी 
बाजीराव को मालवा की सनद दे देने का वचन देकर रघुजी भोंसले 
के विरुद्ध भेजा था। ऐसे कल्पव॒क्ष को सदाबहार बनाये रखने में जगत्‌- 
सेठ का भाग विशेष महत्त्वपूर्ण होने के कारण ही, मुशिदाबाद से दिल्‍ली 
तक उनकी ऐसी धाक बंध गईं थी कि उनके बिना हाँ किये बगाल में 
ऊचे से ऊचे पद पर भी किसी की नियुक्ति नही हो सकती थी--कम 
से कम बादशाह से उसे सनद या फरमान नही मिल सकता था। 

घर के मालिक के रूप में फतहचन्द तीस वर्ष संसार मे रहे। 
उनके दो पुत्र हुए--आनन्दचन्द और दयाचन्द। इनके अलावा दो 
कन्यायें * भी हुईं। दोनों ही पुत्र शुजाउद्दौला के शासन-काल में ही 
चल बसे थे। इनमें आनन्दचन्द के पुत्र + का नाम महताबराय था 
और दयाचन्द के पूत्र का स्वरूपचन्द। यही दोनों चचचेरे भाई 
फतहचन्द के उत्तराधिकारी हुए। इनमें महताबराय जगतृसेठ की 
ओर स्वरूपचन्द महाराजा की पदवी, मुहम्मदशाह के पूत्र 

हमदशाह से, १७४८ मे पाने वाले थे । 

के इसमे एक नयनसुख गाधी को ब्याहीं थी, दूसरी मार्नाधह 
समदढिया को । 

प' आनन्दचन्द के एक कन्या भी थी जिसका नाम अजबू बाई था। 


१६८ 


फतंहचन्द 


टिप्पणी 


(१) पृष्ठ ६८--बहादुरशाह के राज्य-काल में कपनी ५२॥ हजार रुपया 
देकर व्यापार-सम्बन्धी सनद प्राप्त कर चुकी थी, पर उसकी इच्छा थी पूरी 
स्वतत्रता प्राप्त कर बगाल क दीवान या अन्य पदाधिकारियो के नियत्रण से 
सदा के लिए मुक्त हो जाने की। ३,००० ) सालाना पेशकश देने के अलावा 
किसी भी प्रकार की चुगी भरने से उसे इनकार था। 

कपनी को अजीमुश्शान से बडी आशाएं थी, क्योकि उसी से उसे सुतानुती, 
गोविन्दपुर और कलिकाता, इन तीन गावों की जमीदारी कूल १६,००० ) देने 
पर मिल चुकी थी। १७ अगस्त १७११ को कौंसिल ने एक अजंदाइत भेजकर 
उससे शाही फर्मान दिला देने की' प्रार्थना की। उसके साथ एक पत्र-द्वारा यह 
भी प्रलोभन दिया गया था कि, (हम अपनी ओर से नजराने के तौर पर कुछ 
सामान वहा भेजने वाले हे, पर उनके पहुँचने में कुछ देर हो सकती है | इधर 
माल खरीदकर इगलैण्ड भेजने का समय करीब आ गया है, इसलिए तब तक 
दीवान के नाम एक हस्ब॒ुल्हुक्म भिजवा देने की कृपा करे कि वह हमारे व्यापार 
में किसी प्रकार की बाधा न डाले । 


इधर अजीमुश्शान को यह आवेदन-पत्र अगस्त १७११ में भेजा गया, 
उधर कपनी ने कासिमबाजार के कर्मंचारियो को यह आदेश दिया कि वहा की 
फैक्टरी बन्द कर चल देने के लिए तैयार रहौ। पर अक्टूबर में ही दीवान से 
५२,५०० ) पर समझौता हो गया और कासिमबाजार छोडने की नौबत नही 
आइईं। फिर भी दिल्ली-दरबार का दरवाजा खटखटाने का जो निरचय कपनी 
कर चुकी थी, उसका उसने कभी परित्याग नही किया। नजराना भेजने की बात 
भी उसे बराबर याद रही | हा, इसका समय टलता गया। कभी तो यह हुआ कि 
जो सामान मद्रास से दिल्‍ली भेजने के लिए मगाये गये वे दरबार मे कपनी की 
प्रतिष्ठा बढाने योग्य न निकले , कभी सामान जाने की तैयारी हो जाने पर 
दिल्ली से परवाना न पहुँच सकने के कारण यात्रा स्थगित करनी पडी । कभी यह 
प्रन्‍न उठा कि नजराने के साथ कपनी का पटने का वकील दिल्‍ली जाय या 


१६६ 


जगत्सेठ 

और कोई योग्यतर व्यक्ति ? इसी बीच शाह आलम या बहांदुरशाह की मृत्यु 
हो गई और कुछ ही दिनो बाद अजीमुद्शान की भी | जहादार शाह के राज्य- 
काल में जब फर्रुवसियर का पटते पर कब्जा हो चुका था और कपनी के 
कर्मचारी उसके चदे की माग के कारण दम साध कर गगा पार लालूगज में 
समय बिता रहे थे, कलकत्ते से कौसिल ने उसकी' सेवा में भी अपना आवेदन-पत्र 
भेजा और उसे अपने नजराने की याद दिलाकर लिखा कि, “यह हुगली के 
पास कलकत्त में तैयार है, बरसात बीततें ही हम इसे यहा से भेजने की आशा 
करते है ।” फिर भी वह न भेजा गया। अन्त मे जब फर्रुवसियर की जीत हो गई, 
वह तख्त पर बैठ चुका और कपनी को इस बात का नि३चय हो गया कि उसके 
पाव जम चुके, तब फिर वही पुराना राग अछापते हुए उसने २७ मार्च १७१३ 
को एक आवेदनपत्र भेज कर, मुशिदक्ली खा की शिकायत की और सम्राट से 
“निशुल्क व्यापार! करने की इजाजत मागी । टेक या स्थायी वही पुराना था 
कि जो नजराना हमारी ओर से दरबार मे जाने वाला है, उसे मछलीबदर में 
कुछ देर हुई, पर अब वह यहा पहुँच गया है । हम उसे जल्द से जल्द दिल्‍ली भेजना 
चाहते हे । उम्मीद है कि सब सूबेदारों के नाम ऐसे हस्बुल्हुक्म जारी हो 
जायगे कि रास्ते मे कही कोई रोके-टोक न हो। 

३ जनवरी १७१४ को म॒शिदकुली खा के नाम दिल्‍ली से वजीर का आदेश- 
पत्र आया कि दपनी को ब-दस्तूर व्यापार करने दिया जाय, अर्थात्‌ उससे चुगी 
तलूब न की जाय । समाचार कलकत्ते पहुचते ही कौसिल ने बडी खुशिया मनाई । 
तोपो की बाढे दाग कर बादशाह की सलामी उतारी गई--रात को आतिशबाजी 
छोडी गईं। अगरेज सिपाहियो के लिए दराब की छूट कर दी गई। मुशिदाबाद 
में रामचन्द्र कपनी की ओर से वकील नियुक्त हुआ। इसको ४० ) माहवार देना 
निश्चित हआ। इसके साथ यह स्टाफ दिया गया -- 


६ कैहार-- १२ रु० माहवार। 
५ चपरासी-- १२॥ रु० माहवार। 
१ मगालचौ-- २ रु० माहवार। 


दूसरे तौकर-चाकर--३।। रु० माहवार। 





जोड---३० रु० माहवार। 
१७० 


फतहचन्द 


पूरी तैयारी हो जाने पर , १९ अप्रैठ १७१४ को जान सरमन 
की अध्यक्षता में कपनी का दल उपहार-सहित कलकत्ते से दिल्‍ली रवाना हुआ । 
सरमन के बाद दर्जा था खोजा सरहाद का जो अगरज नही, अर्मनी व्यापारी था ! 
इसकी दिल्‍ली-दरबार मे रसाई थी और यह पहले भी कपनी के काम आ चुका 
था। जब फरुखसियर बालक था, तब इसने कुछ विलायती खिलौने उसकी भेट 
किये थे---इससे भी कपनी को आशा थी कि वह जो कुछ चाहती थी उसे 
दिलाने में यह बडा उपयोगी सिद्ध होगा। इसके पक्ष मे एक बात और थी-- 
फारसी भाषा पर इसका पूरा अधिकार था। इसके अलावा दो सहायक और 
एक सर्जन भी थे।ये तीनो अगरेज थे। सरहाद के साथ यह तै हो चुका 
था कि -- 


(क) जो अधिकार कपनी को पहले प्राप्त थे, वे फिर फरमान-द्वारा उसे 
मिल गये और कपनी को कलकत्ते की जमीदारी की हद बढाने की इजाजत 
मिल गई और अगर उसने मछली बदर के पास वह टापू कपनी को दिला देते 
की कोशिश की, जिस पर मद्रास की कौसिल की नजर थी, तो उसे पुरस्कार« 
स्वरूप ५०,००० ) मिलेगा। अगर वह यह सब न दिला सका, तो बह कुछ भी 
पाने का हकदार न होगा। 


(ख ) अगर सरहाद ने सूरत में भी कपती का व्यापार नि शुल्क करा दिया, 
तो उसे ५०,००० )और मिलेगा। अगर वह यह न करा सका, तो वह यह रकम 
पाने का हकदार न होगा। पर व्यापार नि शुल्क करा देने में सफलता न भी 
हो, तो चुगी की दर २॥ ) सैकडा करा देने का प्रयत्न तों उसे करना ही होगा ! 


दूत-दल को विभिन्न कारणों से पटने में प्राय एक साल रुक जाना पडा। 
माच १७१५ में कौसिल को खबर मिली, कि सरहाद बरुशी से मिलने गया तो 
वहा शेख ईसा, फतहचन्द और लालजी भी मौजूद थे और सब ने यही कहा 
कि, 'जब तक आप लोग और सिपाही अपने साथ नही ले लेते, तब तक आगे 
बढ़ना खतरनाक है ।” पर सरमन और सरहाद की आपस में अनबन शुरू हो गई 
थी, इसलिए सरमन ने इस बात पर कुछ भी ध्यान नही दिया। 'जहा-तहा 


१७६१ 


जगतसेठ 


फौजदार अपनी-अपनी जगह छोडकर लापता हो चुके हैँ। उज्जैनियो * ने कई 
जगह रास्ता रोक रखा है । यह सारी खबर सरहाद की भेजी हुई थी। उबर 
सरमन का कहना था कि पूछताछ से मालूम हुआ है कि रास्ता खुला हुआ 
है, व्यापारियों का जाना-आना जारी है।” सरमन उस समय नौबतपुर में था 
और सरहाद पटने मे । इसे सरमन ने आगे बढने का आदेश भेजा। 


जून १७१५ में दृत-दल दिल्‍ली पहुच गया। जो सामान नजर करने के 
लिए यह साथ लेता गया था, उसमे कमंखाब, बनात, रग-बिरगे मखमल के थान, 
दस्ताने, पिस्तौले, तमचे, तलूवारें, कलमतराश, तरह-तरह के खिलौने, क्काक 
(घड़िया), आईने इत्यादि थे। दल के साथ घुडसवा र, चप रासी, कहार, गाडीवान 
आदि तो थे ही। 

दिल्‍ली मे इस दल को प्राय दो बरस ठहरना पडा। कपनी के सौभाग्य से 
जो सर्जन (' दूत-दल के साथ गया था, उसके इलाज से फरेखसियर बवासी र-रोग 
से मुक्त हो गया था। फिर भी आज, कल होता ही रहा। दरबार का काफी 
अनुभव हो जाने पर दूत-दल ने वजीर अब्दुल्ला खा का पहला पकडा । वह 
उदार और शीलवान्‌ था। कपनी के दूत-दल से उसने शीराज की कुछ शराब 
के सिवा और कुछ भी स्वीकार नहीं किया और जो जो रिआयत वह दल चाहता 
था, वह उसे दिला भी दी। 


फरमान और हस्बुल्हुक्म उस समय पहले की अपेक्षा कही सस्ते हो चले थे । 
अगर बात ऐंसी न होती, तो सरमन दिल्‍ली से खिलौनों और आइईंनो के बदले 
३ फरमान और ३२ हस्बुल्हुक्म लेकर कलकत्ते न लौटता | 
इस बीच में कपनी और दीवान के बीच जो झगडा चला आता था, वह 
बना ही रहा। मुशिदकूली खा को कासिमबाजार वाले कभी कुछ नरम पाते 
* उज्जेनी या उज्जैनिये भोजपुर इलाके के क्षत्रिय थे। 
॥ इसका नाम विलियम हैमिल्टन था। १० दिसम्बर १७१५ को उसे 
सम्राट्‌ से एक सदरी, एक जडाऊ कलगी, हीरे की दो अगूठिया, एक हाथी, एक 
घोडा और पाच हजार रुपये इनाम के तौर पर मिले। 


१७२ 





फतह॑चन्द 
तो कभी कुछ गरम । पर कपनी जो कुछ भी रिआयते चाहती थी, वे उसे 
मिलते वाली न थी। एकाध बार उसकी ओर से उसके वकील ने बादशाह की 
दुहाई भी दी और समाचार-पत्र न होते हुए भी जहा-तहा जो वाकयानवीस या 
अखबारनवीस नियत थे, उनकी जेब गरम कर कंपनी ने उनके द्वारा अपनी 
फरियाद भी दिल्ली तथा मुशिदाबाद तक पहुचवाई। एक अवसर पर हुगली का 
वाकयानिगार अपनी रिपोर्ट में लिखता है --- 


“अगर मुशिदाबाद-कचहरी का चुगी का दारोगा, सम्राट या दीवान की 
आज्ञाओ के विरुद्ध अगरेजो से चुगी लेना, बन्द नहीं करता और जो चुगी छी 
जा चुकी है, उसे लौटा नहीं देता, तो सभव है कि बहुत से व्याप।रियो को हानि 
उठानी पडे | कारण कि अगरेजो के व्यपार को रोक देने का अर्थ है बगाल-मात्र 
के व्यापार को रोक देना।” ५ मई १७१५ के हूखे मे लिखा है---“जो 
बात वाकयानवीस लिख चुका है उस्ती को सवानेहनवीस' दोहरा चुका है।” 


नवम्बर १७१७ में सरमत कलकत्ते लौटा। जितने शाही आज्ञापत्र जारी 
हुये थे, उन्हें वह साथ लेता आया । उनकी नकले पदाधिकारियो के पास दिल्‍ली से 
पहले ही पहुच चुकी थी। कपनी की ओर से दूत-दक और उसके साथ आने 
वाले आदेशपत्रो के स्वागत की धूमधाम से तैयारिया की गई । अगवानी के 
लिए कपनी के छोटे-बडे कर्मचारी, व्यापारी तथा अन्य नागरिक हुगली से कुछ 
दूर आगे, त्रिवणी तक गये । दूत-दल को वहा बधाइया दी गई, सम्राद को 
धन्यवाद दिये गये। फिर कलकत्त में आनन्दोर्सव मनाया गया। एक हजार 
रुपया खर्च कर इसके लिए एक शामियाना तैयार कराया गया था। सभा में 
कपती की ओर से अध्यक्ष ने फिर सम्लाद के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उन्हें 
अनेकानेक धन्यवाद दिये। आमत्रित व्यक्तियों में हुगली के वाकयानिगार, 
सवानेहगार, हरकारा-दारोगा इत्यादि भी थे। दिल्‍ली से एक गुजंबरदार भी 
साथ आया था। उसे त्रिवेणी में ही २,००० ) सम्राद्‌ की भेंट के तौर पर दिया 
जा चुका था और वाकयानिगार उसकी खबर भेज चुके थे । कलकत्ते में 
गूर्जबरदार को ५०० ) , एक सरोपा, एक थान कमखाब, पगड़ी के लिए बीराः 
और एक पटठका दिये गये। रह गये सवाददाता और हरका रा दारोगा। 


१७३ 


जगतृसेठ 
बाकयानिगार को मिले.-- 
६ गज सुर्खे बनात। 
२ थान नारंगी बनात। 
२ थान साधारण हरे रग का कपडा। 


सवानेहगार को मिले -- 
१ थान नारंगी बनात । 
है धान साधारण हरे रग का कपडा। 


हरकारा-दारोगा के हिस्से में नारगी बनाते और उस हरे रग के कपडे 
के दस दस गज आगये। 


बगाल, बिहार आदि के लिए फरमान और हस्ब॒ुल्हुक्म पहुँच गये--कंपनी 
इनके मिलने के उपलक्ष्य मं बडे समारोह से उत्सव मना चुकी--तोपो की बाढ़ें 
दग चुकी--आतिशबाजी छोड़ी जा चुकी--सवाददाता बढा-चढा कर इन सारी 
घटनाओं की खबर मूृशिदाबाद और दिल्ली भेज चुके, पर इनका मुशिदकुछी 
खा पर कुछ भी असर न हुआ। कंयनी को निशुल्क व्यापार करने देना तो वह 
खुद मंजूर कर चुका था, पर बाकी बातें जहा थी, वही रही। न तो कंपनी 
के लिए टकसारू का दरवाजा खुला, न वह अपनी जमीदारी की ह॒द की 
ही बढ़ा सकी । 


फिर भी सरमन-बसीठी निष्कल रही, यह इतिहासकारों को स्वीकार नहीं 
हो सकता । मुशिदक्‌ली खा ने कपनी को उससे तात्कालिक लाभ नही होने दिया, 
पर कंपनी को बराबर यह कहते रहने का मौका तो मिल गया कि उसने सम्राद 
के आदेश की अवहेलना कर अगरेजों के साथ घोर अन्याय किया, उन्हें गहरी 
हानि पहुँचाई। विल्सन ने लिखा हे कि जब कई बरस वाद क्लाइव ने खुल्लमखुल्ला 
तलवार सूत कर इस देश पर कब्जा करना शुरू किया, तब उसे अपनी 
कारवाइयों के लिए यह बहाना या दलोलरू अच्छी मिल गई कि सरमन ने कपतो 
के लिए जो अधिकार दिल्‍ली से प्राप्त किये थे, उनसे भी एक प्रान्तीय 
१७४ 


फतरहचन्द 


शासक की निरकुशता के कारण वह वंचित ही रही। उस दूत ने जो काम 
शरू किया था, उसे इस “रणवीर' ने पूरा किया। 


(२) पृष्ठ ७३--अब्दुल्ला खा की प्रकृति नरम थी, हुसैन अली खां की गरम । 
'पर दोनो का सास्क्ृतिक स्तर ऊँचा था और दोनो हो स्पष्टवक्‍ता थे। उनके 
विरुद्ध जो मन्त्रणाये होती, जो चाले चली जाती--उनकी जानकारी रखते 
हुए भी उन्होंने कभी कपठ या कुठिलता से काम नहीं लिया। वे दोनो भयंकर 
से भयकर परिस्थिति का सामना करने के लिए बराबर तैयार रहते, पर अपने 
तई इस बात की कोशिश करते कि खून-खराबी न हो। यह उनकी भलमनसाहत 
कही जाय, या उनकी कमजोरी, इतना जरूर है कि पदाधिकारियो के चुनाव या 
नियुक्ति के सम्बन्ध म॑ उन्होंने कडाई से काम नही लिया और फर्रुखसियर को 
बहुत कुछ निरकुश रहने दिया। नतीजा यह हुआ कि दरबार उनके दृश्मनो का 
अखाड़ा बन गया और इन लोगो ने बादशाह के कान भरते भरते उसके और 
'सैयद-बन्धुओ को बीच एक चौड़ी खाई खोद दी । 


सैयद-बन्धुओ के दात्रुओं में -- 


(क ) खानदौरा का पूरा नाम था समसामुद्दोछा खानदौरा बहादुर मसूरजग ॥ 
इसके पूर्वज बदरुशा से आकर आगर के पास बस गये थे। खानदौरा विद्वान्‌ 
तो न था, पर दरबार के तौर-तरीक बहुत अच्छी तरह जानता था। उसकी 
ववाकपटुता भी ऊँच दर्जे की थी। षड्यंत्रों मे खूब भाग लेता, पर मार-काट से 

बहुत घबराता। १७३९ में नादिरशाह के साथ होने वाली रूडाई में इसे मजब्र 
“होकर मोरचा लेना पडा और उसी लडाई में यह खेत आया। 


(ख) निजामुल्मुल्क का नाम पहले मीर कमरुद्दीन था, फिर चिंकिलिच खा 
'पडा। इसके पू्वेज समरकद से आये थे। गोरखपुर मे फौजदार रह कर इसने 
नाम कमाया और आगे बढ़तें-बढते दक्‍क्खिन का सूबेदार नियुक्त हुआ। पर 
'जब यह पद हुसैन अली खा को मिल गया, तब यह चोट खाकर दिल्‍ली लौट 
आया और सैयद-बन्धुओ के विरोधी-दल में सम्मिलित हो गया। जिस समय 
'फररवसियर सिहासन-च्युत हुआ, उस समय यह मुरादाबाद का फौजदार था। 


१७५ 


अगतुसेठ 
सैयद-बन्धुओ के विना॥ के बाद यह कुछ समय तक वजीर रहा, फिर दक्खिन 
जाकर स्वतत्र-सा हो गया। इतिहास में यह आसफजाह निजामुल्मुल्क 
के नाम से विशेष प्रसिद्ध है । हैदराबाद के वर्तमान निजाम-बश का यही 
प्रवतेक था। 

(ग) अमीन खा निजामुल्मुल्क का चचा और तूरानी-दल का प्रधान 
नेता था । 

सैयद-बन्धुओ ने फरुंखसियर से कई बार कहा कि, “यह स्पष्ट है कि आप 
हमारे किये हुए उपकार को भूल गये और अब हमारे दुश्मनो की ओर 
हो रहे हे। ऐसी हालत में आपको हमारा इस्तीफा मजूर कर हमें अपने गाव 
चले जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। अगर हमें अपनी सेवा में रखना ही है, 
तो हमारे दुश्मनों से कहिए कि एक बार मैदान में मुकाबले पर आये और अपने 
जोहर दिखायें। शर्ते यह होगी कि जो दल मैदान मार ले, वही दरबार में 
रहने पावे; जो हार जाय, उसे दरबार-निकाला मिल जाय । अगर आप को यह 
भी मजूर न हो, तो हमें बल्ख और बदरुशा पर चढाई करने की इजाजत मिल 
जाय। हमारी प्रार्थना यही है कि अगर हम उन्हें जीत लें, तो हम उन दोनों 
प्रदेशों के जागीरदार माने जायेँ।” 

पर इनमें से कोई बात फरंंखसियर को मंजूर होने वाली न थी। नैतिक 
बल के अभाव के कारण वह इतना भी स्वीकार न करता कि उनके प्रति 
उसके मन में किसी प्रकार का असन्तोष था। बराबर यही कहता कि, “आप 
अपनी परछाई से डरते हे । दरबार में न तो आपका कोई हछात्रु है, न आपके 
विरुद्ध किसी प्रकार का षड्यत्र हैं । आप पर मेरा पूरा विश्वास है। भला ऐसी" 
कृतघ्नता मुझसे कभी हो सकतो है कि में आपकी सेवाओ को भूल जाऊँ ! आप 
जहा है, वही बने रहे, इस्तीफा देने या बल्ख-बदरुशा जाने की कोई जरूरत नही ।” 

फरुवसियर एक ओर तो हुसैन अली खा को पुरस्कृत करने के बहाने कही 
उच्च पदाधिकारी बनाकर भंजता, दूसरी ओर किसी सरदार को इनाम- 
इकराम का प्रलोभन देते हुए लिखता कि देखना, यह दिल्ली जिन्दा न लौटने 
पावे । जब ऐसे खत सैयद-बन्धुओ के हाथ लग जाते और वे सम्राट से उनका 


१७६ 


फततहचन्द 
जिक्र करते, तब वह उनके लेखक या प्रेषक होने से साफ इनकार कर जाता 
ओर कहता कि जिस खत की आप बात कर रहे है, वह जरूर जाली होगा। 
हमने तो स्वप्त में भी कभी किसी को ऐसा आदेश नही दिया ' 

सैयद-बन्धुओ के दरबारी छात्रुओ का यह हाल था कि वे पीठ पीछे बातें 
बवारते, जहर उगलते, तरह-तरह की बदिशे बाधते, पर उनमें आमने-सामने हो 
कर उनका विरोध या उन पर वार करने की हिम्मत करने वाला कोई नही था # 
वे सब के सव, एक इतिहासकार के शब्दों मे, शेरे-कालीन' थे, मर्दे-मैदान' नही ॥ 
“यो आबरू बनावे जग में हजार बाता, जब तेरे आगे आवे गृफ्तार भूल जावें-.- 
प्रत्येक का यही हाल था। 

अब्दुल्ला खा का पल्‍ला हलका करने के लिए हुसेन अली खां दक्खिन का 

सूबेदार बनाकर उधर भेज दिया गया। इधर दिल्ली मे उनके विरुद्ध संगठन 
होने लगा--अब्दुल्ला खा ने आत्म-रक्षा के लिए जो दीवार खडी कर रखी थी 
उसमे छिद्र ढूढे जाने लगे । हुसैन अछी खा को सम्राट ने अपनी आखो से आसू 
बहाते हुए विदा किया था, यद्यपि उन आसुओ से वह धोखे म॑ आने वार 
न था और चलते समय यह स्पष्ट कह गया था कि अगर मरे भाई पर किसी 
प्रकार का आघात हुआ तो औरगाबाद से दिल्ली पहुँचना मेरे लिए बीस दिनों 
से अधिक का काम न होगा। 

दो-तीन साल तो अब्दुल्ला खा ने किसी तरह बिताये, फिर जब वह दुश्मनों 
की हरकतो से तग आ गया, तब उसने अपने छोटे भाई को लिखा कि प्याला 
अब छलकने पर है, जितना जल्द हो सके, तुम यहा आ जाओ। खत मिलते ही 
हुसैन अली था ने मराठो से सन्धि कर उन्हें चौथ देना स्वीकार कर लिया 
भऔर रकाब में पैर रखकर अपने भाई की रक्षा के लिए रवाना हो गया। उसके 
साथ सहायको के रूप में प्रायः पन्द्रह हजार मराठे घुडसवार भी थे। आनन- 
फानन वह १६ फरवरी १७१८ को दिल्‍ली जा पहुँचा और पहुँचते ही फरंखसियर 
के होश ठिकाने करने के काम में रंग गया। जब उसने देखा कि कोरी बातों से 
कूछ बनने वाला नही, तब उसने लाल किले को घेर लिया और अपने बड़े भाई 
के द्वारा समझौते की बातें कराने लगा--इस आशा से कि शायद फरंखसियर 
अब भी होश में आ जाय ! 


१७७ 


जगतसेठ 


पर वह आने वाला न था। “विनाशकाले विपरीतबृद्धि.--वह इसका एक 
खासा अच्छा उदाहरण है। किले में वस्तुत कंदी होते हुए भी, वह अपने को क्‍या 
समझे बैठा था, यह कहना तो कठिन है, पर जो अब्दुल्ला खा के मुह पर उचित 
बात कहने का भी साहस न करता, वही अब आपे से बाहर होकर उसे गालिया 
भी दे बंठा। “तेरे गाव में में गधो के हल न चलवा द्‌ और तेरी बहु-बेटियो की 
सुथनियो में चूहे न डलवा द्‌, तो मे तैमूरकूग का सच्चा वशज नहीं! ” 

पर होने वाला कुछ और ही था। २७ फरवरी को हुसैन अली खा की फौज 
ने किले को घेर लिया था और उसी दिन फरुंखसियर से अब्दुल्ला खां की यह 
आखिरी मूलाकात थी। भय और क्रोध ने फरुंंखसियर को विवेकहीन कर दिया 
धा। एक बार उसके मन में आया भी कि आत्मसमर्पण कर दू तो यह विचार 
कर कि अब उसे अब्दुल्ला खा के पास जाकर दया-भिक्षा मागनी पडेगी, उसने 
चह इरादा छोड़ दिया। किले के भीतर भी सैयद-बन्धुओ के सेनिको और सहा- 
यको का कडा पहरा था। इन सहायको में जोधपुर के महाराज अजित 
सिंह, * कोटा के महाराव भीमसिह हाडा | और नरवर [ के गजसिह नरवरी 
मुख्य थे। अजितर्सिह फरंंखसियर को अपनी लडकी का डोला दे चुके थे, पर 
उन्होने साथ बराबर सैयद-बन्धुओ का ही दिया । जयपुर के घिराज राजा सवाई 
जयसिंह $ उन दोनो भाइयो के विपक्षी थे, और दिल्‍ली में यह आद्या की जाती 
थी कि वह वहा पहुँचकर फरुेखसियर की रक्षा करेगे । पर इस मौके पर वह 
उधर जाने से रह गये। 


यु 


* महाराज जसवन्त सिह के पुत्र, जिन्हे राठोर सरदार दुर्गादास ने 
औरगजेब के चगुल में फसने से बचाया था । यह मुहम्मद शाह के समय में 
अपने ही पुत्र बख्स सिंह के हाथो मारे गये । 

' कोटा राज्य के संस्थापक माधोसिह हाड़ा के बंशज। 

[ आगरा-प्रान्त के अन्तर्गत यह सभवतः राजा रामदास नरबरी के 
धंशज थे। 

$ जयपुर को इन्ही ने बसाया। बड़े ज्योतिष-प्रेमी थे और इन्होने कई 
मान-मन्दिर बतवाये। 
ह५८ 


फतहुचन्द 

घटनाओ की रफ्तार बहुत तेज हो चली थी। २८ फरवरी को अब्दुल्ला 
खां ने कुछ कागजो पर दस्तखत कराने के लिए फर्रुखसियर को जनाने में बुलावा 
भेजा तो उसने बाहर निकलने से इतकार कर दिया। इस पर कुछ आदमी एक 
दूसरे राजकुमार को ले आते के लिए भेजे गये। इसका नाम बेदारबरुश था और 
जो राजकुमार बच रहें थे, उनमें यह सब से योग्य समझा जाता था। पर स्त्रियों ने 
यह समझकर कि सेयद-बन्ध्‌ एक-एक कर सभी शाहजादों को खतम करना 
चाहते है, उसे ऐसी जगह छिपाया कि उसका कही पता न चला | इतने में खोजने 
वालो की नजर एक दूसरे राजकुमार रफी-उदहरजात पर पडी और वे उसी को 
लेकर चल दिये । बादशाह के दस्तखत हुए बिना कई जरूरी काम रुके पड़े थे, 
इसलिए रफी-उदरजात को चटपट तख्तताऊस पर बेठाकर सम्राद्‌ घोषित कर 
दिया गया। फिर राजा रतनचन्द, राजा बख्तमल, दीनदार खा, नज्मुद्दीन खा 
आदि सरदारो को हुक्म हुआ कि जैसे हो सके, फर्रंखसियर को यहा लाकर 
हाजिर करो। इनके साथ चार सौ सिपाही भी दिये गये। ये छोग अन्त पुर में 
घुसे, तो वह स्त्रियों के आतंनाद से प्रतिध्वनित हो उठा। फररंखसियर ढाल-तलवार 
लिये किसी कमरे में बैठा था । उसने प्राणो की ममता छोडकर इन लोगों का 
अकेला मुकाबला भी किया, पर उसे गिरफ्तार होते देर न लगी । स्त्रियों ने उसे 
बचाने की भरपूर चेष्टा की, पर उससे होना ही क्‍या था| हुक्मी बन्दे उसे घसीट 
'कर बाहर ले ही गये । जो अभी थोडी देर पहले तक भारत का सम्राट्‌ था, उसे 
नगे पाव और नंगे सिर ही नहीं जाना पडा, कूछ गालिया भी सुननी पडी, कुछ 
ठोकरें भी खानो पड़ी । 


दीवानेखास में फर्रेतसियर अब्दुल्ला के सामने पेश किया गया और उसके 
हुक्म से अंधा कर दिया गया। इसके बाद वह तिरपौलिया की कालकोठरी मे 
पहुँचाया गया, जहा प्राय. दो महीने बाद उसे जल्लादो के हाथ मरना पड़ा। 
उसके काले कारनामो को याद कर इतिहासकार को कहना पडता है कि अपने 
'ही छोटे भाई से लेकर सिक्‍्ख-जाति के धर्मंवीर बन्दा तक सैकडो आदमियों के 
नृशंसतापूर्वक बहाये हुए खून से हाथ छाछ करने वाले इस नर-पिशाच के साथ 
देव ने किसी प्रकार का अन्याय नही किया। 


१७६ 


जगत्सेठ 


इस क्रान्ति के बाद महाराज अजितसिह अपनी बेटी इद्रकूवर को दिल्‍ली से 
जोधपुर ले गये। उसके साथ एक करोड रुपये से अधिक की निजी सम्पत्ति भी 
गईं। जोधपुर में इद्रक्वर की शुद्धि हुई और उसे अपने पिता के घर रहने का 
अवसर मिला। अजित्सिह ने जो कुछ किया, वह मुसलमानों की दृष्टि में 
मुगलवश-परम्परा और मृगल-राजसत्ता का घोर अपमान था। पर आलोचकः 
आखिर करते ही क्‍या? उन्होने अजितर्सिह को दामादकुश” कहकर सनन्‍्तोष 
किया ॥ 


रफी उद्दरजात की उम्र कूल बीस साल होते हुए भी वह संसार में अधिक समय 
तक रहने वाला न था। उसे तपेदिक की बीमारी थी और तख्तनशीन होने 
के चार महीने के भीतर ही उसे काल-कवलित होना पडा। उसके बाद रफी- 
उद्दौला सम्राद्‌ बनाया गया। यह बहादुर शाह का पोता था---अर्थात्‌ रफी उद्यान 
का बेटा। पर स्वास्थ्य सन्‍्तोषजनक न होने के कारण इसे भी तीन ही 
चार महीने बाद परलोक सिधारना पडा। २८ सितम्बर १७१९ को बहादुर 
शाह के चौथे लडके खुजिस्ता अख्तर का बेटा रोशन अख्तर-मुहम्मद शाह के 
नाम से--अठारह साल की उम्र मे अब भारत का सम्राट हुआ। इसी के राज्य- 
काल म॑ पहल हुसैन अली खा की हत्या हुई, और फिर कुछ समय बाद अब्दुल्ला 
खा की कारागार में मृत्य्‌ू । इसके बाद निजामुल्मुल्क का चचा मुहम्मद 
अमीन खा वजीरे आजम हुआ और इसके मरजाने पर १७२२ में स्वयं 
निजामुल्मुल्क । पर प्राय' एक ही साल बाद यह दक्खिन चला गया और इसकी 
जगह मुहम्मद अमीन खा का बेटा कमरुद्दीन खा प्रधानमत्री हुआ । 


(३) पृष्ठ १०७--नादिरकुली नाम का एक तुर्कमान दरिद्व कुल में जन्म लेने 
पर भी, योग्यता के बल से, ईरान का बादशाह बन गया। वही शहशाह नादिरशाह 
के नाम से मशहूर हुआ। उसका अफगानो से वैर था और कन्धार से भागे हुए 
अफगानों को मृगल-सरकार हिन्दुस्तान में शरण न देती तो नादिरशाह इस” 
मुल्क पर चढाई न करता। उसने दो-तीन दूत दिल्ली भेजे, और मुहम्मदशाह 
को लिखा कि आप हमारे साथ मित्र का-सा व्यवहार नही कर रहे हे । पर दिल्‍्ली- 
दरबार से एक साल तक कोई जवाब न मिला। फिर नादिरशाह ने चढाई कर 


६८० 


फतहुचन्द 
दी। काबुल-प्रान्त इसी देश के अन्तर्गत था, पर वहा आय से व्यग्र अधिक हुआ 
करता था, इसलिए टोठा पूरा करने के लिए दिल्‍ली से कुछ लाख रुपये हर 
साल वहा भेजे जाते थे। इधर शासन-सम्बन्धी शिथिलता के कारण यह रकम 
नियमित रूप से नहीं भेजो जा रहो थो, जिसके फलस्वरूप वहा के सैनिकों 
या रक्षको का वेतन पाच साल से नही चुका था। नादिरशाह का विरोध नही के 
बराबर हुआ। उसने पेशावर और लाहौर पर बात की बात में कब्जा कर लिया 
और ११ फरवरी १७३९ को वह सरहिन्द-अम्बाला-शाहाबाद होता हुआ 
करनाल पहुँच गया। 

१३ फरवरी को होतेवालो लडाई में मुहम्मदशाह को बरी तरह हारना 
पडा । खानदौरा, अपने तोनो बेटों के साथ, खेत आया, अवध का सूबेदार 
सआदत खा घायल होकर गिरफ्तार हुआ, नादिरशाह को यह कहने का मौका 
मिला कि यहा के लोग मरना जानते हे, लडना नही जानते। म॒हम्मदशाह भी 
करनाल में ही था । दूसरे ही दिन उसने निजामुल्मुल्क को नादिरशाह के पास 
भेजा। सन्धि-सम्वन्धी बातचीत होने रलगी। नादिरशाह की माग पचास राख 
रुपये की हुई--जिसमें २० लाख वह तत्कारू चाहता था और बाकी ३० लाख 
काबुल पहुँच जाने तक। उसकी इच्छा दिल्‍ली की ओर बढने की न थी ) निजामु-« 
स्मुल्क ने उसकी शर्तें मजूर कर ली और लोगो ने समझ लिया कि बादल हट 
चले, आसमान साफ हो गया । 

लेकित निजामुल्मुल्क के दुश्मन भी थे | जब उसे दाब्राशी मिली और 
उसका बेटा फीरोज जंग, खानदौरा की जगह, मीर बरुशी कर दिया गया, तब 
वे जल-भुन कर खाक हो गये । सआदत खा ने निजामुल्मुल्क की शिकायत करते 
हुए उससे कहा कि “आपने धोखा खाया। अगर आप दिल्‍ली चलें तो जवाह- 
रात के अलावा आपको २० करोड़ रुपये नकद मिल सकते हें।” इससे नादिर 
शाह की आखे खुल गईं , और वह दिल्‍ली की ओर चल पडा। 


९ भार्च को उसने सदल-बल दिल्‍ली में प्रवेश किया और लाल किले मेँ 
जाकर डेरा डाल दिया। मुहम्मदशाह उसके स्वागत की तैयारी के लिए वहा 
पहले ही पहुँच चुका था। सआदत खा डपोरसख साबित हुआ और नादिरशाह 


१८९१ 


'जगत॒पेठ 


के फटकारने पर उसने आत्महत्या कर ली। १० माच को बाजार में यह अफवाह 
उडी कि नादिरशाह मारा जा चुका है। कुछ नागरिक उत्तेजित होकर ईरानी 
सैनिको पर टूठ पडे और प्राय तीन हजार आदमी उनकी तलवारों के शिकार 
हो गये | नादिरशाह को इस पर क्रोध हो आना स्वाभाविक ही था और उसने 
खून का बदला खून से लेने का निरचय कर, दूसरे ही दिन, कत्लेंआम का हुक्म 
दे डाला, जिसके फलस्वरूप कम से कम बीस हजार दिल्‍्ली-निवासी मौत के 
घाट उतार दिये गये। 


नादिरशाह दिल्‍ली मे प्राय. दो महीने रहा। २६ मार्च को एक मुगल- 
राजकुमारी के साथ उसके छोटे बेटे का ब्याह हुआ। उसका बाकी सारा समय 
राजा और प्रजा के रक्‍त-शोषण मे ही बीता। 

दिल्‍ली-निवासियो की मुहल्लेवार तालिकाये तैयार कराईं गईं और 
जिससे जो कुछ वसूल किया जा सकता था, जबरन वसूल कर लिया गया। इस 
जोर-जबदंस्ती और लूट-पाट का नतीजा यह हुआ कि हजारो घर बरबाद या 
खाली हो गये । कोहनूर और तख्त-ताऊस तो हडप ही लिये गये, शाही खजाने 
में भी जो कुछ हाथ लूग सका, ले लिया गया। आथिक के अलावा भारतवर्ष की 
राजनीतिक हानि भी हुईं। काइमीर से सिन्ध तक जो प्रदेश सिन्धु नदी के 
पश्चिम पडता था, उस पर नादिरशाह का आधिपत्य हो चला। कुछ समय बाद 
पजाब की भी यही दशा हुई। मुगल सल्तनत को जबरदस्त धक्का पहुचाकर 
नादिरशाह ने ५ मई १७३९ को अपने घर की राह ली। एक इतिहासकार 
का अनुमान था कि वह प्राय ७० करोड की धनन्सम्पत्ति अपने साथ 
ले गया। 

(४) पृष्ठ १०८--अपने “हिन्दी के निर्माता” नाभक ग्रथ के प्रथम 
भाग में, बाबू स्यामसुदर दास राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद के सम्बन्ध में 
लिखते हे --“सुप्रसिद्ध रणथभौर गढ मे धधार नाम का एक परमार राजा 
राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम गोखरू था। हमारे राजा साहब 
इसी गोखरू गोत्र में थे। बादशाही समय में इनके पूर्वज दिल्‍ली में जौहरी 


्् 


का व्यवसाय करते थे। वे नादिरशाही में दिल्‍ली से भागकर मुशिदाबाद 
१८२ 


फतहचं॑न्द 


चले गये। नवाब कासिसअली खा के अत्याचार से राजा शिवप्रसाद के 
पितामह राय डालचद काशी में आ बसे । उनके पुत्र बाबू गोपीचद थे 
जिनके पुत्र हमारे चरितनायक राजा शिवप्रसाद थे। राजा साहब का 
जन्म मिती माघ सुदी २ सवत्‌ १८८० में हुआ था।” 


(५) पृष्ठ ११८--गिरिया की छडाई के दिन, आल्मचन्द के 
साथ, शायद फतहचन्द भी सरफराज खा की ओर से मैदान मे मौजूद थे। 
“मुताखरीन” मे लिखा हैँ कि-- एक ओर सन्धि की बात चल रही थी, 
दूसरी ओर फतहचन्द अलीवर्दी खा के सरदारो को फोडने की चेष्टा कर 
रहे थे । उनकी ओर से प्रत्येक सरदार को कहलाया गया कि तुम अलीवर्दी 
खा को गिरफ्तार करा दो। जिसका जैसा पद था, उसे बवैप्ती ही रकम मिलने 
की आशा दिलाई गई। विश्वास कराने के लिए फतहचन्द ने उनके पास 
दस्तखती पुरजे भी भेजे । उन पर लिखा था कि इस पुरजे की रकम का 
भुगतान मिलेगा, पर उसी हालत में जब अलीवर्दी खा को गिरफ्तार कर उसके 
सैनिक सरदार सरफराज खा के हवाले कर देगे ।” कई सरदारो के पास ऐसे 
पुरजे पहुँचे, जिनमे मुस्तफा खा भी था। मुस्तफा, कुछ सरदारो के साथ, 
अलीवर्दी खा के पास गया और उन पुरजो को दिखाकर कहा कि- अगर 
हम लोगो को लड़ना है, तो अब इसमे जरा भी देर न करनी चाहिए । करू 
सुबह होते ही लडाई छिड जाय, नही तो परसो बात बिगड जायगी।” अलीवर्दी 
खा को मुस्तफा की सलाह बहुत ठीक जँची और उसने उसी दम हुक्म दिया 
कि सारी फौज कल सुबह चोट करने के लिए तैयार हो जाय । यहा प्रश्त उठता 
है कि “क्या “मुताखरीन” का बयान सच्चा है और क्या फतहचन्द ने सचमुच 
सरफराज खा की ओर से वैसा काम किया था ?” “भुताखरीन” के अनुवादक 
का कहना है कि बात ठीक उलटीं हुई थी । उसने यहां फूटनोट देकर लिखा हैं 
कि, “मे कुछ दिनो तक मुशिदाबाद में रह चुका हूँ और में जानता हूँ कि 
अलीवर्दी खा ने फतहचन्द कीं मार्फत सरफराज खा की फौज को रिश्वर्तं 
दिलाई थी । जिस समय में यह अनुवाद करने में लगा था, उस संमय सरफराज 
खां की फौज का एक सरदार जिन्दा था । उसने मुझसे कहां था कि तोप को 


१८३ 


जंगतसेठ 


ग़ोला-बारूद की जगह कूडा-करकट से भरने के लिए मेने खुद चार हजार रुपये 
पाये थे।” इस बात की पुष्टि और प्रमाणों से भी होती है। ऐसी अवस्था में 
“मृताखरीन” की बात का अर्थ यही हो सकता हैँ कि फतहचन्द ऐसे पुरजे बटवा 
कर किसी की सहायता कर रहे थे तो अपने मित्र अलीवर्दी खा की, न कि 
सरफराज खा की। जान पडता है कि उन्होने अलीवर्दी खा की सम्मति या अनुरोध 
से ही यह काम किया था। अलीवर्दी खा लडाई शुरू करने के लिए कोई बहाना 
ढूंढ रहा था और जब उसने नवाब की ओर से किसी तरह की छेड-छाड होते 
ने देखी, तब उसने फतहचन्द से वैसे पुरजे लिखवाकर अपनी फौज मे बँट- 
वाये और एक हीला-हवाला खडा कर लिया । यदि फतहचन्द ने सचमुच सरफ 
राज खा को ओर से वैसी चेष्टा की होती तो रण मे विजय छाभ करने वाला 
अलीवर्दी खा उनसे इसका बदला लिए बिना न रहता ।पर इतिहास का सादंय 
ती यह है कि अलीवर्दी खा आजन्म अपने को फतहचन्द का ऋणी मानता 
रहा और दोनों में कभी मनमुटाव तक च हुआ। (मि० लिटृछ) 


(६) पृष्ठ १४७--“रियाजुस्सलातीन” के अगरेजी अनुवादक मौलवी 
अब्दुस्सलाम ने यह मत प्रकट किया है कि मराठों के आतक स॑ बहुतेरे 
कूलीन मुसलमान परिचम और दक्खिन बगाल छोडकर पूरब और उत्तर बगाल 
सजा बसे और यही कारण हूं कि परिचिम बगाल में--तथा मुशिदाबाद 
के आसपास भी--हिन्दुओ से मुसछमानों को सख्या इतनों कम हैँ । पर 
अठारहबी शताब्दी के मुसलमान इतिहासकारो ने भी जो कुछ लिखा है, उससे 
इस मत की पुष्टि नहीं होती कि मराठो के डर से भागनेबाले अधिकतर 
मुसलमान थे। आखिर प्रब या उत्तर बंगारू के मुसलमानों में ऐसे भागे हुये 
सरदारो, जागीरदारों या अहलकारो के वंशज निकलेगे ही कितने ? जगत्‌सेठ 
मुशिदाबाद छोडकर ढाके चले गये थे। पाइकपाडा राज्य के स्वत्वाधिकारी पहले 
मुशिदाबाद जिले के काडी इलाक में रहते थे, पर उन्हें भी मराठो की दहशत 
से कुछ समय के लिए रामपुर बौलिया भाग जाना पडा था। बगाल में कही 
हिन्दुओ की तो कही मुसलमानों की सख्या अधिक होने के कारण चाहे जो भी 
रहे हो, वे अलोवर्दी श्वां तो क्या, मुशिदकूली खा के समय मे भी पुराने हो 
१८४ 


फतहचन्द 
चुके थे। मराठो की चढाइयो से कोई नयी बात नही हुई। हूटपाट की दृष्टि 


०. 9०. 


से उनके लिए हिन्दू, मुसलमान, ईसाई--सब एक से ही थे । 


(७) पृष्ठ १५०--कलकत्ते के अगरेज कर्मंचारियो को मिलनेवाला 
वेतन इस प्रकार था. 


पौंड न्‍* रुपया 
गवर्नर २३०० ”. २४०० प्रतिवर्ष 
बडा पादरी १०० 7. ८०० 
कौसिल का प्रत्येक सदस्य ४० ४. डहेर० 
सर्जन ३६. | २८८ 
क्लक ५. ४०. 


पर , बेतन के अलावा उन्हें कुछ सुविधायें प्राप्त थी, जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण 
यह थी कि वे निजी व्यापार कर सकते थे। 


१८५ 


महताबराय 


“रात्रिग॑मिष्यति, भविष्यति सुप्रभातम्‌, 
भास्वानुदेष्यति, हृपिष्यति पंकजश्री:?-- 
इत्थ॑ विचिन्तवयति कोषगते द्रिरेफ़े 
हा हन्त, हन्त, नलिनीं गज उज्जहार // 
पंडितराज जगन्नाथ 


कंज के कोस मैं भोर बध्यो, 
अपसोस कियो मन में अ्रति ऊबा। 


हो है प्रभात, उदै है' दिवाकर, 

छूटिहों में अलि जाल में ड्ूबा। 
बेनी! न सोचेड मूढ श्रजों, 

अरु काल को ख्याल न जान्यो श्रजूबा । 
तोरि लईई नजह्लीनी गज त्यों, 

रहिेगो मनको मन ही मनसूत्रा ॥ 


“बबेनी? कवि 
( १ 9) 


फतहचन्द के मरने के बाद भी तीनों प्रान्तों पर मराठों क आक्रमण 
होते ही रहें। कहना चाहिए कि भास्कर पंडित को मारकर अलीवर्दी 
खां ने अपनी उलभन सुलभाई नही, और भी बढ़ा ली। अन्त में उस 
लेने के देने पड़े। 
१८६ 


महताबराय 
महाराष्ट्र-अध्याय' की समाप्ति १७५१ में हुईं, यद्यपि इसका यह 
अर्थ नही कि उडीसा मिल जाने पर मराठे बगाल को भूल गये। उडीसा 
तो बरसों उनके अधिकार में रहा ही, बंगाल पर भी जब-तब उनके 
हमले होते ही रहे। 
पूरब में कलकत्ता, पद्चिम में पलामू, उत्तर में भागलपुर और 
दक्षिण मे कटक, यह मराठों की चकफेरियो की चौहदूदी थी। इसके 
भीतर वे अपन घोड़े दौडाते, शहर और गाँव लठते, लोगों को तरह- 
तरह से सताते, पर अछीवर्दी खाँ को आग बरसाने पर उद्यत देखते ही 
नौ दो ग्यारह हो जाते । 


जब मराठे बगाल में पहले पहल आये थे, तब हिन्दू जनता को लगा 
था कि वे मुसलमानी राजसत्ता का अन्त कर हिन्दू-धर्मं का उद्धार करने 
आये थे। पर थोडे ही समय' में उसकी आँखे खुल गईं थी और उसने 
देख लिया था कि ये मराठे रक्षक नही, भक्षक--बल्कि आततायी थे। 
फिर तो लोगों को सहानुभूति की जगह घ॒णा होने लगी थी और अली- 
वर्दी खा को उनका पूरा सहयोग मिलन लगा था। 


मराठों के अत्याचार कई प्रकार के होते थे। गाँव के गाँव जला 

देना, लोगो का सर्वेस्व लूट लेना, निरफ्राधियों के भी नाक-कान 
काट लेना--यह सभी उनके काले कारनामों में शामिल था। 
किसानों के जहाँ-तहाँ भाग जाने या दिन-रात आतंक बना रहने के कारण 
खेती-बारी, बाणिज्य-व्यापार को बहुत भारी धक्का लंगा। हालत 
नाजूक थी, इसलिए धनी व्यक्ति भी रुपया और सोना-चॉदी दबाकर 
बैठ गये । जगत्‌-सेठ का भी यह हाल था कि वह रुपये की मॉग पूरी नही 
कर पाते थे। टकसाल के लिए जितनी चाँदी चाहते, उतनी उन्हे विदेशी 
१८७ 


जगतूसेठ 


व्यापारियों से प्राप्त नही होती थी। वह चॉँदी मुशिदाबाद न जाकर 
और ही कही चली जाती थी। उबर सरकार की आय घटती जा रही 
थी, सैनिक व्यय बढता जा रहा था। अलीवर्दी खाँ को मराठों और 
अफगानो से पार पाने के लिए जब-जब रुपये की जरूरत पडी, तब-तब 
उसको अपना खजाना प्राय: खाली मिला। काम चला तो कर्ज या चदे 
से जिसके लिए उसे कभी तो सेठ-साहुकारो, जमीदारों और अपने 
रिह्तेदारों को फुसछाना पडा और कभी उन पर अनुचित दबाव 
डालना पडा। आये दिन ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी कम्पनियाँ 
जगत्‌-सेठ से कर्ज मॉगती रहती थी। वह खीजते, भौह तानते, कभी 
सहायता करते, कभी कछ भी देने से साफ इनकार कर देते। मराठों 
से १७०१ में संधि हो जाने तक यह अर्थ-सकट बना ही रहा। 


फिर भी यह याद रखना चाहिए कि मराठे कभी गंगापार नही 
गये | इसलिए प्रब बंगाल और उत्तर बिहार उनसे सुरक्षित ही रहे। 
१७४५ में मराठो और अफगानों का मेल हो जाने पर राजनीतिक 
स्थिति और भी विकट हो गईं। अगर मुस्तफा खाँ मारा न जाता 
और १७४८ में अलीवर्दी खाँ अफगानों को परास्त कर, अपने मार्गे 
के दो काँटो में से एक को सदा के लिए नष्ट न कर देता, तो बंगाल और 
बिहार में मराठे राज्य करते या अफगान, या दोनों ही, यह कहना तो 
कठिन है, पर इसमे सदेह नहीं कि कुछ समय के लिए गगा के दोनों ओर 
लट-मार का बाजार गरम हो जाता और प्रजामात्र के कष्ट की कोई 
सीमा न रहती। 


अलीवर्दी खाँ और मुस्तफा खाँ का भगडा भास्कर पंत की हत्या के 
बाद शुरू हुआ। मुस्तफा खां ने अलीवर्दी खाँ को उसके कौल-करार की 
१८८ 


महताबराय 
याद दिलाकर उससे बिहार की नायब निजामत माँगी और अलीवर्दी 


खाँ ने उसे देने से इनकार कर दिया। बहुतेरे सदेसे भुगते, लोगों ने 
मुस्तफा खाँ को समभाने-बुभाने की बहुत कोशिश की, पर उसने 
बिहार के बदले और कुछ भी इनाम-इकराम के तौर पर लेना स्वीकार 
नही किया। अलीवर्दी खाँ बात का धनी तो न निकला, पर अफगानों 
को छोडकर और किसी की भी सहानुभूति मुस्तफा खाँ के साथ नही 
हुईं । उसे जो कुछ पद-प्रतिष्ठा प्राप्त थी, वह अलीवर्दी खो की ही कृपा 
का फल था। फिर उसने बिहार-जेसा प्रान्त पाने लायक कोई 
खैरख्वाही भी तो नही की थी। भास्कर पन्‍्त को फेसा कर मरवा 
डालने की जो कीमत वह माँग रहा था, वह इतनी ऊँची थी कि 
लोगों ने यही कहा कि मुस्तफा खाँ लोभ से अधा हो गया है, उसके 
दुराग्रह की उपेक्षा करना ही अलीवर्दी खाँ का कतेंब्य हे । 
बात यहाँ तक बढ़ी कि मुस्तफा खाँ ने पहले तो दरबार में जाना- 
आना छोड दिया, फिर एक दिन नौकरी से इस्तीफा देकर खुल्लम- 
खुल्ला बगावत कर दी और प्राय दस हजार अफगान सवारों के साथ 
बिहार पर धावा बोल दिया। हाँ, कूच करने से पहले उसने वेतन के 
हिसाब में सत्रह लाख रुपये सरकार के जिम्में बाकी बताकर उसे 
अदा करा लिया। 
जब मुस्तफा खाँ मुंगेर पहुँचा, तब पटने से जेनुद्दीन अहमद ने 
कहलाया कि अगर तुम्हारे पास कोई सनद हो तो दिखा दो, में यों ही 
तुम्हारे मार्ग से हट जाऊंगा। मुस्तफा खाँ ने जवाब दिया कि सनद में 
तुम्हे वही दिखाने वाला हूँ जिसे तुग्हारे चचा ने गद्दी छीनते समय 
सरफराज खाँ को दिखाया था। पटने के पास दोनों के बीच घमासान 
लड़ाई हुईं। कई हिन्दू जमीदारों ने इस अवसर पर जेनुद्दीन अहमद 
१८९ 


जगतसेठ., 


की मदद की। उनमे मुख्य थे टेकारी के राजा सुन्दर सिह, सरीस' 
कूट्‌बा के बिशन सिह और ससराम' चेनपुर के पहलवान सिंह। हिन्दू 
कर्मचारियों मे विशेष उल्लेखनीय थे महता जसबन्त नागर, राजा 
कीत्तिचन्द और राजा रामनारायण। लड़ाई में मुस्तफा खाँ की हार 
हुई और एक आँख भी जाती रही। गुलाम हुसेन*इस पर खुशी जाहिर 
करता हुआ लिखता है कि “मुस्तफा खाँ हजरत अली को और भलाई 
करनेवालो को बायी आँख से देखा करता था। अगर उसकी दाहिनी 
आँख फूट गईं तो उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हुआ ।” 
मुस्तफा चुनारगढ़ भाग गया। अलीवर्दी खाँ भी पटने जा पहुँचा था। 
जेनुद्दीन अहमद को साथ लेकर उसने गाजीपुर जिले मे जमानिया 
तक उसका पीछा किया। जब वह पकडा न जा सका तब अफगानों के 


उस कस्बे में आग रूगवा दी और पटना होता हुआ मुशिदाबाद लौट 
गया। 


चुनारगढ में सुस्ता कर ओर नई सेना सगठित कर मुस्तफा खाँ ने 
फिर बिहार पर चढ़ाई की । यह दूसरी लडाईं शाहाबाद मे जगदीशपुर के 
आसपास हुईं। वह चाहता था उस इलाके के जमीदारों को अपने पक्ष में 
कर, उनकी आथिक सहायता से लडना। मराठों से भी उसकी लिखा- 
पढ़ी जारी थी और वह उनकी राह देख रहा था। पर जैनुद्दीन अहमद 
ने राजा सुन्दर सिह, रहीम खाँ रुहेछला आदि को साथ लेकर भट सोन 
नदी को पार किया और ऐसा भझपदा मारा कि मैदान भी मार लिया। 
इस बार मुस्तफा खाँ खेत आया। यह २० जून १७४५ की बात है। 





+ “मुताखरीन” का लेखक शीआ था और सभी अफगानों की तरह 
मुस्तफा खाँ सुन्ती । 


4६९० 


भहेताबराय 


उसका सिर तो काट कर दिल्‍ली भेज दिया गया और धड के दो 
टुकड़े कर दोनों पटने मे दो जगह गाड़ दिये गये। 

भास्कर के खून का बदला लूट से लेने के लिए, रघुजी भोंसले मार्च 
१७४५ में ही उडीसा पर चढाई कर चुका था। इसके बाद मुस्तफा खाँ 
के उकसाने पर वह बंगाल की ओर बढा । अलीवर्दी खाँ की परिस्थिति 
से लाभ उठाकर मोटी रकम वसूल करने क उद्देश से उसने तीन' करोड 
रुपये मॉगे। अलीवर्दी खाँ पहले मुस्तफा खाँ से पार पाना चाहता था, 
इसलिए उसने रघुजी के पास एक दूत भजकर कहलाया कि में सधि 
करने को तेयार हूँ । सदेसे जाने-आने रूग। चाहे इस बातचीत के 
कारण हुआ हो, चाहे और किसी कारण, रघुजी मुस्तफा खाँ को किसी 
तरह की मदद न भेज सका । और जब मुस्तफा खाँ मारा जा चुका, तब' 
अलीवर्दी खाँ ने त्योरी बदल कर, रघृजी को कहला दिया कि रुपया 
दे-लेकर सुलह करना नाम का काम है, में तो लड़ाई क लिए तैयार 
बेठा हूँ। 

मुस्तफा खाँ की बगावत के समय उड़ीसा का नायब नाजिम 
उसका भतीजा अब्दुल रसूल खाँ था। जब वह भी बागी हो गया, तब' 
अलीवर्दी खाँ ने राजा जानकीराम के बेटे दुलेभराम' को वहॉ का शासक 
बनाकर कटक भेजा। पर वह पूजा-पाठ करनेवाला दुर्बलराम निकला 
और रघुजी ने उसे अनायास ही केदकर नागपुर भेज दिया। पीछे 
जानकीराम के तीन लाख रुपये दने पर दुलेभराम' की रिहाई हुई। 
उड़ीसा मराठों के अधिकार में होत हुए भी, अलीवर्दी खाँ ने अब 
भीर जाफर को नायब-नाजिम नियुक्त किया। 

अलीवर्दी खाँ की ओर स चुनौती मिलते ही, रघुजी ने बर्दवान 
ओर वीरभूम पर कब्जा कर लिया ओर मुस्तफा खाँ के बेटे मुतेजा को 


१९१ 


जगतसेठ 


बचाने के उद्देश से मुगेर तथा गया होता हुआ तीर की तरह 
रोहतास जा पहुँचा। उसका उबार कर और सोन नदी को दोबारा 
पार कर वह पठने की ओर बढा। तब तक अलीवर्दी खाँ वहाँ पहुँच 
चुका था। मराठे दक्खिन की ओर सरकन लछगे। दोनों दलों को 
मुठभेड़ सोन के तट पर महीब अलीपुर मे हुईं। वहाँ अठारह दिन तक 
लड़ाई होती रही, जिसमें रघुजी ने अलीवर्दी खाँ के छक्के छडा दिये । 
अलीवर्दी ख्रॉ को सन्देह हुआ कि मीर जाफर और शमशेर खाँ मराठों 
से साँठ-गॉठ कर चुके हे। उसकी बेगम ने सुलह की बातचीत शुरू 
कराई। पर रघुजी को ऐसी बातचीत का कुछ कटु अनुभव हो चुका 
था, इसलिए उसमें समय बरबाद न कर, वह मुशिदाबाद को लूटने 
चल पडा। 

अलीवर्दी खाँ कब पीछे रहने वाला था ? उसने भी धावा मारा। 
भागलपुर के पास दोनों की छोटी-मोटी' लड़ाई भी हुईं। रघुजी सथाल 
परगना और वीरभूम के जंगल-पहाड होकर मुशिदाबाद की ओर बढ 
गया। शहर के पास पहुँच कर उसने लट-मार शुरू करा दी, पर अलीवर्दी 
खाँ भी दूसरे ही दिन पहुँच मया, इसलिए रघुजी वहाँ से हट कर कटवा 
चला गया। वहाँ दिसम्बर १७४५ में दोनो के बीच बड़ी लड़ाई हुईं, 
जिसमे अलीवर्दी खाँ ने मेदान मार लिया। रघुजी मीर हबीब' की 
अधीनता में दो-तीन हजार मराठे और छ-सात हजार अफगान सवार 
छोड़कर आप नागपुर लोट गया। 


मराठे दबने वाले न थे। बदंवान, बाँकुडा, मेदिनीपुर, कटक, 
बालेश्वर, इन इलाकों मे उनके उपद्रव बने ही रंहे। १७४७ में रघुजी 
ने अपने पुत्र जानोजी को बड़ी सेना के साथ कटक भेजा । मीर जाफर 
अपना कतंव्य-भार ग्रहण करने वहाँ जा ही रहा था कि मेदिनीपुर में 
श्ध्र 


महताबराय 


खबर मिली कि जानोजी चला आ' रहा है। वही थम गया। अलीवर्दी 
खाँ को यह मालूम हुआ तो वह मीर जाफर पर बहुत बिगड़ा और 
उसकी मदद में अताउल्ला खाँ को बर्दवान भेजा। पर यह मीर जांफर 
के मेल में होकर अलीवर्दी खाँ को ही मार मिटाने के बाधन बाँधने 
लगा। इसलिए नाजिम को खुद उधर जाना पड़ा। जानोजी की 
बदेवान में हार हुईं और वह मेदिनीपुर चला गया। 


मराठों के उत्पात आर्थिक दृष्टि से हानिकारक सिद्ध हुए बिना 
कंब' रह सकते थे ” किसान और कारीगर दोनों चकक्‍की में पिसने लगे 
थे, इसलिए हर तरह की पैदावार कम होती गईं, मजदूरी और दाम 
बढ़ चले और बाणिज्य-व्यापार के स्रोत का स्वच्छदतापूर्वक बहना 
बंद हो गया। 


चाँदी के अभाव के कारण टकसाल प्रायः बन्द रहती थी, इसलिए 
मुद्रा-स्फीति का प्रशरन तो उठ ही नहीं सकता था। दामों की तेजी" 
की तह में केवल उत्पादन की कमी और वस्तुओं का अभाव था। 

मि० लिटूल लिखते हे .-- 

“ारकाट के इतिहास में तो महताबराय या उनके घरान का 
नामोल्लेख नही के बराबर मिलता है, पर कपनी क कागजात में उनका 
बार-बार जिक्र आता है। बंगाल में अपना व्यापार जारी रखने के लिए 
कंपनी को जितना कर्ज उनसे इस समय लेना पड़ा, उतना पहले कभी 
नहीं लेना पड़ा था। इसका कारण स्पष्ट हे। और कही भी रुपया 
उधार मिलता बहुत ही कठिन था। अलीवर्दी खाँ के डर के मारे सेठ- 
साहकारों ने अपने-अपने धन को छिपा दिया था। कोई यह बात प्रकट 
होने देना नही चाहता था कि उसके पास कुछ भी पूजी बच रही हैं। 

१९३ 


जगतसेठ 


बगाल में इस समय मुद्रा का घोर अभाव था। तूफान मे पडकर ओरों 
की नावे तो डूब गई थी, एक जगत्‌-सेंठ की नाव चल रही थी। हाँ, 
उनके लिए भी उसके पालों को बहुत-कुछ समट लेना आवश्यक हो 
गया था। सरकार की मॉग की वह बिलकुल उपेक्षा तो नहीं कर सकते 
थे, पर जितना वह चाहती, उतना दे भी नही सकते थे। यही बात प्रान्त 
के विभिन्न भागों से आने वाली माँग के बार में भी कही जा सकती थी | 
अगर वह काम-काज बद कर दते तो अनर्थ पैदा हो जाता, इसलिए 
उन्होंने उसे यथासंभव कम कर दिया था और अपनी नाव को धीमी 
चाल से ही चला रहे थे।' 


इधर कपनी की प्राय. प्रत्येक शाखा के लिए कर्ज लेना अनिवायें 
हो गया था और प्रत्येक का अनुभव यह था कि कर्ज मिलना पहले की 
तरह आसान नही था। जुलाई १७४५में ढाका-फेक्टरी को ५०,००० ) 
की जरूरत पड़ी, पर फतहचन्द की कोठी से उसे टका-सा जवाब मिल 
गया--“हमारे पास न मुशिदाबाद के ढले हुए रुपये हे, न आरकठ 
के ।” ढाकावालों ने कलकत्ते की कौंसिल को इसकी सूचना दी। कौसिल 
ने कासिमबाजार के कर्मचारियों को लिखा कि सेठो से जाकर मिलो 
और कहो कि अपनी ढाके की गद्दी पर एक लाख की हुडी दे दें। पर 
सेठों ने भी यही कहा कि ढाके मे इतना रुपया ही नही कि हम एक लाख 
की हुडी दे सके। फिर कंपनी की ओर से कहा गया कि अच्छा जो 
चॉदी हम बेच चुके हे, उसी के पेटे मे इतना दे दीजिये । इसका जवाब 
यह मिला कि देने के लिए 'सिक्‍के कहां हें ? ज्यो-ज्यों टकंसाल में 
सिक्‍के ढलते जायगे, चौदी की कीमत का भुगतान होता जायगा। ५ 
अगस्त को कासिमबाजार वालों ने ५०,००० ] ढाका-फैक्टरी वालों 
के पास भेजा ओर यह भी लिखा क़ि महताबराय स्वरूपचंद वहा अपने 


8९९ 


सहताब राय 
गुमारते को आदेश भेज चुके हे, उससे तुम्हें ५०,०००) और मिल 
जायगा। पर इस रकम के भी मिलने में काफी देर हुईं। सितम्बर से 
'पहले वह ढाका-फैक्टरी को प्राप्त न हो सकी। 

इसी प्रकार, कासिमबाजार और पटने में भी कंपनी को समय-समय 
पर जगत्सेठ की कोठी से कर्ज लेना पड़ा और प्राय: प्रत्येक बार यही 
"किस्सा रहा कि गुमाश्ता पहले तो मुद्राभाव के कारण कुछ भी उधार 
दे न सका, फिर लिखा-पढ़ी या बातचीत होने पर महताबराय ने कर्ज 
'देना मंजूर कर लिया, फिर कपनी ने चॉदी देकर उस कर्ज का भुगतान 
किया या उसने कागज बदल दिया। १७४६ में हम कपनी को ब्याज 
के सम्बन्ध में उन्हें यह लिखते पाते हे कि उस मद में जो कुछ निकलता 
है, उसे आप असल में जोड लीजिये | मई मे कासिमबाजार की फैक्टरी 
को एक लाख कर्ज मिल चुका है, शायद एक लाख और मिलने की बात 
'है। फिर भी वहाँ के कर्मचारी कलकत्ते लिखते हे कि “रुपये की ऐसी टान 
हैं कि फतहचन्द की कोठी को जो चादी बेची गई थी, उसकी कीमत 
भी वह मुश्किल से चुका सकी हे। हमे तो यही जान पडता है कि अगर 
सेठों के पास रुपया है भी तो वे सरकार के डर से उसे जाहिर करना 
नहीं चाहते। जुलाई में कपती के कर्मचारी कासिमबाजार में कर्ज 
भॉँगतें फिरते हें। पर न कर्ज मिलता है, न कंपनी विलायत भेजने के 
लिए माल खरीद पाती है। ढाके का भी यही हाल है। कौसिल का 
आदेश था कि ॥॥ ] प्रतिशत प्रतिमास से अधिक ब्याज पर रुपया हगिज 
उधार न लिया जाय, पर वहाँ के कर्मेचारियो के हेरान-परेशान होने 
पर भी ॥॥ ) ब्याज पर कही रुपया नहीं मिलता। 


अक्टूबर में कुछ चाँदी कलकत्ते पहुँची । कौसिल ने महताबराय को 
लिखा कि आप यह चाँदी खरीद लीजिये और दाम में हमे तब तक दो 


१९५ 


जगतसेठ 


लाख द दीजिये। प्रान्त में अमन-चैन न होने क कारण कौसिल ने उनसे 
यह भी अनुरोध किया कि आप हमसे चॉँदी सदा की भांति मुशिदाबाद 
में न लेकर यही अपनी कोठी पर ले लीजिये । महताबराय ने कौसिल 
का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दो लाख में से एक लाख रुपया कपनी 
को अपनी ढाका-फेैक्टरी के लिए चाहिए था। उसके लिए हुडी करनी 
होती और ऐसी हुडी की बाजार-दर १ ) सैकड़ा थी। महताबराय ने 
कहलाया कि कंपनी को यह हुंडावन देना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कह- 
लाया कि हम चॉदी लेगे मुशिदाबाद के भाव से और कलकत्ते का भाव 
१९७ )* से ऊपर नही। फिर चॉदी यहाँ ले आने में कुछ खर्च पड़ेगा 
और कुछ जोखिम भी उठानी होगी। एसी हालत मे, चाँदी मिल जाने 
पर भी हम एक महीने तक ब्याज के देनदार न होगे ॥ कलकत्ते की 
कोंसिल अपने कासिमबाजार के कर्मचारियों को लिखती हँ---““मह- 
ताबराय स्वरूपचद ढाके के लिए जो १ ) सेकड़ा हुडावन मॉँग रहे हें 
वह उन्हें शोभा नही देता। उनसे जाकर कहो कि फतहचन्द के समय में 
तो हमे कभी ऐसा हुंडावन नही देना पड़ा। हमारे साथ उनके घराने 
का व्यवहार सदा और ही तरह का रहा है। लेकिन अगर बह न मानेगे,. 
तो उनकी मॉग पूरी करनी ही होगी। कलकत्ते में चाँदी मिल जाने के 
बाद भी वे एक महीने का ब्याज नही देना चाहते। यह भी मुनासिब 
नही। यों तो कहन-सुनने पर भी न मानेगे तो हमें बल खाना ही होगा ।” 
१७४७ के पूर्वाद्ध में कंपनी ने कुछ चॉँदी कासिमबाजार भेजी । 
पर बगाल-बिहार में राजनीतिक और आथिक परिस्थिति इतनी 
चिन्ताजनक थी कि मुशिदाबाद की टकसाल ही बद कर देनी पड़ी थी । 
#२४० 'सिक्‍्को' के वजन की चांदी का दाम । मुशिंदाबाद में उतनी 
चादी को कीमत थी २०१ से २०३ 'सिक्‍के' । 
१९६ 


महताबराय 
महताबराय ने कहलाया कि जब टकसाल तीन-चार दिन बाद खलेगी 


तब वह चॉँदी तो ले लेगे, पर आगे २०१ ) से ऊचा दाम न दे सकेगे। 
कारण कि, “सिक्के में खालिस चॉदी पहले की अपेक्षा अधिक हो चली 
है, इसलिए ढलाईं मे अब उतना मुनाफा नही रह गया है।” १७४७ के 
उत्तराद्ध में भी रुपये का अभाव बना ही रहा। उधर महताबराय की 
ओर से यह शिकायत की गई कि जहाँ कपनी साल बीतते ही ब्याज चुका 
देती थी, वहाँ वह अब ब्याज को असल मे जोड कर सिर्फ कागज बदल 
देती हैं। १० अगस्त को कौसिल कासिमबाजार की फैक्टरी को लिखती 
है कि, “चांदी का दाम बढ़वाने की कोशिश जारी रखना। जगतूसेठ 
महताबराय से जोर देकर कहना कि जो दाम वह दे रहे है, वह इतना 
नीचा है कि विलायत स यहाँ चॉँदी ले आने में कुछ भी फायदा न रहेगा। 
हाँ, अपने व्यवहार से उन्हें कभी असन्तुष्ट मत होने देना। उनका ब्याज 
का हिसाब तो फौरन कर दो । फिर इस बात की चेष्टा करो कि ढाका- 
फैक्टरी को एक लाख नही तो कम-से-कम पचास हजार अपनी कोठी 
से उधार दिला दे। वहाँ वालों न लिखा है कि अगर रुपया न मिल 
सका तो उनका काम चलना असभव हो जायगा। 


कौसिल को अपने इस खत का जवाब सोलह दिन बाद मिला। 
फासिमबाजार वालों ने छिखा:--- 


“जगत्सेठ का गुमाइ्ता रै (रवि ? ) दास दो साल का ब्याज माँगने 
आया था। इधर बीस पेंटी चाँदी मिली थी, पर प्रायः सारा रुपया 
ब्याज चकाने में लग गया। अब माल की खरीदारी क लिए यहाँ अपने 
यास रुपया नहीं। इसके साथ हिसाब भज रहे हं, आप समझ लग । 
ढाका-फैक्टरी के लिए सेठो से एक लाख माँगा था, पर कूल २५,००० )] 
की हुंडी मिली। यह हुडी कासिद के जरिए वहाँ भेज दी है। सेठों ने 

१९७ 


जगतसेठ . 


चोौदी २०३ ) के भाव से लेना स्वीकार कर लिया है। पर उनका गुमाश्ता 
कह रहा था कि म॒भे मालम हैँ कि कंपनी के दलालों ने कलकत्ते में चॉदी 
१९७॥ ) की दर से बेची है। अगर बात एसी है, तो आप सहज ही 
अनुमान कर सकते हे कि इधर सेठों का जी क्यो खट्ठा हो चला है ।” 

अगर सेठों का दिल थोडी देर के लिए फिर गया था तो इसका 
कारण सचमुच यही था कि जो चॉँदी विलायत से आती, उसका बडा 
हिस्सा तो कंपनी प्राय: बाजार में बेच लेती और उनको ब्याज तक नहीं 
चुकाती। कौसिल को सेठों के संतोष के लिए यह बताना पड़ा कि उसकी 
ओर से कितनी चॉदी बाजार में बेची जा चुकी थी और क्यो । पर उनके 
सन्तुष्ट' हो जाने पर भी कासिमबाजार की फंक्टरी को वह कर्ज न 
मिल सका जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। 

सितम्बर में फिर कुछ चॉँदी कलकत्ते पहुँची । इधर महताबराय' 
की ओर से फिर ब्याज का तकाजा होने लगा था। कौसिल ने निश्चय 
किया कि पाँच पेटी चाँदी तो उन्हें ब्याज की मद में दे दी जाय, पॉच 
पेटी कलकत्ते में रत ली जाय और बाकी बीस पेटी चाँदी कासिमबाजार 
भेज दी जाय--इस आदेश के साथ कि टकसाल में बिकजाने पर अपने 
कर्मचारी दस पेटी की कीमत तो यहाँ भेज दें और दस पेटी की कीमत' 
से वहाँ माल की खरीदारी करें। कौसिल ने महताबराय को 
यह भी कहलाया कि और चॉदी आने ही वाली हं। महताबराय ने 
इस पर प्रसन्नता प्रकट की, पर कहा कि हम २०१ ) स ऊचा दाम नहीं 
दे सकते | लाचार, कंपनी को उसी दर से चोदी बेचनी पडी। 

जनवरी १७४८ तक सो पेटी चॉदी कलकत्ते पहुँच चुकी थी। 
कौसिल ने अपने कासिमबाजार वाले कर्मचारियों को लिखा कि मह- 
ताबराय से पूछ कर लिखो कि चाँदी वह यहाँ लेना चाहते हे या वहाँ॥ 
१९८ 


महताबराम' 


कोौसिल का प्रस्ताव था कि चाँदी मिल जाने पर जगत्सठ दो लाख ते 
लेन-देन के हिसाब में हमारा जमा कर ले, एक लाख कासिमबाजार- 
फेक्टरी को और ५०,००० ) ढाका-फक्‍्टरी को दे दे और बाकी जो कुछ 
निकले, यहाँ कलकत्ते भेज दे। प्रेसिडेन्ट ने इस विषय में महताबराय 
को एक पत्र भी लिखा। पर जनवरी बीतने से पहले ही खबर मिली कि 
जनुद्दीन अहमद पटने मे मारा जा चुका था औरअलीवर्दी खॉ पर ऐसी 
कौटुबिक आपदा आ जाने के कारण मुशिदाबाद मे हड़ताल मनाई जा 
रही थी। ८ फरवरी क लेखे में महताबराय से मिलने वाले 
उत्तर का उल्लेख है। उन्होंने लिखा था कि, “यो तो हम कंपनी की 
बराबर मदद करते आये हे और आज भी चॉँदी खरीद लेने को तेयार 
है, पर पटने में जो दुर्घटना घटी है, उसके कारण इस समय कुछ भी 
करना-धरना हमार बस की बात नहीं । तमाम गडबड मची हुईं हे । 
काम-काज बद है। लोग अपनी-अपनी जान बचाने के लिए शहर से 
भाग रहे हे। हम खुद नवाब से विदा ग्रहण कर गंगापार चले आये हे । 
टकसाल बद कर देनी पडी हे। इसलिए हम इस समय रुपया देने में 
असमर्य है। जब शान्ति हो जायगी और काम-काज फिर चलने लगेगा, 
आप के प्रस्ताव पर ध्यान देग। इस समय तो लाचारी है। 


पटने की 'दुर्घटना' की कहानी यह है -- 


मुस्तफा खाँ मारा जा चुका था, पर अफगान-समस्या हल नहीं 
हुईं थी। मुशिदाबाद में कुछ एसे अफगान रह गये थे, जिन्होंने मुस्तफा 
खाँ की बगावत के समय उसका साथ तो नही दिया था, पर जो अलीवर्दी 
खाँ के पूरे वफादार भी नही हो सके थे। इनके नेता थे दरभगा-निवासी 
दमशेर खाँ, सरदार खा और म्राद शेर खाँ जो मीर हबीब से पत्र- 


१९९ 


“जगतसेठ 


व्यवहार करते रहते थे और मराठों की सहायता स फिर अफगान-राज्य 


स्थापित करने की तदबीर सोचा करते थ। 


“मुताखरीन” के लेखक ने अफगानों के गुण-दोष बताते हुए जहाँ 


उन्हें शर-वीर स्वीकार किया है, वहाँ साथ ही उनकी उपमा जंगली 
जानवरों से दी हें। कहा हैं. कि “अफगानों के न दिल होता है, 


दिमाग। बड़े लालची होते हैँ, पर नमक का हक अदा करना नहीं 
जानते। अफगान से झगड़ा करना बर के छत्ते में हाथ डालना हूं। 
अगर कोई अफगान मारा जाता है, तो उसका फिरका उस बात को 
कभी भलता नहीं, चाहे कितना ही समय क्‍यों न बीत जाय। मौका 
मिलने पर वह बदला लेकर ही रहता हूं। 


.. . अलीवर्दी खाँ ने उन अफगानों का रंग बेढंग देखकर उन्हें बर्खास्त 
कर दिया और व दरभंगे चले गय। उसी समय जनुद्वीन अहमद के सिर 
पर एक हौसला-रूपी भूत सवार हुआ। वह अलीवर्दी खाँ को गद्दी से 
हटाकर खुद उसकी जगह जा बेठने का विचार करने ऊरगा। दरभंगे 
के अफगानों से पत्र-व्यवह।र कर उसने उन्हें पटने बुलाया । सरदार खां, 
शमशेर खाँ आदि हाजीपुर जा पहुँचे और बाकी सैनिकों को वहीं छोड़ 
कर प्राय: पाँच सो सवारों क साथ १३ जनवरी १७४६ को गंगापार 
दरबार में हाजिर हुए। 


वहाँ उनके स्वागत का आयोजन किया गया था। पर जिस समय 
जनुद्दीन अहमद पान-सुपारी बँटवा रहा था, उसी समय एक अफगान ने 


उसके पेट में खंजर घुसेड़ दिया ओर अपने साथी का अधूरा काम मुराद 


शेर खाँ ने पूरा कर डाला। अफगानों की दिलजमई के लिए जैनुद्दीन 
अहमद ने आज्ञा दें दी थी कि उसके अपने सैनिक उस दिन के दरबार में 


०७ 


महताब राय 


न आवें। राजा सुन्दर सिंह, मेहदी निसार खा आदि सरदार किसी 
दौरे पर पटने से बाहर भेज दिये गये थे। कुछ दरबारी और साधारण 
कर्मचारी-मात्र उपस्थित थे। अफगानों ने बात की बात में शहर और 
किले पर कब्जा कर लिया। 


जनुद्दीत अहमद का पिता हाजी अहमद भी उस समय पटने में 

ही था। वह वृद्धावस्था और धन क लोभ के कारण भाग न सका। 

उसकी अवस्था ८२ वर्ष की थी और उसके पास सचित धन ७० लाख 
रुपये से कम न था। वह कद कर लिया गया और कुछ दिन बाद कैद- 
खाने में ही उसकी मृत्यु हो गई। महल में और शहर में लूट-खसोट 

होने लगी। लोगो को दिल्‍ली में नादिरशाही का जमाना याद आने 

लगा। अफगानों ने अपने माथे पर कलक का एक और टीका यह लगा 
लिया कि जनुद्दीन अहमद की स्त्री अमीना बेगम और उसके बेटे- 
बेटी को बलगाड़ी में बेठा कर अपने पडाव पर ल गये । वह बहली 
चारो ओर से खुली हुईं थी, जिस पर भीना भी ओहार या घटाटोप 
नथा। 


जिस समय अलीवर्दी खाँ को यह दु खद समाचार मिला, उस समय 
उसका पड़ाव अमानीगंज में था और वह मराठों से भिड़न जा रहा 
था। समाचार मिलते ही सन्न हो गया। पर वह बड़ा 
धघीर-वीर था, इसलिए फौरन होश संभाल कर उसने पटने 
जाने का निरचय किया और कूच का डंका बजवाया। 
ऐलान करा दिया कि, 'अफगानों की खबर लेता सब से जरूरी 
हो गया है, इसलिए नवाब नाजिम पटन जा रहे है। वहाँ से लौट 
कर मराठों की भी खबर लेगे। तब तक लोग अपनी रक्षा का जो प्रबन्ध 
कर सकते हों, आप ही करे।” पर 'हिम्मत थी आली,जेबें थी खाली ! 
२०१ 


सेनिको की ओर से कहा गया कि जब तक वेतन नही चुक जाता, तब तक 
हम लोग इस धावे पर जाने का नाम भी नही ले सकते। बडी मुदिकल 
पड़ी । इस मौके पर उप्तकी बेटी घसीटी बेगम, दामाद नवाजिश मुह- 
म्मद खाँ और जगत्‌सेठ महताबराय काम आय और परिस्थिति को 
संभालने मे उसकी बड़ी सहायता की। नवाजिश मुहम्मद से उसे ९० 
लाख मिला और महताबराय से ६० लाख। २९ फरवरी को अलीवर्दी 
खा अमानीगज से चला था। १७ मार्च को वह भागलपुर पहुँच चुका 
था। १६ अप्रैल को तोपे दगने वाली थी। 


लडाई पटना जिले में बाढ़ के पास रानीसराय के मेदान में हुई । 
अलीवर्दी खाँ को इसमे अफगानों का ही नही, मराठों का भी सामना 
करना पड़ा । कारण कि जानोजी और मी र हबीब बंगाल से उसका पीछा 
करते ही आये थे। पर उसकी ओर से लड़ने के लिए बिहार के कुछ 
जमीदार भी अपनी-अपनी सेना लेकर पहुँच गये थे। जीत अलीवर्दी 
खा की ही हुईं। शमशेर खाँ, मुराद शेर खाँ, सरदार खाँ आदि मारे 
गये। अफगानों का गये खर्वे हो गया। मराठों को लापता होते दर 
न. लगी । पटने में अलीवर्दी खा को विजयमाल पहनाईं गईं, 
अफगानों की पराजय पर आनन्दोत्सव मताया गया। 

अलीवर्दी खा को मालूम हुआ कि शमशीर खाँ अपने बाल-बच्चों को 
बेतिया में छोड़ आया है । वहाँ क राजा ने लिखा कि आज्ञा हो तो इन्हें 
अपने घर जाने दें। यह आज्ञा तो न मिली, पर शिकार खेलने के बहाने 
अलीवर्दी खाँ स्वयं बेतिया जा पहुँचा। शमशेर खाँ के अनुरोध की रक्षा 
करने के लिए राजा को भला-बुरा कह कर उसने आज्ञा दी कि उसके 
कठुम्ब को दरभंगे पहुँचा दो । शमशे र खाँ की लड़की का ब्याह भी उसन 
सब की रजामदी से एक खानदानी अफगान के साथ करा दिया । उसकी 
२०२ 


महताबराय 
माँ के लिए उसने राह-खतन्ने तो दिलाया ही, परवरिश के लिए दरभगे 
में कुछ गाव भी दिला दिये । अलीवर्दी खाँ मे और चाहे जो दोष रहे हों, 
ओछापन न था। दमशेर खाँ और सरदार खाँ उसकी अपनी बेटी के 
साथ जो व्यवहार कर चुके थे, वह याद होते हुए भी, उसने बुराई का 
जवाब भलाई से ही दिया। 


अलीवर्दी खाँ पटने में प्राय. छ' महीन रहा। मुशिदाबाद लौटने 
से पहले उसने जैनुद्दीन अहमद के बेटे सिराजुद्दौला को नायब नाजिम 
घोषित किया और राजा जानकीराम को सिराजुद्दोला का पेशकार या 
दीवान। सईद अहमद खाँ और सिराजुदौला को साथ ले कर वह 
नवम्बर १७४८ के अन्त में मुशिदाबाद लोटा। 


दिसम्बर में हुगली के फौजदार ने कपनी पर एक अभियोग 
लगाया। वहाँ के कुछ अमेनी और मुसलमान व्यापारियों के माल से 
लदे हुए दो जहाज कही से कलकत्ते आ रहे थे कि कंपनी के एक बड़े 
जहाज ने उन पर कब्जा कर लिया था। अलीवर्दी खाँ को अगरेजों की इस 
धीगामुश्ती पर बडा क्रोध आया और उसने कंपनी के गवनेर को लिखा 
कि, “इन व्यापारियों के कारबार से सलतनत को इतना फायदा है, फिर 
भी इन्हे इतना भारी नुकसान पहुँचाया गया है कि इन्हें में दाद दिलाये 
बिना नही रह सकता। तुम लोगों ने समुद्र में डाकाजनी कर ऐसा घोर 
अपराध किया है कि अगर उनका माल उन्हें फौरन लौटा न दिया गया 
और जो सामान मेरे लिए आ रहा था, वह यहाँ पहुंचा न दिया गया, तो 
में तुम्हें ऐसा दंड दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नही की होगी।” 
कासिमबाजार वालों का अनुमान था कि अर्मनी व्यापारियों के 
हो-हल्ला मचाने पर नवाब ने ऐसा कडा खत लिख तो दिया हैं पर 
वह सचमृच कोई बसी सख्ती करने वाला नही है। वह उनकी भूल थी। 


२०३ 


जगत्सेठ 


नवाब ने प्रान्तमात्र में कंपनी का व्यापार बन्द करा दिया। जहाँ-तहाँ 
कंपनी के कारखानों या कोठियों पर पहरा बैठ गया और अँगरेजों को 
खाने-पीन की चीजों के भी छाले पडने लगे। कंपनी से हजाना वसूल 
करने का काम दो मुसलमान कर्मचारियों को सौपा गया। इनके नाम 
थे हुकम बेग और करोली बेग। इन्होने अपनी मॉग चार लाख से शुरू 
की । फिर उतरते-उतरते दो लाख पर आये। कासिमबाजार वालों ने 
कौसिल को लिखा कि हमारा विश्वास है कि मामला एक लाख पर ते 
हो जायगा। हाँ, संभव है कि उसके अलावा पच्चीस-तीस हजार इन 
दोनों को भी देना पड़े। प्रायः एक साल बाद अक्टूबर १७४९ में यह 
मामला १,२०,००० ) पर ते हो गया। 


इस बीच कंपनी के प्रतिनिधि कई बार महिमापुर हो आये थे। 
पर प्रत्येक बार उन्हें महताबराय से यही उत्तर मिला था कि मेरी 
सहानुभूति कंपनी के साथ अवश्य हैँ, पर में नवाब के और उसके बीच 
के भगडे में पड़ता नही चाहता । कंपनी को चाहिए कि नवाब को खुश 
कर यह भगडा निबटा ले। बात दर असल यह थी कि कपनी ने इधर 
अपने व्यवहार से जगत्‌सेठ को अप्रसन्न कर दिया था और उस अप्रसन्नता 
के कारण, उसके लिए चक्कर खाना जरूरी हो गया था। 

ढाके में कपनी के एक अँगरेज कर्मचारी के जिम्म जगत्सेठ की 
खासी मोटी रकम बाकी चली आई थी । उसक मर जाने पर उस 
रुपये की दनदारी को लेकर एक वाद-विवाद खडा हुआ, जिसमे एक 
ओर तो महताबराय थ और दूसरी ओर कपनी के कुछ अधिकारी । 
कंपनी का अपना व्यवहार भी आपत्तिजनक था। जो चाँदी आती,उसका' 
उपयोग उसे पहल अपन कर्ज के भुगतान में करना चाहिए था, फिर 
और कामों मे। कम स कम महताबराय की कोठी के साथ उसका 
२०४ 


मह॒ताबराय 


समभोता यही था। पर वह उस चाँदी की पूरी खबर उन्हें या उनके 
गमाहतों को मिलन न देती और अक्सर उसे बाजार मे बेच कर रुपया 
तो माल की खरीदारी मे लगा देती और जब कभी उनकी ओर से ब्याज 
का भी तकाजा होता, तब हीला-हवाला करने लगती । एक हद तक 
महताबराय न लगाम ढीली रहने दी । पर जब वह॒दख चुके कि कंपनी 
बार-बार यही चाल चलती है, तब उन्होंने उसे कसना शुरू कर दिया। 
यही प्रधान कारण था कि कंपनी की ओर से बहुत अनुनय-विनय होने 
पर भी उन्होंने इस अवसर पर उसकी कोई विशेष सहायता नही की । 
वह चाँदी से ही प्रसन्न किये जा सकते थे, चिकनी-चुपड़ी बातों या टलते 
जाने वाले वादों से नही। 

पर नवाब को देने के लिए अपने पास १,२०,००० ) न होने क 
कारण कंपनी को फिर उन्ही की शरण जाना और उनस उधार मॉगना 
पड़ा। २० अक्टूबर १७४९ को कासिमबाजार वाल कर्मचारी कौसिल 
को लिखते हें --- 

“हमने अपने वकील महिमापुर भेजे और सेठों को कहलाया कि 
अगर आप इस मौक पर कर्ज न देगे तो कंपनी के लिए इसका नतीजा 
बहुत ही बुरा होगा। उन्हें यहूं भी आश्वासन दिलाया कि चाँदी या 
रुपया हाथ में आते ही हम इस कर्ज का भुगतान कर देंगे। इसका सेठों 
पर कुछ प्रभाव पड़ा और उन्होने रेदास को हमारे पास भेजा। उसने 
इस बात की बड़ी शिकायत की कि कपनी के जिम्मे इतनी बड़ी रकम 
बाकी होते हुए भी और इतनी चाँदी आने पर भी उसने इधर कुछ भी 
नही दिया है। गुमाइत ने कहा कि अगर कंपनी यह पक्का वादा नहीं 
करती कि विलायत से जहाज आते ही वह तीन लाख चुका देगी, तो 
हमारी कोठी से अब कुछ भी मिलते का नही । हमने यह उत्तर दिया कि 


२०५ 


जगत्सेठ 


बिता कौसिल की इजाजत के हम जबान तो नहीं दे सकते, पर अगर 
आपकी कोठी ने इस मौके पर हमारी मदद की, तो हम कलकत्ते यह 
जरूर लिखेगे कि जितनी भी चाँदी कौसिल दे सकती हो, आपको दे दे । 
पर इससे उसे सतोष न हुआ। अन्त में उसने कहा कि हम तीन छार्तों 
पर डेढ राख दने को तैयार हे--( १) आप कलकत्ते पर दो लाख 
'सिक्‍कों' की हुडी कर दे, (२ )आपके पास हमारी सकारी हुईं २३,००० ) 
(सिक्‍कों' की जो हुडी है, उस हमे लौटा दें और (३) चार पेंटी चाँदी जो 
आपकी फैक्टरी में पड़ी हुई है, उसे सेठों की कोठी पर भेज दें। हमने 
तीनों शर्ते मंजूर कर ली।' 


कासिमबाजार वालों ने १७ अक्टूबर को कलकत्ते लिखा कि 
“सेठ मानिकचन्द सेठ आनन्दचंद से कर्ज लेकर हमने आप पर दो लाख 
गसिक्‍को' की दर्शनी हुडी कर दी हैं। आप उसका भुगतान कर देगे।” 
२१ अक्टूबर को कौसिल ने खजांची को उसक भुगतान की आज्ञा दे दी। 


जून में ढाका-फैक्टरी कौसिल को लिख चुकी थी कि, “सेठों का 
गुमाइता वह ५४,००० ) मॉँगन आया था, जो हम सेठ महताबराय 
बाबू खुशालचंद' स ले चुक है। हमने यह कह कर उसकी दिलजमई कर 
दी कि जो जहाज आने वाले हे, उनके पहुँचते ही और हमारा कारबार 
फिर चाल होते ही हम उस पुरजे का भुगतान कर देंगे।” खुशालचंद 
महताबराय के ज्येष्ठ पुत्र थे और जगत्सेठ की कोठी से कही-कही इनका 
नाम भी सम्बद्ध हो चला था। 


उस कोठी और इंस्ट इडिया कंपनी के बीच इधर लेन-देन के 
और भी कई मौके आये, पर सब का उल्लेख करने से कहानी बहुत लम्बी 
चौड़ी हो जायगी | हाँ, यह कह देना जरूरी जान पड़ता है कि जनवरी 
२०६ 


महताबराय 


१७५० में कासिमबाजार के कमंचारियों ने नवाब के एक हुक्मनामें 
की नकल कलकत्ते भेजी और कौसिल को लिखा कि, “अपने वकीलों 
का कहना हैं कि इसके द्वारा नवाब ने यह आदेश दिया है कि अब आगे 
सेठों को छोडकर और कोई न तो आरकटी रुपये ले सकता है और न 
चॉदी ही खरीद सकता हैँ। इस निषेध-पत्र का उद्देश था ईस्ट इंडिया 
कंपनी को बाजार में चॉदी बेचने से रोककर उस क्षेत्र पर जगत्सेठ 
का आधिपत्य पूरा कर देना। 

बाढ़ की लड़ाई के बाद ही जानोजी को अपनी माता की मृत्यु का 
समाचार मिला था, इसलिए मीर हबीव को सेना के साथ मेदिनीपुर 
की ओर भेजकर वह स्वयं नागपुर चला गया था। कुछ ही समय बाद 
रघुजी ने अपने दूसरे पुत्र मानाजी के नेतृत्व मे कुछ और सैनिक मीर 
हबीब की सहायता के लिए भेजे । अलीवर्दी खाँ ने मुशिदाबाद लोटकर 
मराठो से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और कटक की ओर प्रस्थान 
किया। मीर हबीब भी मेदिनीपुर से उसी ओर चल पड़ा। अलीवर्दी 
खा ने कटक पहुंच कर अपना अधिकार तो जमा लिया,* पर ज्यों ही 
वह मुशिदाबाद लोटा, मीर हबीब वहाँ जा धमका और अलीवर्दी 
खाँ के प्रतिनिधि को मारकर फिर मराठो की ओर से कर्त्ता-धर्त्ता 
बन बेठा। 


नवजिश मुहम्मद खाँ, जगत्सेठ और कछ प्रधान पदाधिकारी 
“इधर अरसे से अलीवर्दी खाँ को सलाह देत आ रहे थे कि मराठों से 


३७ 2 जि. 


संधि कर ली जाय। पर उसकी आत के आगे ऐसे सलाहकारों की कुछ 





“मसराठो की ओर से सैयद न्‌ र, सरदाज खाँ और धरमदास ने बारहबाटी 
के किले पर कब्जा कर लिया था। अलीवर्दी खाँ ने कूटनीति का प्रयोग कर 
इन्हे अपने फंद में फंसा लिया और सब को मरवा डाला। 


२०७ 


जगतसेदठ 


है] 


नहीं चल सकी थी। जब समय-सरित्‌ के प्रवाह के साथ अलीवर्दी खाँ 
की अपनी शक्ति भी क्षीण हो चली और हाजी अहमद, जनुद्दीन अहमद 
जैसे अगोरों के कट जाने से उसे बृढापे में और भी कमजोरी महसूस होने 
लगी, तब उसने अपनी पुरानी टेक छोड़ दी और मराठो को चौथ देना 
स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप रघुजी और उसके बीच १७५१ 
में एक संधि* हुई, जिसके द्वारा उसे तो शान्ति मिल गई और मराठों 
को उडीसा-प्रान्त । दोनों के बीच यह ते हुआ कि.--- 


(१) अलीवर्दी खाँ भोंसले को तीनों प्रान्तों की चौथ दिया करेगा। 


(२ ) जमानत के तौर पर वह उड़ीसा-प्रान्त भोसले के हवाले कर 
देगा और कटक में मीर हबीब को अपना नायब नियुक्त करेगा। 


(३) मीर हबीब की नियुक्तित अलीदर्दी खाँ-दवरा होने पर भी, 
वह रघजी भोंसले के प्रतिनिधि-स्वरूप उडीसा का शासन करेगा और 
आय में जो कुछ बचत होगी, उसे सेनिकों के वेतन के बकाये की मद 
में नागपुर भेज दिया करेगा । 

: (४) अलीवर्दी खाँ रघुजी को हर साल उस आय के अलावा 
१२ लाख रुपये चौथ की मद में दिया करेगा । 

(५) सुवर्णरखा नदी दोनो क राज्यों के बीच की सीमा समभी 
जायगी और मराठों की सेना कभी भी उस नदी में न॒ तो पैर धरेगी 
और न उसे पार करेगी । 


*४रियाज” में लिखाहँ किमीर हबीब के मारे जाने के बाद अलीवर्दी 
खाँ और रघुजी भौसल के बीच सधि हुई और इस अवसर पर मराठो के प्रति- 
निधि मस्लेहुद्दीन म्‌हम्मद खाँ (मीर हबीब का भतीजा) और सदरुलहक खाँ 
थे। इनमें सदरुलहक्‌ खाँ कटक में नायब नाजिम नियुक्त हुआ । पर “मुताखरीन” 
का बयान इससे भिन्न है। ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसी के आधार पर। 


२०८ 


महंताबराय 


इस संधि का एक फल यह हुआ कि मेदिनीपुर जिला अब 
उड़ीसा से कटकर बगाल का अग बन गया । 


अलीवर्दी खाँ से सधि हो जाने के बाद जानोजी और मीर हबीब 
के बीच ऐसा वेमनस्यथ हो गया कि जानोजी न अन्त में उसकी जान ले 
ली। मीर हबीब के बाद उसका भतीजा मिर्जा सालह, मस्लेहुद्दीन 
मुहम्मद खाँ फे नाम से मराठो का प्रतिनिधित्व करन लगा । 

उस सधि का दूसरा और सब से महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि 
लोगों के घाव धीरे-धीरे भरने लगे। मराठो की ओर से निश्चिन्त हो 
जाने पर सरकार को कई उपयोगी कामो के लिए अवकाश मिल गया। 
सेना बहुत बडी हो चली थी, इसलिए सेनिको की सख्या घटा दी गईं ॥ 
उजडे हुए गाँव फिर से बसाये गये। पडती में फिर हल चलने लगे, 
जहाँ उलल बोलने लगे थे, वहाँ फिर किसानो के ढोल या ढफ बजने लगे । 


पिछले अध्याय में हम चेनराय को अलीवर्दी खाँ के अर्थ-सचिव के 
पद पर दख चुके हें। उसकी मृत्यु हो जाने पर बी रदत्त या वीरूदत्त को 
यह पद मिला और जब १७५१ में उसकी भी मृत्यु हो गई तब उसका 
नायब उम्मेदराय स्थानापन्न दीवान हुआ। रायरायाँ आलमचंद का 
पुत्र राजा कीतिचद पटने में जनुद्दीन अहमद खा का वजीर रह चुका 
था। यह फारसी का अच्छा विद्वान और सुलेखक समझा जाता था। 
अताउल्ला खाँ* के साथ कुछ समय बिताने के बाद यह बनारस मे रहने 





“*सिराजुद्दीला इससे जेलता था, इसलिए उसने अपने नाना से कह 
सुनकर अताउलला को देश-निकाला दिला दिया । अताउल्ला दिल्‍ली चला 
गया ओर कुछ समय बाद वजीर सफदरजग-के आद्श से फरुंखाबाद जाकर 
रुहेलो के विरुद्ध एक लडाई में भाग लिया। इसी लड़ाई मे वह मारा गया। 


६२०६ 


जगतसेठ 


रूगा था। अलीवर्दी खाँ ने उसे मुशिदाबाद बुलवाया और उसी को 
खालसा-विभाग का दीवान नियुक्त किया। गुलाम हुसेन* ने लिखा हैं 
कि उसने राजस्व-सबधी कुछ ऐसे पुराने भेद खोले, जिनसे कई जमीदार 
तथा दूसरे व्यक्ति सरकार के देनदार साबित हुए। इनमे मुख्य थे 
जगत्सेठ और ब्देवान के राजा। इन सब ने देनदारी स्वीकार कर ली 
और सरकार को एक करोड़ से ऊपर रुपये की आय हो गई। इससे 
कीतिचंद को वाहवाही मिली और वह अलीवर्दी खाँ का बड़ा ही 
विश्वासपात्र हो गया । पूरे दो बरस दीवान रहने क बाद उसकी मृत्यु 
हुईं । मरते समय वह सिफारिश कर गया था कि दीवान का पद 
उम्मेदराय को ही दिया जाय। अलीवर्दी खाँ ने यही किया और 
उम्मेदराय को खिलअत क साथ रायरायाँ का खिताब देकर खालसा- 
दीवान बना दिया । 


राजा रामनारायण का नाम ऊपर आ चुका हैं। यह शाहाबाद 
जिले के किदशनपुर गाव के निवासी श्रीवास्तव कायस्थ थे। मुहरिरी 
से तरक्की करते-करते जानकीराम के दीवान हुए थे। जब १७५२ 
में जानकीराम की मृत्यु हो गईं, तब अलीवर्दी खाँ ने उसकी जगह 
रामनारायण को दे दी। जानकीराम का वटा दुलेभराम' सेनिक- 
विभाग में नायब दीवान रह चुका था। वह उस विभाग का 
दीवान कर दिया गया। 


१७५२ में सिराजुद्दोला के छोटे भाई इकरामुहरौला की अकाल- 
मृत्यु हुईं। इसे अलीवर्दी खाँ का भतीजा नवाजिश मुहम्मद खां (सहा- 
मतजंग) गोद ले चुका था। तीन साल बाद सहामतजंग भी जाता 


मु ३5 धारा आंउभााााााााआ॥॥ल्‍ल्‍॥७एश/॥/ल्‍/॥७एशशश"श/शशआण॥॥॥७॥्ए्रएएणएा॥्ा थाआाआआआाआआा्णणाााणणणाााभणाााभांभभआआंभाभभअ३ ३ ंभस कब सम कसम 





# “मतावरीन” | 
४१० 


महंताबराय 
रहा और इसके मरने के प्राय एक वर्ष बाद इसका भाई सईद अहमद 
खे (सौलतजंग) । इतिहासकारो का कहना है कि विषय-लोलप 
होते हुए भी सहामतजग दयाशील और उदार था। 

१७५६ में अलीवर्दी खाँ खुद बीमार पड़ा और ८० वर्ष की 
अवस्था में उसी साल उसकी मृत्यु हुईं । 

मसनद पर बेठन के बाद, अपने शासनकाल के अन्तिम चार-पॉच 
वर्षो को छोड़कर वह कभी सुख की नीद न सो सका था। उसके लिए 
ये चार-पाँच साल भी कौटुबिक विपत्तियो के कारण दु खदायी ही 
रहे। पर इसमें सदेह नहीं कि वह पुरुषार्थी था और बुढ़ापे में भी 
आसमान के तारे तोड़ देने की हिम्मत रखता था। मराठों से अगर वह 
आठ-नौ साल पहले ही सधि कर लता तो जो त्याग उसे १७५१ में 
करना पडा, वह न करना पड़ता और संभवत. बंगाल का इतिहास 
भी दूसरी ही तरह लिखा जाता । 

जगत्सेठ के घराने से अलीवर्दी खां का सम्बन्ध पहल-पहल तब 
हुआ था, जब शुजाउद्दोला के शासनकाल में वह बिहार का नायब 
नाजिम था। वह सम्बन्ध धीरे-धीरे मित्रता मे परिणत हुआ था और 
वह मित्रता अलीवर्दी खाँ को मुशिदाबाद की मसनद दिलाने में सहायक 
हुई थी। १७४० से १७५६ तक दोनों का सम्बन्ध राजा-मत्री का-सा 
रहा। इस बीच मे मराठों के उपद्रव होते ही रहे। फिर अफगानों के 
विद्रोही हो जाने के कारण पेचीदगी और भी बढ गईं। अलीवर्दी खां 
को इस कठिन काल में, अपनी आर्थिक कठिनाई हल करने के लिए, 
कई बार फतहचन्द और, उनके मर जान के बाद,महताबराय पर दबाव 
भी डालना पडा। हूट-पाट या व्यापारिक सन्निपात से जगत्सेठ की 
जो हानि हुईं, वह अलग थी। इन कारणो से उन्हें कभी-कभी श्षुब्ध भी 

२११ 


जगतसेठ 
होना पडा और इस बात की शिकायत करनी पडी कि प्रान्त की तो 
बात ही क्‍या, राजधानी मे भी कोई सरकार नही रह गई है। पर बल 
खाने पर भी अलीवर्दी खाँ और जगत्‌सेठ का पारस्परिक सम्बन्ध 
कभी टूठा नहीं, बल्कि घनिष्ठ ही बना रहा। 

अलीवर्दी खाँ के मरने के बाद राजसत्ता, इंस्ट इडिया कपनी के 
हाथ में जाने वाली थी--राजनीत्वििक और आशिक क्षेत्र मे बडे उलट- 
फेर होने वाले थे--और भँवर मे पडकर मह॒तावराय के घराने की भी 
नाव डूबने वाली थी। पर १७५६ में पहली या दूसरी नही तो तीसरी 
दुर्घटना कुछ दूरस्थ थी और उस नाव के मस्तूल की ऊचाई अपनी चरम 
सीमा पर पहुँच चुकी थी। एक आधुनिक इतिहासकार" ने लिखा हे 
कि, “जहां फतहचन्द का विभव लोगों को आद्चर्यचकित कर देता, 
वहाँ महताबराय और स्वरूपचद का विभव उनकी आँखों मे चकाचोध 
लगा देता। उनके धन की इयत्ता बताना तो सभव नहीं, पर उस पर 
थोड़ा-बहुत प्रकाश अवश्य डाला जा सकता हँ'-- 


उस समय यह किवदन्ती थी कि अगर जगत्‌सेठ चाहते तो रुपयों 
से ही भागीरथी के उद्गम को बाँध सकते थे। ऐसी ही और भी जन- 
श्रुतियां रही होंगी। अत्युक्ति के उदाहरण होते हुए भी, इनसे यह 
सूचित होता हे कि जगत्‌सेठ-परिवार की धन-सम्पत्ति के संबंध में 
सर्वेसाधारण का क्‍या अनुमान था। पर जो जानकार कहे जा सकते थे, 
उनका भी अदाज यही था कि जगत्‌सेठ अपने समय के अद्वितीय धनी 
थे। उनकी आमदनी के जरिये क्‍या थे, यह ऊपर बताया ही जा चुका 
हैं। फिर भी पाठकों को कुछ बातों की याद दिला देना और कुछ नई 
बातों की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर देता आवश्यक जान पड़ता है । 


#* सि० छिदूल | 


मह॒ताबराय 


(१) जो कुछ भी सरकारी आय होती, वह जगतसेठ की ही कोठी 
में जमा कराई जाती। इस आय का अधिकाश माल के रूप में आता। 

जिस समय इंस्ट इडिया कंपती को बगाल, बिहार और उडीसा की 
दीवानी मिली थी, उस समय (१७६५ ) क्लाइव ने अंदाज किया था कि 
तीनों प्रान्तो से खर्चे काटकर प्राय २ करोड़ ६८ लाख “सिक्‍कों' की 
आय हुआ करेगी। इसके अन्तर्गत बगाल और बिहार की ही आय* 
थी--उडीसा* की नही, कारण कि वहा अभी तक मराठो का आधिपत्य 
बना हुआ था। क्लाइव ने कंपनी के सचालकों को लिखा था कि दीवानी 
मिलने का अर्थ है प्राय ढाई करोड 'सिक्‍कों की आय, यद्यपि उसमें 
कम से कम बीस-तीस लाख की बढती तो निश्चित-सी हैँ। इस प्रकार 
तीनों प्रात्तो को मिलाकर सरकारी आय प्रायः तीन करोड तक जा 
पहुंचती थी और तीन करोड़ 'सिक्कों के प्रायः साढ़े तीन करोड़ रुपये 
होते थे। 

फिर माल या मालगुजारी के अलावा तरह-तरह के अववाब भी 
थे--औ र मुशिदकुली खाँ के समय से इस प्रकार की आय में उत्तरोत्तर 
वृद्धि ही होती आ रही थी। अलीवर्दी खाँ के ही समय में तीन तरह के 
नये अबवाब लगाये गये, जिनका जोड़ २२,२५,५५४ ]) बेठता था। 
इनमें मुख्य थी “मराठा चौथ” जिससे १५,३१,८१७ ) की आय॑ थी। 


महिमापुर जाकर जिन्हें माल दाखिल करना पडता, वे पहले तो 
बंगाल के ही जमीदार या अहलकार,होते, फिर जब बिहार और उडीसा 
का भी शासन मुशिदाबाद से ही होने लगा, तब उन प्रान्तों मे होनेवाली 


5, 


_ * औरगजेब के मरने से पहले उड़ीसा से होने वाली आय ३६ लाख 
रुपये थी । 


२१३ 


जगत्सेठ 


बचत का रुपया भी सरकार के पास जगतूसेठ की कोठी के रास्ते ही 
पहुँचने लगा। 


माल दाखिल हो जाने पर, सिक्‍कों की जाँच होती और वे तर- 
तीबवार रखे जाते। खोटे सिक्कों को अलग कर देने पर जो बाकी बचते, 
उन पर बट्टा काट कर उनकी असली कीमत ठहराई जाती और हर 
जमीदार या दूसरे देनदार के खाते में उतना रुपया जमा कर लिया 
जाता। नियत समय पर जगत््‌सेठ को रुपये का हिसाब और सरकार के 
इच्छानुसार भुगतान देना पड़ता। 


जगत्‌सेठ को सरकारी फोतेदारी से क्या लाभ था, इस विषय में 
कुछ भी निश्चित रूप से कहना कठिन हूँ । पर अनुमान किया गया है, 
कि यह लाभ चालीस लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम न रहा होगा। कंपनी 
के कर्मचारी स्क्राफ्टन ने तो स्पष्ट शब्दो मे उनकी इतनी आय बताई 
हैं। वाट्स नामक एक दूसरा कर्मचारी भी एक जगह कुछ ऐसी बात 
लिख गया है, जिससे इस अनुमान की कुछ पुष्टि होती हैँ कि सर- 
कार को जगत्‌सेठ जो कुछ भुगतान देते, उस पर उन्हें दस प्रतिशत 
कमीशन मिलने का नियम था।* 


(२) जमींदारों को अक्सर जगत्सेठ की कोठी से उधार लेकर 
हिसाब चुकता करना पड़ता था। विलियम वोल्ट्स नामक एक अँगरेज 
व्यापारी, जो कपनी का कर्मचारी भी रह चुका था, १७७२ में बंगाल 
ओर बिहार की आर्थिक व्यवस्था की आलोचना करते हुए लिखता 
हैक 








# रजीतराय के एक पत्र के आधार पर । 





महंताबराय 

“जब माल की किस्त चुकाने का समय आता हें और जमीदार के 
पास रुपया नही होता, तब उसे बकाये पर अहलकारों को फी रुपया 
दो पैसे माहवार ब्याज देना पडता है। जगतृसेंठो का यह कायदा था कि 
वे रुपये की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते और नवाब या सरकार को 
रसीद के तौर पर पात' लिख कर दे देते थे। बिहार में ईस्ट इंडिया 
कंपनी का दीवान भी वेसी स्थिति में यही करता है और कंपनी के 
खजाने में 'पात' दाखिल कर देता है। ऐसी रकम पर उसे जमींदार से 
दस रुपया सेकड़ा ब्याज मिलता है, जिसे 'पटान' कहते हें। जब कभी 
कंपनी को रुपये की जरूरत पड़ती है और 'पात की रकम दीवान से 
तलब की जाती है, तब बह बात की बात में सराफों से उधार लेकर 
हिसाब बेबाक कर देता है। बिहार में जमीदार को ब्याज या बढटे के 
अलावा ५) सेकड़ा “रसूम' या <दस्तूरी' के तौर पर देना पड़ता है 
जिसके हकदार माल-विभाग के छोटे कर्मचारी होते है। 

(३) हीरानन्द के समय से ही जगत्सेठ-धराने का खास धंधा 
महाजनी या रुपये का लेन-देन चला आया था और फंलते-फंलते इस 
व्यवसाय-वृक्ष ने उत्तर भारतवर्ष क बहुत बडे भाग को आच्छादित कर 
लिया था। शायद ही कोई व्यापार-केन्द्र था, जहाँ इसकी शाखा- 
प्रशाखा न थी, जहाँ से उनके पास हर तरह के समाचार नियमित रूप 
से नः पहुँचते रहते थे। उनकी कोठी ही उस समय बडी से बड़ी बेंक 
थी और उप्ती का यह काम था कि मुशिदावाद में एक करोड़ लेकर 
उसका दिल्‍ली में भुगतान दे सकती थी। हुंडावन तथा बढ्टे से 
जगत्सेठ-वश इतना लाभ उठाता रहा कि “उस पैमाने पर यूरोप में 
कभी किसी ने लाभ उठाया ही न था।* 

* बोल्द्स। 
२१५ 





जगत्सेठ 


(४) जगत्‌सेठ का प्राय. सभी विदेशी कपनियों से सम्बन्ध था 
और उनके यहाँ इनके खाते खुल चुके थे। आपत्काल में भी इन्हे कर्ज 
मिल सकता था तो जगत्‌सेठ की ही कोठी से । अलीवर्दी खाँ के जमाने 
में जब कभी ईस्ट इडिया कंपनी को किसी टेढी आथिक समस्या का 
सामना करना पडता, तब वह उन्ही का दरवाजा खटखटांती और उनकी 
सहायता से उसकी प्राय प्रत्येक समस्या हल भी हो जाती | इस पुस्तक 
में इसके उदाहरण भरे पडे हे। सितम्बर १७४९ में कपनी की ढाका- 
फैक्टरी के ही जिम्मे सेठों का ५,८४,० ०० ) निकला था। १७५१ में 
कासिमबाजार-फैक्टरी ५,१२,८२० ) की देनदार ठहरी थी। महताब- 
राय ओर स्वरूपचद से अँगरेज ही नही, फ्रेच ओर डच भी समय-समय 
पर कर्ज लेते रहते थे। इस बात का उल्लेख मिलता है कि १७५७ में 
फरासीसी प्राय पन्द्रह लाख के देनदार.थे। इसी प्रकार यह उल्लेख भी 
मिलता हैं कि डच कपनी उनकी कोठी से ॥। ) फी सदी माह॒वार ब्याज 
पर ४,० ०,००० ) कर्ज ले चुकी थी। अगर पुराने बही-खाते या दूसरे 
कागजात मौजूद होते, तो इस तरह के लेन-देन के और भी 
अनेकों उदाहरण दिये जा सकते। 

(५) मुद्रा-सम्बन्धी परिस्थिति मुद्राओ की विभिन्नता के कारण 
अत्यन्त असतोषजनक थी--यह हम ऊपर बता चुके हे। अमेकता में 
एकता ले आने के लिए विभिन्न मुद्राओ को काल्पनिक रुपये में परिणत 
करना पड़ता था और यह काम बट्टा काटकर पूरा किया जाता था। 
बंगाल में बट की दर प्राय. इन बातों पर निर्भर होती थी कि 'सिक्‍के 
कितत्ने पुराने थे--उनके बदले जो मुद्रा माँगी जाती, उसकी आमदनी 
कसी थी--मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने का खर्च क्या 
बेठता था, इत्यादि । अदल-बदल का यह काम जिस पैमाने पर जगत्सेठ 
२१६ 


महताबराय 


कर सकते थे, उस पर दूसरे सराफ या' कोठीवाल नहीं। इसलिए इस 
व्यवसाय से उनकी ही सब से अधिक आय थी । लोगो को मुद्रा-विनिमय 
क लिए बटटे के नाम से जो दाम' चुकाना पडता, उसकी घटा-बढी के 
कारणो को समभ लेना कोई आसान काम न था। अँगरेज तो प्राय. 
ही उसे गोरखधधा कहते और जगत्‌सेठ को ही उसके लिए जिम्मेबार 
ठहराते। अगर विलियम' बोल्ट्स को उन समालोचकों या आक्षेपकों 
का प्रतिनिधि मान लिया जाय, तो उनकी शिकायत यह थी -- 


“नवाब को ओर अ्थे-विभाग के अधिकारियों को चकमा देकर 
जगत्सेठ ने एक ऐसा रिवाज चला दिया जो आज भी ( १७७२ ) कायम 
हैं और जो मुद्रा-प्रसार की दृष्टि से इस देश के लिए बहुत ही हानिकर 
सिद्ध हो चुका है। यह रिवाज 'सिक्‍्को' पर कटने वाले बट्टे का था। 
“सिक्के टकसाल में ढलते हे। उनमे चॉँदी कितनी होनी चाहिए, इसके 
लिए पहले से ही नियम बना हुआ हैं। पर जो 'रुपया राइज' या 
प्रचलित रुपया' कहा जाता है, वह काल्पनिक मुद्रा-मात्र हे, जसे. 
इंगलेड का पौड सस्‍्टलिग। 'सिवको' की तुलना में प्रचलित रुपये 
का मूल्य १६ प्रतिशत कम हैं। मुगल सलतनत के बरबाद हो जाने के 
बाद से इस देश के विभिन्न भागो मे विभिन्न प्रकार के रुपये या सिक्के 
चल पडे हे। इन सब की पारस्परिक विषमता को दूर कर इनमे 
समानता ले आने और हिसाब मिलाने के लिए, इनके रुपये राइज' 
या प्रचलित रुपये” बना लेना आवश्यक हो जाता है। 


“जब बद्ठरा कटने लगा, तब यह नियम बना कि टकसाल में ढलने 
के बारह महीने वाद तक काल्पनिक रुपयों के मुकाबले में 'सिक्‍्को' की 
कीमत १६ प्रतिशत ऊँची रहें, पर साल तमाम होते ही उस कीमत में 
हे प्रतिशत की कमी मान ली जाथ। ऐसे 'सिक्‍के 'हरसन्‌' कहलाते 


२११७ 


जगत॒सेठ 


और प्रचलित रुपयों की अपेक्षा कीमत मे १३ प्रतिशत ऊँचे माने जात 
ह। पर ढलाई से तीसरा साल शुरू होते ही, 'हरसन्‌ का नाम बदल कर 
'सनवात' हो जाता हैं और 'सनवात” की कीमत और २ प्रतिशत के 
हिसाब से गिर जाती हैं। गरज यह कि जहाँ एक साल तक रुपये की 
तुलना में सिक्के का मूल्य १६ प्रतिशत ऊँचा रहता है, वहाँ दूसरा 
साल शुरू होते ही बट्टा लगने पर बह फर्क १६ की जगह १३ हो 
जाता हे और दूसरा साल बीतते ही १६३ की जगह ११ । नियमा- 
नुसार इससे अधिक बट्टा तो नहीं लगना चाहिए, प्र अगर सराफ 
चाहे तो एक प्रकार की मुद्रा की बहुतायत ओर दूसरे प्रकार की मुद्रा 
की कमी बताकर, लगा सकते हे। 


“इस देश में रुपयों की ऐसी विभिन्नता हैं कि अगर मुशिदाबाद का 
कोई व्यापारी पास के किसी दूसरे प्रान्त में नकद दाम' चुकाकर माल 
खरीदना चाहता है, तो उसक लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह 
सराफों से ऐसी मुद्रा खरीदे, जिसका या तो उस प्रान्त में चलन हो या 
जिस पर कम से कम बट्ठा कटने की संभावना हो। याद रखना चाहिए 
कि पटने की टकसाल मे ढले हुए 'सिक्‍के जब बंगाल में आते है या 
मुशिदाबाद-कलकत्ते की टकसालो में ढले हुए 'सिक्‍केी जब बिहार 
भेजे जाते हैं, तब उन पर भी बढ़ा कटे बिना नहीं रहता। रुपयों के 
अदल-बदल के धधे में बड़ी उलभने, बडी पेचीदगियाँ हें। सच कहा 
जाय तो बद्ा एक तरह की जेब-कतरनी है। इसी का उपयोग 
कर मृशिदाबाद का यह सेठ-परिवार मालामाल हो गया था। देश 
के वर्तमान शासकों से भी अभी तक इसका उपयोग बद नही हो 
सका हे।” 

बटूटे का रिवाज चलानेवाल जगत्सेठ थे, यह तो इस लेखक की 
२१८ 


महताबराय 


खामखयाली ही थी। सिक्‍कों के छीजने पर उनका मूल्य कम हो जाना 
अर्थात्‌ उन पर बढ़ा लूगना कोई नई बात नही थी। “आईने अकबरी' 
में भी इसका जिक्र हैं। मौलाना मुहम्मद हुसेन 'आजाद' अपने “दरबारे 
अकबरी ” में लिखते हे कि, “महाजन उन दिनों भी पुराने राजाओं के 
सिक्‍कों पर मनमाना बट्टा लगाया करते थे और गरीबों का लोहू चूसा 
करते थे।” इसलिए अकबर को आज्ञा देनी पडी थी कि, “सब पुराने 
सिक्‍के एकत्र करके गला डालो। हमारे राज्य में केवल हमारा ही 
सिक्‍का चले और नया-पुराना सब बराबर समझा जाय।” अकबर का 
ही आदेश था कि वजन और सोना-चादी के खरापन के अनुसार ही * 
उनका मूल्य निर्द्धारित हो, जिससे लेने या देने वाले को कुछ भी कसर 
न खानी पडे । अकबर के बाद इस देश में सिक्कों की विभिन्नता और 
बढ़ गईं और एक ही टकसाल में विभिन्न अवसरों पर ढले हुए रुपये या 
अन्य सिक्‍के विभिन्न प्रकार के होने लगे। फिर और कारणों से भी बट्ठा 
घंटने-बढने लगा। कासिमबाजार से ईस्ट इडिया कपनी के ही एक 
अँगरेज कर्मचारी ने १६६१ में लिखा* था कि, “सिक्कों पर कटने वाले 
बट्टे के हिसाब से चांदी के दाम में घटा-बढी होती रहती है । उस 
समय जगत्‌सेठ की कौन कहे, मानिकचन्द की भी महत्ता भविष्य 
के ही गर्भ में थी। पर यह सच है कि मुद्रा-सबधी विभिन्नता जब तक' 
बनी रही, तब तक वह इस देश की एकता और उच्नति के मार्ग में 
प्रबल बाधक रही और साथ ही यह भी सच हे कि उस विभिन्नता के 
कारण पैदा होने वाली बट्टे की परिपाटी से अठारहवीं शताब्दी में 
जगत्सेठ-वश ने बहुत-सा धन कमाया। 

(६) जब से मानिकचन्द टकसाल के इंतजामकार या ठेकेदार हुए 


# विल्सन, भाग १, पृष्ठ ३७६। 





२१९ 


जगत्सेठ 

थे, तब से बगाल में चादी का सव से बडा खरीदार उन्ही: का घराना हो 
चला था। कुछ समय बाद जगत्सेठ टकसाल के इजारेदार-से* हो गये 

और चॉदी के बाजार पर उनका एकाधिपत्य हो गया । ऐसी स्थिति में 

बट्टा काठकर मुद्रा-विनिमय करने का व्यवसाय उनकी कोठो के लिए 
विशेष लाभदायक बन गया। त्ियमानुसार जगत्सेठ जमीदारों से नये 
“सिक्‍्को' में ही माल लेने को वाध्य थे। अगर 'सिक्‍कों' की उम्र एक 
सालकी भी होती, तो उनपरबद्ा कटना अनिवार्य हो जाता । दो साल 
पुराने होते ही 'सिक्‍्को' की कीमत ५ प्रतिशत कम हो जाती। पर 
उन्ही पुराने 'सिक्‍को' को जब टकसाल में फिर नया कलेवर मिल 

जाता तब उनका मूल्य पूर्व॑वत्‌ ही ऊँचा हो जाता। जगत्‌सेठ का इसमें 
सारा खर्च १) सेकड़ा बेठता-- ॥ ) सरकारी ढलावन और ॥ ] 

ढलाई का खर्च, यद्यपि एक अँगरेज ने १७६० में अनुमान किया 

था कि अगर काफी बडी तादाद मे सिक्कों की ढलाई हो तो खर्चे 

॥ ) सेकड़ा से भी बहुत कम पडे। 


हम अन्यत्र देख चुके हें कि इंस्ट इंडिया कंपनी इस बात के लिए 
बराबर प्रयत्नशील रहती आईं थी कि वह अपनी चॉदी मुशिदाबाद 
की टकसाल में भेजकर उसके 'सिक्‍के करा सके और जगत्‌सेठ की 
ओर से इस प्रस्ताव का बराबर विरोध होता आया था। उस 


५, 


विरोध + के कारण १७५७ से पहले कपनी को वैसी इजाजत 





* कपती के कागजात मे कही तो जगत्सेठ स्वय इजारेदार बताये गये 
और कही दूसरे। असलियत यह जान पडतो है कि इजारेदार दूसरे ही थे, पर 
जगतूरसेठ की कोठी को टकसाल मे कुछ विशेष अधिकार या सुविधाएँ प्राप्त थी। 

.. | १७५३ में कासिमबाजार वालो ने कौसिल के आदेशानुप्तार चुपचाप 
चेष्टा की कि कंपनी को कलकत्ते मे ठकसाल खोलने का अधिकार मिल 


हे 


महताबराय 


न मिल सकी। अगर मिल जाती तो जगत्सेठ का चाँदी या 
सराफें के बाजार पर एकाधिपत्य न रह सकता और बढटे के जरिये 
उन्हें जो आमदनी होती आई थी, वह न हो सकती। कपनी को 
यह अनुभव जरूर होने वाला था कि युद्ध के क्षेत्र मे नवाब नाजिम 
को हरा देना एक बात थी, आथिक क्षेत्र में जगत्सेठ पर विजय 
प्राप्त कर लना और बात। कलकत्ते में टकसाल खुल जाने पर भी 
कई साल तक वहाँ के ढले हुए 'सिक्‍के! स्वच्छदतापू्वंक न चल 
सके। १७६० में नाजिम नियुक्त होने पर मीर कासिम को यह हुक्म 
जारी करना पडा कि कलकत्ते के सिक्कों पर बद्टा माँगना या 
काठना जुर्म समझा जायगा । 


अलीवर्दी खाँ के मरने पर मह॒ताबराय को उसके नाती 
सिराजुद्दोला से वास्ता पड़ने वाला था और पारस्परिक सघषेंण 
के कारण कुछ ही दिन बाद चन्दन से भी आग प्रकट 
होने वाली थी ' 


( २३ ) 


सिराजुद्दोलः का जन्म अलीवर्दी खाँ के बिहार की नायब 





जाय । पर उन्होने लिखा कि “जगत्‌सेठ के विरोध के कारण यहाँ सफलता की 
कोई आशा नही दीखती । दिल्‍ली में सिफारिश कराई जाय तो कम से कम 
एक लाख रुपया तो वहाँ खर्च पड़ेगा और एक लाख यहाँ । पर जगत्‌सेठ या 
उनके किसी भी कर्मचारी को इसकी भनक भी नहीं मिलनी चाहिए”। स्वर्य 
कासिमबाजार वालो को यह आशा न थी कि दो छाख या उससे अधिक खब्ें 
करने पर भी कंपनी को ठकसाल-सबधी विशेष अधिकार कभी भी प्राप्त 
हो सकेगा। 


२२१ 


जगतसेद 


निजामत पाने से कुछ ही दिन पहले हुआ था। यह बात १७३३* 
की है। अलीवर्दी खाँ मरने से पहले ही उसे अपना उत्तराधिकारी 
घोषित कर चुका था और सभवतः १७५३ में मसनद पर बेठा 
भी चुका था। उस समय सिराजुद्दोला उन्नीस-बीस साल का 
रहा होगा। अलीवर्दी खाँ ९ अप्रेल १७५६ को मरा । २३ जून 
१७५७ को पलासी के मंदान में सिराजुद्दोला की हार हुईं और 
नौ ही दिन बाद मीरन+ के हुक्म से वह मारा गया । इस प्रकार 
स्वतत्र रूप से नाजिम होने के पन्द्रह महीनों के भीतर ही उसके 
शेष जीवन की सारी कहानी समाप्त हो गई । 


अकबर भी कम उम्र में ही राजसिहासन पर बेठा था--बल्कि 
तेरह-चोदह वर्ष की अवस्था में ही। पर वह तो “मां के पेट से ही 
ऐसी-ऐसी योग्यताओ ओर गुणों का समृह बनकर बाहर निकला था, 
जो हजारो में से एक बादशाह को भी नसीब न हुए होंगे।”। 
उसका लालन-पालन भी और ही तरह के वातावरण में हुआ था। 
उसे दूध पिलानेबाली मिली थी तो माहम अतगा-जेसी, अभि- 
भावक मिला था तो बेरम खाँ-जेसा। पाँच साल की उम्र में ही उसे 
गोलो की वर्षा का अनुभव हो चुका था। अलीवर्दी खाँ के लछाड- 
दुलार ने सिराजुद्दोछा को कभी घड़ी भर के लिए भी नियत्रण की 
कठोरता का अनुभव होने न दिया। निरंकुशता ने उसे उद्धत और 
अभिमानी बना दिया और कमसिनी में ही उसका दिमाग आसमान 


* श्री कालीकिकर दत्त के मतानुसार। सिराजुद्दोला के जन्मवर्ष के 
सम्बन्ध में कुछ मतभेद है । 

| मीर जाफर का बेटा । 

|, “दरबारे अकबरी” (हिन्दी अनुवाद) 


४२२ 


महतावराय 
पर चढ़ गया। जिसे मखमली गद्ो से कभी अरूग न होना पडा, 
वह मिजाज में तेजी होते हुए भी, युद्धकला-कोशल से कोरा रह 
गया। फिर अकबर में यह विशेषता थी कि शिक्षा-रूपी सस्कार 
से बंचित होते हुए भी बह व्यापक अर्थ में अशिक्षित नही कहा जा 
सकता था। भले-ब॒रं॑ की उसे अच्छी पहचान थी, मनष्य-रूपी रत्नो 
का वह अच्छा पारखी था। सिराजुदोला का मानसिक धरातरू न 
तो उतना ऊंचा था, न उसके ज्ञान और अनुभव का क्षेत्र उतना 
विस्तृत। नाजिम होने पर उसने राजमुकूट के लिए कुछ नगीने 
खरीदे भी तो वे प्राय नकली पत्थर निकले। जो लाल-जवाहर अपने 
खजाने मे थे, उन्हे उसने अपनी बेवकुफी ओर हेकडी से ठुकरा दिये । 


दासन की बागडोर पूरी तरह हाथ में आते ही, सिराजुद्दोला ने 
हर तरफ टक्कर लड़ाना शुरू कर दिया। दुर्भाग्यवश उसने न तो अपने 
चरित्र में ही कोई सुधार किया, न॑ अपने घर को ही सभाला। अपनी 
करतूतों से उसने मुशिदाबाद में इंस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा 'फोर्ट 
विलियम खड़ा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बात बढ़ने पर जब 
उसने कपनी से तीसरी टक्कर ली, तब उसका माथा चकनाचूर हो 
गया। अँगरेजों की धीगाधीगी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि नाजिम की 
हैसियत से उन्हें दंड देना उसका धर्म था। पर साथ ही उसका यह 
भी धर्म था कि दड देने के लिए जो कुछ करता, अपनी सघ-शक्ति 
बढ़ाकर, आवश्यक साधनो को जुटाकर, अपनी तलवार की धार तज 
कर। वास्तव मे उसने किया यह कि अपनी दुर्नीति से अपने पुरान 
संगठन को भी तीन-तेरह कर दिया; जो सहायक हो सकते थे, उन्हे 
गरदनियां दे दी--और जो बख्तर पहनकर लड़ाई पर जाने वाला 
था, उसमे सेकड़ों नये छद पेदा कर लिये । पद्रह दिनों या हफ्तो में 


२२३ 


जगत्सेठ 


नही, तो पद्रह महीनों मे ऐसे निरकुश और विवेक-भ्रष्ट शासक 
का विनिपात अवश्यभावी था। 

नवाजिश मुहम्मद खाँ के मरते ही उसकी स्त्री घसीटी बेगम से 
उसकी चखाचखी शुरू हो गई थी। वह बदचलन समभी जाती थी 
और उसके पांस धन भी बहुत था । अलीवर्दी खाँ के जीवित रहते उसका 
बाल बाँका होना तो असंभव था, पर सिराजुद्दोला ने उसके दीवान 
राजा राजवल्लभ को गिरफ्तार करा लिया और उससे हिसाब-किताब 
तलब किया। राजवल्लभ ने जो कुछ देकर छुटकारा कराना चाहा, 
वह सिराजुद्दोला को मंजर न हुआ और उसके घर पर सिपाही बेठा 
दिये गये। राजवल्लभ ने कासिमवाजार की फंकक्‍्टरी के प्रधान 
मि० वादस को कहलाया कि “मेरा पुत्र क्ृष्णदास* सस्त्रीक 
जगन्नाथपुरी जाना चाहता हैँ। दोनो कलकत्ता होकर जायेँगे। 
पर क्ृष्णदास की स्त्री गर्भवती है, इसलिए अभी दो महीने वे 
वही रहना चाहते हे। आप कौसिल को लिखकर जरूरी इजाजत 
मेंगा दें ।। इजाजत आ गईं और क्रृष्णास रवाना हो गया। 
वह अपनी स्त्री और बाल-बच्चों के अलावा बहुत-कुछ धन भी साथ 
लेता गया। वास्तव में वह शरणार्थी होकर ही कलकत्ते गया था। 
सिराजुद्दोछा को इसकी खबर मिली तो वह आग-बबूला हो गया। 
अलीवर्दी खाँ उस समय बीमार था, उसने सिराजुद्दोछा को समभझाया- 
बुभाया और कहा कि चंगा होते ही में कृष्णास को गिरफ्तार 
करा लगा, तब तक तुम धीरज धरो। इसी बीच उसकी मृत्यु हो गईं। 
सिराजुद्दोछा ने अपने दूत नारायण सिह की माफंत कपनी के 


भा" भाभाााूणाणाणाा ०० ााााााााभभआ 
3 


* “मृताखरीन” में इसका नाम क्ृष्णवल्लभ मिलता है। 
पं यह मेदिनीपुर के फौजदार राजाराम का भाई और हरकारा (जासूस ) 
विभाग का प्रधान अधिकारी था । 


२२४ 


महताब राय 


गवर्तर के नाम एक परवाना भेजा कि कृष्णदास को सपरिवार गिरफ्तार 
कर ओर उसकी धन-सम्पत्ति जब्त कर फौरन मुशिदाबाद भेज दो। 
पर कलकत्ते में गवर्नर या कौसिल ने उस पर कुछ भी ध्यान नही दिया 
ओर नारायगसिह क साथ बुरी तरह पेश भी आये। 


इधर बीबी घसीटी मोतीभील मे रहने और पंसा पानी की तरह 
बहाकर सिराजूदौला के विरुद्ध घडयत्र करने-कराने लगी थी। तनातनी 
बढ़ने प्र अलीवर्दी खाँ की बेगम और सिराजुद्दोला की ओर से महताब- 
राय ने पास जाकर उसे आइवासन दिया। उसका विशेष कृपापात्र और 
विद्वासपात्र मीर नजरअछी नामक एक अधिकारी था। उसको 
मुशिदाबाद छोड़ देना पडा। लोगो को लगा कि मनमुटाव का कारण 
दूर हो गया। पर सिराजुद्दौला ने उसके बाद ही बहत से सिपाही भेज 
कर अपनी चाची को नजरबन्द और उसकी सारी धन- 
सम्पत्ति खालसा करा ली। 

कलकत्ते से लौटकर नारायण सिह ने आप-बीती तो सुनाई ही, 
इस खबर की भी तसदीक की कि वहाँ तो अँगरेज, और चन्दननगर मे 
फरासीसी, जोरो से किलेबन्दी करते जा रहें थे। फोर्टे विलियम' में 
किले की मरम्मत के बहाने कुछ नये हिस्से जोड दिये गये थे। दो-एक 
बड़े मकान भी बनवा लिये गये थे, जहां से जरूरत पडने पर गोले बरसाये 
जा सकते थे। शहर के इदँं-गिर्द जो खाई थी, वह और गहरी कर दी 
गई थी। सिराजुद्देला का हुक्मनामा कलकते पहुँच चुका था कि कोई 
नई इमारत न बनने पावे; जो मकान इधर बन चुके हे, वे तोड़-फोड़ 
दिये जायेँ और खाई को भर दिया जाय । कपनी ने यह सब तो किया 
नही, उलटे सिराजुद्दौछा को ऐसा उत्तर भेजा जिससे उसकी 
ऋरोधाग्ति और भी प्रज्वलित हो उठी। 

२२१५ 
ज० १५ 


जग तसेद 


जिस समय सिराजुद्दौला को कंपनी का असंतोषजनक उत्तर मिला, 
उस समय वह राजमहल में था। चला था पूनिया के फौजदार और 
अपने चचेरे भाई शौकतजग को सर करने, पर यह देखकर कि अँगरेजों 
ने कलकत्ते में उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया था, 
वह उन्हे दड देने के विचार से लौट पड़ा और कासिमबाजार पहुँचकर 
उनकी कोठी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ही उसने कलकत्ते की 
ओर प्रस्थान किया। उसकी मा अमीना बेगम ने और अपने भाई 
के साथ जगत्‌सेठ नें बडी कोशिश की कि तकरार न बढे, सिराजुद्दोला 
का क्रोध शान्त हो जाय और वह कलकत्ते प्र चढाईं करने का विचार 
त्याग दे। पर वे सफल न हो सके। सिराजुद्दोला का कहना था कि 
“अँगरेज न जाने कितनी बार मेर। अपमान कर चुके हें। जब कभी कोई 
अपराधी कलकते भाग जाता है, तब उसे वहाँ शरण मिल जाती है 
और अँगरेज उसे सरकार के हवाले नही करते। एकबार इसी 
कासिमबाजार फैक्टरी में में अपनी अम्मा के साथ आया था। इसके 
प्रधान को कहलाया कि हम लोग तुम्हारी फंक्टरी देखना चाहते हे । 
उसने जवाब दिया कि हम भीतर आने की इजाजत नही दे सकते । 
उसका यह अपमानजनक उत्तर मुझे आज तक नही भला है।” 
जगत्सेठ ने बहुत कहा कि अंगरेज लड़ाई-भंगडे से दूर रहने वाले 
व्यापारी हे, अगर उनसे कोई अपराध हो भी गया हो, तो उन्हे 
क्षमा कर देना चाहिए। सिराजुह्रोा पर उनकी बातो का कोई 
असर न हुआ। बल्कि उसने जगत्‌से5 से शपथपूर्वक यह प्रतिज्ञा करा 
ली कि में आगे कभी अँगरेजों की सिफारिश ते करूँगा । 


कंपनी के कुछ अंगरेज अधिकारी भी आरंभ से ही कृष्णदास को 


१२६ 


मह॒ंतावराय 
कलकत्ते में शरण देने के विरोधी* थे। उनके मतानुसार बसे भगोड़े को 
पनाह देना और फिर उसे मुशिदाबाद भेजने से इन्कार कर देना राजसत्ता 
का अपमान करता ओर सरकार को लडाई के लिए ललरूकारना था। 
'कौसिल ने सिराजूद्दोला को आपत्तिजनक पत्र लिखकर बात और भी 
“बिगाड दी थी। पर ऐसे अगरेज अल्पसख्यक थे। जो बहुमत कहा जा 
सकता था वह भगडा-रगडा ही चाहता थ।। इसका कारण यही जान 
पडता है कि मुशिदाबाद की परिस्थिति से उसे प्रोत्साहन मिल चुका 
था और बगाल के पानी में दाल गलने की पूरी आशा हो चली थी। 

सिराजुद्दोला सिर्फ तीन बाते चाहता था -- 

(१) जो अपराधी या अभियुक्त भागकर कंपनी के पास पहुचें 
उन्हे वह शरण न दे। 

(२) कंपनी के अधिकारी दस्तक बेच बेचकर सरकार को 
आशिक हानि न पहुँचावे । 

(३) किलेबन्दी के सिलसिले में जो कुछ बन चुका था बह ढहवा 
दिया जाय । 

कासिमबाजार का प्रधान विलियम वाट्स और उसके सहकारी 
गिरफ्तार हो चुके थे। उन लोगो ने एक मुचलका लिखकर दिया भी 
तो उससे नवाब को सतोष न हुआ। ९ जून १७५६ को सिराजुद्दोला 
कासिमबाजार से चला, १६ को कलकत्ते पहुँचा और पहुँचते ही 


न्‍िनननाशाननगन कु नी पान ५++4ननननन व ४ब-ननकनत- न पा भन- मन - 7 कमल" ना: घ॒ वनमनन-- "न सनननननननय निनान नं न न-पनम-क न मनन ना पता न-++ ८ <+नन_ंंथ नकल वा गण: थक एज कि चपलएएण। जे की न सनिन नाता व तक कलह ना िि--सिक७ कल आल लत. ब्ट न फनक> नी फननकन न डक यय'१७० ४०० -_न्‍्मन्‍ल्नन- घने 


* इन्ही विरोधिय्रों मे ढाके को कौसिल के प्रधान रिचर्ड बेचर और अन्य 
सदस्य थे । बेचर अपने एक पत्र मे लिखता है कि मानिकचन्द और जगत्‌सेठ 
ने भोपेजर किलपेद्रिक को लिखाथा कि अँगरेज पर नवाब के कोतर का कारण 
यहो हुआ कि जो अपराबों भागकर कलकत्तें पहुँच जाते, उन्हें वहां शरण मिल 
जातो थी । हिल, भाग २, पृष्ठ १६० । 


२२७ 


जगतूसेठ 


हहर पर कब्ज! कर लिया । फिर 'फोर्ट विलियम' पर घेरा डाला। ' 
उस समय यह किला लालदीघी के पास हुगली-नदी के किनारे था । 
आत्मरक्षा का कोई उपाय न देखकर अधिकाश अगरेज अधिकारी और 
व्यापारी नदी के रास्ते जहां-तहा भाग गये । इन भागने वालो में विलियम 
डक नामक गवर्नर तथा कमाडर-इन-चीफ साहब भी थे। जो अगरेज 
किले मे बच गये उन्हे कूछ समय ठक लड़ने के बाद २० जून को आत्म- 
समर्पण कर देना पडा | इन्ही का मुखिया हालवेल था जिसने डक और 
उसके साथियो पर बाद यह अभियोग लगाया कि वे औरो को मुसीब' 

में छोडकर भाग गये थे और अपने को कायर ही नही, गर-जिम्मेवार 
भी साबित कर चुके थे । उसी मुसीबत को बढा-चढाकर बताने के लिए, 
हालवेल ने बह कहानी गढी जो “कालकोठरी-काड” के नाम से ब्रिटिश 
शासन-काल मे इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हे। 


जहाजो और नावों पर सवार हो भाग जाने वाले कुछ समय तक 
तो मारे मारे फिरे। फिर उनके बेड़े ने फलता के पास पहुचकर लगर 
डाला। कुछ महीनो के लिए यही स्थान सभी अगरेज शरणा्ियों का 
शिविर बन गया। पर वहां उन्हें नाना प्रकार के कष्ट भेलने पडे | तबू- 
डेरे तो थे ही नही, खाने-पीने का सामान मिलना भी मुश्किल था। 
खास कर बरसात मे बोछाडों से बचने का कोई उपाय न होने के कारण, 
मर्दे-औरते-बच्चे बीमार पडने और मरने लगे। जुलाई के अत में मद्रास 
से मेजर किलपेटिक कुछ आदमियो के साथ, उनकी खोज-खबर 
लेने आया भी तो परिस्थिति में किसी प्रकार का सुधार न हो सका और 
वह स्वयं जीवित भी रहा तो उसके अपने सेनिकों की वही दक्शा हुई जो 
दूसरे अगरेजों की हो चुकी थी। जब बाकी लोग भूखो मरने लगे तबः 
उसने अगस्त में सिराजुद्दौला के पास एक आवेदनपत्र भेजा कि बीती: 
२२८ 


महताबराय 


हुईं बातों को बिसारकर, अब अगरेजों पर रहम कीजिए और ऐसा 
हुक्म दीजिए कि उन्हें दाना-पाननी तो मिल सके। इस पत्र को वरेन 
हेस्टिंगूस ने नवाब तक पहुचने न दिया। 
सिराजुद्दोला कलकत्ते में राजा मानिकचन्दको किलेदार के रूप 
में छोड कर मुशिदाब।द छौट गया था। उस से पहले 'फोर्ट विलियम' 
के भीतर और बाहर वे सारी ब।रदाते हो चुकी थी जिनका ऐसे अवसर 
'प्र न होता ही आश्चर्यजनक हो सकत। था। अर्थात्‌ कुछ अगरेज मारे 
जा चुके थे--कुछ यंत्रणाये भोगकर मर चुके थे--ऋुछ कद हो चुके 
थे--और नवाब के सेनिकों ने कपनी का ही नही, दूसरे व्यप(रियो का 
भी बहुत कुछ म/ल-असब।ब लूट लिया था। इतना निश्चित-सा जान 
पड़ता है कि जो ज्यादतियां हुईं उनके लिए सिराजुददौला जिम्मेवार 
न था। उत्तका कलेजा ठंढा करने के लिए इतना ही काफी था कि 
अगरेजों के किले पर उत्तका झडा फहराने लगा था। 
पूर्निय में सईद अहमद खाँ (सौलतजग) के मरने पर उसका बेटा 
शौकतजग वहाँ का फौजद।र हो चूका था। कई बातों में बह सिराजु- 
हौठ। के ही समान था। मीर ज।कर के उमाडते पर वह मुशिदाबाद 
की गद्‌दी पर बैठने का मनसूव। बॉधने और साथ ही दूत की हाकने 
लगा था। सिराजुद्दौला से ये बाते छिपी न रह सकी। यही कारण 
है कि कलकत्ते पर चढाई करने से पहले वह पूनिया पर चढाई करने 
चला था, पर जैसा कि हम देख चुके हे, उसे राजमहल से ही लौट जाना 
पड़ा था। उसने राजा जानकी राम के बेटे (अर्थात्‌ दुर्लेभराम के भाई ) 
राय रासबिह।री को शौकतजग के पास भेज। ओर माल का बकाया 
ने राज। माौतिकचन्द पड़छे वर्रतान भें दोवान रह चुका थ। “सुता- 
खरीन' के लेखक ने -उस्े अयोग्ग और अभिमानी बताया है 4 
२२६ 


जगत्सेद 


तलब किया। शौकतजंग कुछ इलाके दबा बेठा था। उन्हें भी छौटा 
देने को लिखा। पर मॉग पूरी न होने पर उसने कलकत्ते से लोटते ही 
मोहनलाल को फौज के साथ चढाई पर उधर भेजा और आप भी चल 
पड़ा। पटने से राजा रामनारायण पूनिया की ओर बढा। मनिहारी 
और नवाबगज के बीच दोनों दलो की भिडत हुईं। उसमें शौकतजग 
की हार हुईं और वह खुद भी मारा गया | सिराजुददौला ने मोहनलाल 
को पूनिया का फौजदार नियुक्त किया। यह अपने बेटे को नायब 
मुकरर कर मुशिदाबाद लौट गया। 


राजनीतिक परिस्थिति शौकतजग के बहुत कुछ अनुकूल होते 
हुए भी वह उससे लाभ न उठा सका था। “मृताखरीन” का लेखक 
सेयंद गुलाम हुसेन उस समय पूनिया में उसका खास सलाहकार था । 
उसने राय दी थी कि बरसात बीतने पर अंगरेजों के और सिराजुद्दौला 
के बीच युद्ध हुए बिना न रहेगा--इसलिए जल्दबाजी न कीजिये, 
रासबिहारी को दम-दिलासा देते और चुपचाप अपनी सेनिक शक्ति 
बढ़ाते जाइये । पर शौकतजग को यह सलाह ठीक नही जेंची थी और 
उसने सिराजुद्दौला को अपमानजनक पत्र भेजकर सारा गृड़ गोबर 
कर दिया था। मि० लिट्ल ने इस प्रसंग मे लिखा हे-- “मृताखरीन" 
में शोकतजंग का जो चरित्र-चित्रण हें उससे तो यह सभव नही जान 
पडता कि जगत्‌सेठ उसे सिराजुद्दौला से अच्छा समझ सकते या उसका 
पक्ष ग्रहण कर सकते थे। पर लोकमत सिराजुद्दोला के इतना विरुद्ध 
था कि दोषों के होते हुए भी अगर शौकतजंग चेष्टा करता तो बहुत 
संभव है कि मृशिदाबाद की मसनद पर जा बेठता। उसने अपनी ही . 
बेबकूफी से वह मौका खो दिया। मो० ला नामक फरासीसी ने इस 
बात पर अफसोस जाहिर किया है कि उसके देशवासी इस अवसर से 
२३० 


महतावराय 


जो लाभ उठा सकते थे न उठा पाये। उसका कहना हैं कि, इसके लिए 
तीन-चार सो फरासीसी और थोडे-से हिन्दुस्तानी सिपाही ही काफी थे। 
अगर वे सिराजुद्दौला के शत्रुओं से मिलकर काम करते तो उसकी जगह 
ऐसे शख्स को नवाब नाजिम बना सकते थे जिसके पक्षपाती जगत्सेठ 
ओर दूसरे प्रभावशाली हिंदू-मुसलमान भी हो जाते । पर मेरे देशवासी 
ऐसा न कर सके, और पूनिया के नवाब ने अपनी जल्दबाजी से हार 
खाकर बंगाल में यह स्पष्ट कर दिया कि अब क्राति करनें-कराने वाले 
वहाँ अंगरेज ही रह गये थे। पर अंगरेज उस समय स्वय दुदेशाग्रस्त थे, 
इसलिए जगत्‌सेठ को और ही अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ी ।” 
कलकत्ते में इंस्ट इंडिया कंपनी के साथ अमीचन्द सेठ का घनिष्ठ 
संबंध चला आया था, यद्यपि यहाँ यह कह देना भी आवश्यक हैं कि 
कपनी के कुछ विशिष्ट अधिकारियों का उन्र पर पूरा विश्वास न था। 
गवर्नर ड क ने तो 'फोर्ट विलियम' छोड़कर भागने से पहले उन्हे गिर- 
फ्तार भी करा लिया था। २२ अगस्त को अमीचंद ने मेजर किलपैटिक 
को लिखा कि आप जगतूसेठ से सहायता माँगिये। पर उस समय 
मुशिदाबद में परिस्यिति कुछ एसी हो गई थी कि किलपेदिक के 
लिखने पर भी अमीचद उसका पत्र जगत्‌सेठ के पास न भेंज सके । एक 
ओर सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को और दूसरे सरदारो को शौकतजग 
से लड़ने को भेज, दूसरी ओर उसने महताबराय से कहा कि व्यापारियों 
से तीन करोड रुपये चंदा उगाहकर दो | साथ ही इस बात की शिकायत 
की कि दिल्‍ली दरबार से उन्होंने अभी तक फरमान नहीं मेगा दिया था। 
जब जगत्सेठ ने चंदा उगाहने में अपनी असमर्थंता प्रकट की तब 
सिराजुद्दोला ने उनके गाल पर एक तमाचा जड दिया* और उन्हें 
* शायद यह भो कहा कि मे तेरी सुन्नत कराक छोड गा। 

२३१ 


जगत्सेठ 
गिरफ्तार भी करा लिया। यह सुनते ही मीर जाफर मुशिदाबाद लौट 
गया और जगतूसेठ की रिहाई पर जोर देने लगा। जब सिराजुद्दोला 
ने उसकी एक न सूती तब उसने और कुछ दूसरे सरदारो ने उससे साफ 
कह दिय। कि जब तक शाही फरमान नही आता तब तक हम आपकी 
आज्ञा का पालन करने या आपकी ओर से लड़ने वाले नही । 
जो अगरेज फलता में जहांजों के तखतो पर पडे हुए सर्दी-गरमी 
भेल रहे थे उनका आखिर उद्देश क्‍या था ” फोर्ट विलियम' छोड़कर 
भागने वालों को यो तो सीधे मद्रास जाना चाहिए था, फिर वे बसे स्थान 
में किस आशा से अठके और ह॒वा-पांनी के फटके खाते रहे ? रहस्य यह 
जान पड़ता हे कि किला ओर शहर गंवा देने पर भी अगरेज निराश नही 
हुए। उनका यह विश्वास बना ही रहा कि एक न एक दिन वे उन्हें फिर 
दखल किये बिना न रहेगे। इसलिए वे कलकत्ते के ही पास ताक लगाये 
बेठ रहे और मौका पाते ही फिर अपने किले में जा बेठे। मेजर 
किलपेटिक को सभवतः आदेश मिल चुका था कि जब तक मद्रास से 
सेना नही आ जाती तब तक जहाँ के तहाँ बने रहो। उसने बड़ी ही 
खूबी से इसका पालन किया। एक ओर तो रोता-धोता रहा--जिससे 
लाभ यह हुआ कि कूछ समय बाद शरणार्थियों को अन्न-जल मिलने 
लगा और सिराजुद्दौला अंगरेजों से निश्चित-सा हो गया--दूसरी 
ओर वह मुशिदाबाद से पक्‍की खबर मंगाता और उसे मद्रास 
पहुंचाता रहा। उसने धीरे धीरे जगत्सेठ और खोजा वजीद से सपके 





०० पे 


* विवुरा से डाक्टर वर्य ११ दिसम्बर, १७५६ को लिखता है-- 
“सिराजुद्दौल। को ब्रादशाह से फरमान मिल गया है । उसका सारा खर्च पडा 
है २.०२५,००० ) यहा भो फरमान की नकल पहुँच चुकी है।” हिल, 
भाग २, पृष्ठ ५३। 


स्श्र 


महंत।बराय 


स्थापित कर लिया और उनसे जो कुछ भी सहायता ले सकता था 
लेता गया। वजीद सिराजुद्दौला के दरबार मे विशेष प्रभाव रखने 


वाला एक अमेनी व्यापारी था। जो काम उससे निकल सकता , 


निकाल लिया जाता--बाकी कामों के लिए महताबराय का पल्‍ला 
पकडा जाता। नवम्बर में किलपेटिक उन्हें लिखता है कि, “आपके 
सिवाय हम लोगों का और कोई सहारा नहीं। हमे पूरी आशा हे कि 
आपकी सहायता से हम कलकत्ते मे फिर बस सकेगे।” ११ दिसम्बर 
को चिचरा से सम/चार मिलता है कि जगत्सेठ और अमीचद इस बात 
का प्रयत्न कर रहे हे कि उलकन सुलभ जाय। साथ ही फलता से 
महताबराय के नाम जाने वाले दो पत्रों की प्राप्ति भी स्वीकार की जाती 
हैं। अगरेजों के और जगत्‌सेठ के बीच पत्र-व्य4हार का रास्ता अब 
सीधा न रहकर टेढा-मेढा हों चला था। 
बगाल, बिहार और उडीसा में इधर अगरेजो की जो परिस्थिति 
हो चली थी उसका नकशा बदलने ही वाला था। इसके लिए मद्रास की 
कौसिल ने पूरी तेय।री कर लेने के बाद, क्लाइव और वाट्सन को 
संदल-बल कलकत्ते भेजा। १५ दिसम्बर को दोनो फलत। पहुँच गये | 
मद्रास से जो पत्र वहा के अधिकारियों के नाम आया उसमे यह स्पष्ट 
कर दिया गया था कि क्लाइव और वाटसन को भेजने का उद्देश 
केवल कलकत्ते पर अधिकार जमा लेना न था। बादशाह फरुंखसियर 
ने फरमान हारा हमे जो अधिकार दिये थे वे सब के सब प्राप्त हो जाने 
चाहिए और इधर हम।री जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति भी हो जानी 
चाहिए | मद्रास की कौसिल का आदेश था कि दोनो सेनापतियों के 
पहुँचते ही लडाई जोर-शोर से शुरू कर दी जाय , पर इसके साथ यह भी 
हिंदाय॑त थी कि 'तलवार से ही नही, कलम से भी काम लिया जाय और 
२३३ 


के बन» नम 


जगतसेद 


दोनों का ऐसा सहयोग हो कि कम से कम समय और व्यय में कंपनी का 
अधिक से अधिक काम निकल जाय।' 

उन दोनो सेनापतियों में क्लाइव का स्थल पर अधिकार था और 
वाट्सन का जल पर। क्लाइव कपनी का नौकर था ओर वाटद्सन 
इंगलेण्ड के बादशाह का। सात समुद्र पार भी इगलैण्ड की सरकार 
बराबर अपने व्यापारियों को पूरी मदद पहुँचाती रही | इसका नतीजा 
यह हुआ कि सारा भारतवर्ष एक दिन इगलेण्ड का उपनिवेश बन गया। 
अगर फांस की सरकार इसी प्रकार फूच कपनी की पीठ पर होती तो 
कहना चाहिए कि यहां फास का सितारा भी बुलंद हुए बिना न रहता । 

यहीं पर एक और बांत॑ कह देने लायक है । 

क्ल।इकव और वट्सन में पूरा मेल-जोल रहा हो, यह नही कहा 
जा सकता। प्रत्येक का अपना स्वभाव, अपना दृष्टिकोण, अपनी नीति- 
रोति थी। स्थानीय कौसिल के सदस्य बाट्सन के तो नहीं, पर क्लाइव 
के घोर विरोधी थे--इसलिए कि क्लाइव को मद्रास की कौसिल से 
विशेष अधिकार मिल चुके थे और वह अपने क्षेत्र में उनसे बिलकुल 
स्वतत्र था। फिर भी अगरेज अपने ऊपर वालो का अनुशासन यहाँ तक 
मानते थे कि ऐसे पारस्परिक मतभेद या विरोध के कारण कपनी 
की नीति-धार। क।/ कभी अवरोध न हो सका। उसके स्वच्छद 
प्रवाह में सभी सहयोगी ही बने रहे। 

कलकत्ते पहुँचने के दो ही दिन बाद वाट्सन और क्ल|इबं की ओर 
से सिराजुद्दौला के पास ऐसे पत्र भेजे गये जैसे अभी तक मुशिदाबाद 
तो कया, हुगली भी नही भेजे गये थे। एक ने अपने पत्र में लिखा था कि 
ऐसे सम्राट ने मुझे नौ-सेनापति बनाकर भेजा है जिसे ससार के सभी 
नरेश आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हें। दूसरे ने लिखा था कि 
२३४ 


महताबराय 


आप सुन ही चुके होगे कि जितनी बडी फौज साथ लेकर में आया हूँ 
उतनी बडी बगाल में आज तक आइ ही नही । दोनों ही पत्रों में कपनी 
की ओर से यह माग पेश की गईं थी कि हमारे मकान और कारखाने 
हमें लोटा दिये जायें; हमे, हमारे कर्मचारियों को और हमारी रिआया 
को जो नुकसान पहुँचाया गया हे वह पूरा कर दिया जाय और हमारे 
सारे अधिकार वही समझे जायें जो बादशाह फरुंखसियर ने हमें बख्शे 
थे। राजा मानिकचद, जगत्‌सेठ महताबराय, खोजा वजीद इन सब से 
पत्र-व्यवहार होने लगा। पर कलम चल रही थी तो तलवार भी म्यान 
में बेठ रहने वाली न थी। दिसम्बर बीतने से पहले ही क्लाइव ने लडाई 
झुरू कर दी। मानिकचन्द बजबज जाकर उससे भिडा तो उसे मृह की 
खानी पड़ी । २ जनवरी को वादसन ने उससे 'फोर्ट विलियम' भी छीन 
लिया।। एक कदम ओर आगे बढ़कर अगरेजों ने आठ ही दिन बाद 
हुगली से भी नवाब की फौज को मार भगाया और शहर पर कब्जा 
कर लिया। यह चढाई भी जल-मार्ग से ही हुई थी। 

इससे पहले क्लाइव जगत्‌सेठ को एक पत्र लिखा चुका था। और 
बहुत से पत्रों की तरह वह तो इस समय अप्राप्य हे, पर जगत्सेठ ने 
१४ जनवरी को जो उत्तर दिया वह इस प्रकार था'-- 

“आपका पत्र मिला। उसे पढकर बड़ी प्रसन्नता हुईं। 

“आपने लिखा कि में जो कुछ कहता हूँ नवाब उस पर ध्यान देते 
हे। अगर यह सच हे तो मुझे आशा हैँ कि में आपकी और सूबे की 
थोड़ी-बहुत भलाई कर सकूगा। कम से कम में जो कुछ कर सकता 
हैं अवश्य करूँगा । 

“में व्यापारी है, सभव है कि मेरी सिफारिश का नवाब पर 
कुछ असर हो । पर में कुछ कहूँ भी तो कंसे ? जरा अपने कार- 

२३१५ 


जगत ते 5 


नामो को देखिए। कलकत्ते पर आपने जोर-जबद॑ंस्ती से कब्जा कर 
लिया। फिर वही बात हुगली मे हुईं। उस शहर को तो आपने मिटा 
भी डाला। स्पष्ट है कि आप सुलह या समभौता नही चाहते--आप 
प्िफे लड़ाई चाहते हे। फिर में आपकी ओर से क्य। कहूँ और कंसे यह 
भंगडा निबठाऊं ? 

“आपकी कारंबाइयों से जान पडता है कि आपका अपनी तलवार 
'प्र भरोसा है। हा, अपने आवेदन-पत्र में आपने और राग जरूर अलापा 
है। अगर आप सचमुच चाहते हे कि में आपके और नवाब के बीच में 
'पडकर भंगडा निबठा दूं तो आप पहले अपना रग-ढग बदले, फिर 
मुझे यह बतावे कि आपकी माग क्‍्य। है। में मामला ते करा देने के लिए, 
कुछ भी उठा न रखगा। एक ओर तो आप इस सूबे के मालिक पर 
तलवार सौते और दूसरी ओर यह आशा करे कि वह इसे उपेक्षा की 
दुष्टि से देखकर रह जायगे--यह तो असगत ही कहा जा सकता हूँ। 
आप स्वय विचार ले * 

जगत्‌सेठ ने यह पत्र चन्दननगर में फू चर कपनी के प्रधान मो० 
रतालट की मार्फत भेजा था। खोजा वजीद ने भी रेन[ल्‍ट को लिखा था 
कि आप मध्यस्य होकर यह भगडा मिटा दे। कपनी के अधिक।रियों 
का अनुमान था कि जगत््‌र्तैठ ने क्लाइव को और खोज। वजीद ने रेनाल्‍ट 
को जो कुछ लिखा था वह सिराजूददौला के ही आज्ञानुसार। पर फांस 
और इगलेण्ड के बीच युद्ध छिड चुका था, इसलिए--अयव। अन्य 
कारणों से--कपनी को ररेनाल्‍ट की मब्यस्थत। स्वीकार नही हुईं। 
२१ जनवरी को क्लाइव ने सेठ महताबराय और महाराज स्वरूपचर्द' 
को लिखा --- 


३७ अल | 


* हिल, भाग २, पृष्ठ १०४। ओर पत्र भी इयो समप्रह से लिये गये हैँ । 
२३१८ 


महताबराय 


“आपका कृपापत्र मिल गया। आपने जो कुछ लिखा उससे मेने 
यहां के गवर्नर और कौसिल के सदस्यों को भी अवगत कर दिया। 

“मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुईं कि आप बीच में पडकर इस सूबे 
को खन-खराबी से बचाने को तयार हे। 

“आपको यह बताने की आवश्यकता नही कि इधर अगरेजो पर 
क्या क्‍या जुल्म हो चुके हे। नवाब नाजिम की ओर से होने वा 
ज्यादतियों की दास्तान सुनाऊं तो आपके रोगटे खडे हो जायें। आज 
बगाल इतना सम्पन्न हे तो इसका अधिकाश श्रेय अगरेजों को ही प्राप्त 

' है। फिर भी उनके प्रति कंसे अत्याचार किये गये, नृशसता और बर्बरता 
की चक्की में उन्हें किस तरह पीसा गया ? एक ही रात को कम से कम 
१२० अंगरेज--जिनमें अधिकाश घरानेदार थे--बे रहमी से मौत के 

" घाट उतार दिये गये। में बराबर सुनता आया हूँ कि नवाब नाजिम 
वीर हे, दयावान्‌ हे । पर यह ह॒त्याकाड तो ऐसी कांयरता और करता 
का काम था कि में यही कहँगा कि जो कुछ हुआ वह बिना उनकी 
जानकारी के ही। 

“आज हमारा खून उबल रहा है, पर आप हमें दोषी नहीं ठहरा 
सकते। क्या हमने पत्र पर पत्र भेजकर नवाब के कानो तक अपनी 
फरियाद नही पहुचाई---इस आशा से कि हमे कुछ तो उत्तर मिलेगा, 
हमारे साथ कुछ तो न्याय होगा ? कया हमने अरसे तक फलता में बेठ 
कर उनकी प्रतीक्षर नही की ”? क्या बजबज में उनके किलेदार ने ही 
हमारे जहाजों पर पहले गोली-गोले चलाकर लडाई नही छेडी ? जब 
हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ तब हम उत्तेजित हुए और जवाब दिये 
बिना कंसे रह सकते थे ! 

“प्र यह सब गूजरने पर भी, हम ऐसी संधि के लिए तैयार हैँ 

२३७ 


जग त॒सेंठ 


जिस से दोनों की हितरक्षा हो सके । हमारी शर्तें क्या हैं, यह हम आपको 
अलग जता रहे हैं। आप समझदार हैं। आयको यह बताना अनव्यंक 
जान पड़ता है कि हम जो कछ॑ मांगते हैं वह न्‍्याय॑ के आधार पर ही । 
अगर आप समझा-बभा कर नवाब नाजिम से हमारी शर्ते मंजर करा 
दें तो आप इस सूबे को बरबाद होने से बचा लेंगे और इसके बहुत बड़े 
शभवचिन्तक समभे जाय॑ंगे। 
“अंगरेज जाति महान्‌ हैं। आपके दिल्‍्लीश्वर से उसके अधीश्वर 
“की शक्ति तनिक भी कम नहीं। जब इंगलण्डाधीश को मालुम होगा 
“कि यहां इतने अंगरेज मार डाले गये तब उन्हें कितना क्रोध आयेगा, 
"यह आप स्वयं अनुमान कर सकते हें। ध्यान रहें कि उनका जल- 
सेनापति यहां अपने बेड़े के साथ आ गया है। स्थल-सेनापति की हेसियत 
-से मेरा अपना दर्जा भी उसी के बराबर है। में डींग हांकना तो नहीं. 
चाहता, पर इतना कह देना आवश्यक समभता हूँ कि मद्रास की ओर 
बंगाल के नवाब नाजिम जेसे शक्तिशाली शत्रुओं से हमें काम' पड़ चुका 
हैं और हम उन पर विजय प्राप्त कर चुके हैं । हो सकता है कि यहां भी 
 बही बात हो। मुझे आशा हे कि परिस्थिति हमें लड़ाई के लिए कटिबद्ध 
होने को विवश न करेगी । यों तो जीत ईइ्वर की कृपा! से होती है और 
इंदबर अपनी क्पा का पात्र उन्हीं को समझता हे जो पर-पीड़ित होते 
क्‍ हे । 
क्लाइव ने एंक पत्र खोजा वंजीद को भी लिखा जिसका सार्राश 

यह था कि कंपनी को किसी फरासीसी की मध्य॑स्थता तो स्वींकार नहीं 
हो सकती, पर आप से और जंगत्सेंठ से उसका यह आग्रह है कि दोनों 
बीच में पड़ कर नवाब नाजिम से सुलूह करा दें। 

,. नंजाब की अवस्था यह थी कि जहां वह अंगरेजों से चिढ़ा हुआ 


. २३८ 





महताबराय 


था वहां, उनका दमखम--खास कर जहाजी ताकत--देख कर उनसे 
भयभीत भी हो रहा था। जनवरी के अन्तिम सप्ताह में उसने कलकत्ते 
की दूसरी यात्रा की और भगडा रफा-दफा कर लेने के विचार से ही 
एक ऐसे व्यक्ति को साथ लेता गया जो इस दृष्टि से विशेष उपयोगी 
हो सकता था। इसका नाम लाला रजीतराय था। पुराने कागजात में 
यह जगत्‌सेठ का वकील बताया गया हैं। इधर कूछ समय से जगतृसेठ 
के इच्छानसार यह कपनी का भी वकील हो चला था और इसी की 
मारफत संधि-सबंधी सदेसे भुगतने लगे थे। 
कलकत्ते के पाप्त पहुंतने पर सि एज॒द्दौला ने क्ठाइव को लिख! कि 
अगर कपनी लूटमार करना छोड कर फिर वाणिज्य-व्यापार करने की 
इच्छुक हो तो अपने प्रतिनिधि को मेरे पास भेजे और कहलावे कि वह 
क्या चाहती है। कलकत्ते मे और अन्यत्र उसे जो स्वतत्रता पहले प्राप्त 
थी वह में उसे दे दूगा और उसकी जो हानि हुईं हे उसकी भी कुछ 
पूति कर दूगा। ३ फरवरी को उसकी सेना कलकत्ते पहुंच चुकी थी ओर 
सेठ अमीचन्द के बगीचे मे उसका पडाव पड चुका था। उसने क्लाइव 
को आश्वासन देते हुए लिखा कि 'कपनी निश्चित रहे। में खुदा की और 
उनके पैगबर की कसम खाकर कहता ह, कि उसकी ओर से संधि- 
विबयक बातचीत करने जो लोग आयेगे वे सही-सलामत घर लौट 
सकेगे। कपनी की ओर से वाल्श ओर स्क्राफ्टन दूत बना कर भेजे भी 
गये । पर क्लाइव के मन की बाते कुछ ओर ही थी। वह सिराजुद्दौला 
को धोखा देकर उस पर प्रहार करना चाहता था। ४ फरवरी को दोनों 
दूत तो इधर-उधर की बात कर लौट गये और ५ फरवरी को क्लाइव 
ने नवाब की छावनी पर छापा मार दिया। उस समय इतना घनघोर 
कहरा लगा हुआ था और सिराजुद्दौला के संनिक इतनी निश्चिन्तता 


२३६ 


जगत्सेठ 


से विस्तरो पर पड़े हुए थे कि उनसे तो कुछ बन न पडा और क्लाइव 
हाथ की सफाई दिखाता हुआ, कुछ छाशे गिरा गया-सारी सेना को 
चकित तथा स्तभित कर गया*। 


सिराजुददौला ने अमीचन्द के बगीचे में ठहरना निरापद न समभ 
कर दमदम के पास जा डेरा डाला | सधि के सबध मे दूसरे दिन रजीतराय 
ने क्लाइव को लिखा-- 


“मेरा तो खयाल था कि अगरेज जबान के पक्के होते हे और जो 
बात.स्वीकार कर लेते हैं उससे कभी टलते नहीं। इसी खयाल. से में 
उनके मामले मे दिलचस्पी लेता और नवाब नाजिम से उनकी सिफारिश 
करता आ रहा था। आपकी ओर से जो व्यक्ति आये थे उनसे 
काम बनने वाला न था, इसीलिए मेने ही उन्हे लोट जाने को कहा । 
आपको लिखा भी कि आप अपनी मांग पत्र-द्वारा सूचित करे.तो में 
नवाब से उसे मजूर करा दू। बह इन बातो के लिए तेयार हे कि फरमान 
,मे जिन अधिकारों का उल्लेख हें उन्हें आपको दे दें, आपको कलकत्ता 
लोटा दें-कासिमबाजार या अन्यत्र आपकी जो हानि हुईं हो उसकी 

पूर्ति कर दे-कलकत्ते (अलीनगर ') में आपको टकसाल खोलने की 
इजाजत दे दे--और वहाँ आप जेसी भी किलंबन्दी करना चाहे आपको 
करने दे । पर यह सब होते हुए भी आपने कल सुबह जो कूछ किया 
उससे मुझे आइचये-चकित और नवाब के सामने लज्जित भी होना 
* हेन री डाडवेल ने लिखा है कि क्लाइब ने इस अवसर पर वही तरीका 


अख्तियार किया' जो द्याक्षिणात्य में फ्रेच नासिरजणग के खिलाफ दो बार 
अखितियार कर चुके थे और जो कारगर भी साबित हो चुका था। 


यह ताम सिराजुहीला का रखा हुआ था। 
२४० 


महताबराय 


यडा। खोजा पिट्स (पिदू) यह पत्र लेकर जा रहा है । उससे आप सुन 
केगे कि नवाब के और मेरे बीच क्या बाते हुई । 


“खेर, जो होना था हुआ। बात अभी तक बिगड़ी नही है। अगर 
आप सचमृच मामला ते करा लेना चाहते हे तो अपने प्रस्ताव नवाब को 
लिख भेजिए। में उन्हे स्वीकृत करा दूगा। नवाब से स्वीकृतिपत्र के 
साथ आपके लिये सिरोपा, हाथी और कोई आभूषण भी भिजवा दूगा। 
नवाब यहा से शीघ्र मुशिदाबाद लौट जाने वाले हें। अगर आप संधि 
नही करनाचाहते और लड़ाई पर ही आमादा है तो म्‌झे साफ लिखिए, 
ताकि मुझे इस मामले में ओर हंरानी-परेशानी न उठानी पड़े ।” 


खेत में बीज बोया जा चुका था। रजीतराय ने क्लाइव को कहलाया 
कि देर न कीजिए, ऐसा मौका फिर आसानी से न मिल सकेगा। क्लाइव' 
क्यों देर करने लगा था ? उसने भटपट अपनी शर्तें लिख भेजी और बीज 
के उगने की राह देखने लगा। सिराजुद्दोला की आन्तरिक इच्छा 
वेसी सधि करने की तो थी ही नही। कुछ आनाकानी करने छूगा। 
ज्योही क्लाइव को इसकी सूचना मिली, उसने रजीतराय को लिखा--- 


“आपका पत्र मिला। उसके साथ सुलहनामे का वह मसौदा भी, 
जो कंपनी की ओर से भेजा गया था। 

“आदचर्य हैं कि आप और आपके नवाब सारी बात को मजाक 
समभ रहे हे। मालम हो गया कि हमारी छर्ते आप लोगो को मजूर 
नहीं। ईश्वर इस बात का साक्षी है कि में हृदय से शाति चाहता हूँ 
और छलछद तो मुझे आता ही नही। 

“खैर, मसौदा साफ कराके में इसके साथ भेज रहा हूँ। अगर 
नवाब नाजिम सूलह चाहते है तो हर शर्ते के नीचे 'मंजूर' लिख कर 

२४१ 
ज० १६ 


जगत्सेठ 


और सही भर कर कागज लौटा दे। उन्होने यह कर दिया तो समझ 
लीजिए कि शाति हो चुकी । अगर ऐसा नही करते तो आप आगे कुछ 
न कीजिए। फिर तो युद्ध छिडे बिना रहेगा ही नही। 

“हमारे गवर्नर और कौसिल की ओर से जो इकरारनामा होगा 
उसके बारे में में यकीन दिला सकता हूँ कि फरमान की और अपने 
इकरारनामे की शर्तों की वे बराबर पाबन्दी करेंगे। सरकार की प्रजा 
को न तो वे शरण देगे ओर न अकारण किसी पर हाथ उठायेगे।” 

जिम दिन यह पत्र भेजा गया उसी दिन---अर्थात्‌ ८ फरवरी 
को--सधि हो गई। अपने इकरारनामे पर दस्तखत करने वालो में 
सिराजुददोला तो था ही, उसके दीवान* राजा दुलंभराम बहादुर और 
फौज के बख्शी+' मीर जाफर खा बहादुर भी थे। पर सुलहनामा बिल- 
कुछ एक-तरफा था। सिराजुद्दौला को स्वीकार करना पडा कि-- 

१--फरुंखतियर से कपनी को जितने अधिकार मिल चुके थे वे 
उसे मान्य होगे। विशेष कर जिन गांवों की जमीदारी कपनी को मिल 
चुकी थी उन्हें वह बे-रोकटोक हासिल कर सकेंगी। 

२--कपनी के दस्तक के साथ जाने वाले माल पर बंगाल, बिहार 
या उडीसा में किसी प्रकार की चुगी वसूल न की जायगी। 


३--कपनी की सारी कोठियां सरो-सामान के साथ उसे लौटा दी 

जायंगी। कंपनी का जो नुकसान हुआ था उसके लिए उसे मुनासिब 
मुआवजा मिलेगा। 

* सभवत उप्त अधिकारी के भो दस्तखत थे, जो बगाल मे 
दीवानेकुल कहा जाता था। 

पं स्पष्ट है कि सिराजुद्दौोला ने मृशिदाबाद लौटने पर मोर जाफर को 
'इस पद से हटाया । 
“२४२ 


महताबराय 
४--कपनी को कलकत्ते में किलेबदी का पूरा अधिकार होगा । 


५--कपनी अपनी टकसाल खोल सकेगी और उसके सिक्‍को पर 
बद्दा न कटेगा। 


जब कपनी को इतने अधिकार मिल चुके, तब कुछ अंगरेजों की 
राय हुईं कि नवाब को ओर दवा कर उससे कुछ और लिया जाय। 
पर क्लाइव, किलपेटिक आदि ने इसका विरोध किय।। उनका कहना 
था कि नवाब को डराने-धमकाने का नतीजा यह हो सकता है कि जो 
हाथ लग चुका हें हम उसे भी गयवा बेठे। उन्होने इस बात पर जोर 
दिया कि रजीतराय' भी इसके विरुद्ध था। 


“सेंठो के बकील रजीतराय की भी राय यही है । वह शुरू से ही 
हमारे मामले के पेरोकार रह चूके हे। अपने अन्तिम पत्र में उन्होने 
कनल कलाइव को लिखा है कि नवाब नाजिम से जो कुछ मिल चुका हे 
अगर कपनी को उससे सनन्‍्तोष नही तो में इस ध्े से किनारा खीचता 
हू | वह गोली-बारूद की आजमाइश कर देख ले ।” 


यद्यपि क्लाइव अभी गोली-बारूद से काम लेने के पक्ष मे न था, 
तथापि वह भी इस प्रस्ताव से सहमत था कि कूटनीति का प्रयोग 
कर---अर्थ की खीचातानी कर--सधघि-रूपी गागर को कपनी के हक 
में सागर बना दिया जाय। १६ फरवरी को विलियम वाट्स दरबार में 
कपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कासिमबाजार भेजा गया और 
उसे जो आदेश * दिये गये उनसे स्पष्ट हे कि कपनी की नीयत कहां तक 
खराब थी। उनका अभिप्राय' यही था कि हम म्यान से तलवार खीचने 


ही 


* हिल, भाग २, पृष्ठ २२५-२२७। 
२४३० 


जगतसेद 


का नाम तो अभी न लेगे, पर कलम और जबान* से जो भगड़ा- 
रगड़ा किया जा सकता है करते जायगे। 


उसी दिन क्लाइव ने जगत्सेठ से मिलने वाली सहायता के लिएः 
उन्हें धन्यवाद देते हुए लिखा-- 

“अमीचन्द सेठ मुझे बता चुके हे कि नवाब के साथ लाला रंजीत- 
राय को आपने ही भेजा था। उनके आने का फल यह हुआ कि बंगाल में: 
जशाति-भग की आशका जाती रही और कपनी को फिर अपना व्यवसाय 
करने की इजाजत मिल गईं। मेने रजीतराय के परामर्श के विरुद्ध कभी 
कूछ नही किया है। सुलह हो गईं--उसकी शर्तो की पाबन्दी के दोनों 
तरफ इकरार भी हो चुके। आपने इस अवसर पर कपनी की अमूल्य 
सहायता की हैँ। उसके कारबार का फिर पहले की ही तरह चलना 
संभव हो सका हैं तो उसी सहायता के फल-स्वरूप | इधर मेने जो पत्र 
इगलण्ड भेजे हे उनमे इस बात का विशेष रूप से उल्लेख कर चुका हूँ ।” 

पर उस सहायता का दूसरी ओर फल यह हुआ कि सिराजुद्दौला 
मन-ही-मन जगत्‌सेठ से और भी खिंच गया। महताबराय का घराना 
बरसों से कंपनी का पृष्ठपोषक चला आया था। सिराजुद्दौला को यह 
अच्छी तरह मालूम था कि रजीतराय का उस घराने से क्‍या संबंध था 
और वह किस की ओर से वकालत कर रहा था। अगर उसे वेसी 
सधि करना मंजूर नथा तो रंजीतराय को साथ ले जाने की ओर 





+ “सवाब से यह इजाजत भो मागना कि जब हमारे दस्तक हर 
प्रकार के कर, महसूल या चुगी से बरी कर दिये गये, तब हमे यह अधिकार भी 
मिलना चाहिए कि जो कोई इस हुक्म को न माने उसे हम स्वय दड दे सकें, 
ताकि हमे अपनों फरियाद दरबार तक पहुँचा कर महीनो उसके फैसले की राह 
न देखनों पड़े ।” 

४४ 


महताबराप 


बात-बात में उससे सलाह करने की जरूरत ही क्या थी ”? क्लाइव की 
धमको में आकर उसने सधि-पत्र पर सही भरता स्वीकार किया हो--या 
अगरेजो का लोहा मानकर---उसने जो कुछ किया उसका उत्तरदायित्व 
उस पर था--न कि मह॒ताबराय या रजीतराय या मीर जाफर पर। 
असलियत यह थी कि उसने कलकत्ते की यह दूसरी यात्रा अगरेजो से 
सधि कर लेने के ही विचार से की थी। इकरारनामे पर दस्तखत हुए 
८ फरवरी को। ६ फरवरी को ही रजीतराय क्लाइव को लिख चुका 
'था कि कपनी की ओर से वह जो कुछ माग रहा था, सिराजुद्दोला 
'उसे दे देने को तैयार था। 
इसमें सदेह नहीं कि कपनी की नब्ज की जेसी पहचान सिराजुद्दोला 
'को थी वेसी महताबराय को नही । जगत्‌सेठ की और कितने ही दूसरे 
लोगों की दृष्टि मे अगरेज या फरासीसी व्यापारी-मात्र बने हुए थे। 
सिराजुद्दौला को मालम था कि इधर दक्षिण में दोनो क्या खेल खेल 
चुके थे और दोनों की विचारधारा किस दिशा मे प्रवाहित हो रही 
थी । वह इस नतीजे पर पहुच चुका था कि अगर इन विदेशी व्यापारियों 
को--विशेषत: अगरेजों को दबाया न गया तो बगाल में कर्णाटक" के 
इतिहास की पुनरावृत्ति हुए बिना न रहेगी। कहा गया है कि कपनी के 
कुछ अधिकारियों ने उसे छोटी-मोटी बातो में अपने व्यवहार से रुष्ट 
कर दिया था, इसीलिए वह कपनी का शत्रु बन गया था। वास्तव में 
उसके कलेजे का घाव व्यक्तिगत अपमान से कही गहरा था। पर साथ 
ही उसमे योग्यता का ऐसा अभाव था कि रोग को पहचानते हुए भी वह 
उसका इलाज न कर सका। बल्कि फोड़े को नासूर बना लिया और 
परिस्थिति पर गालिब होने के बजाय उसी का शिकार हो गया। 


बहुरुपिया न होते हुए भी सिराजुद्दौला ने मुशिदावाद लौटने 
र्४५ 


जगतसेठ 


पर कुछ समय के लिए अपना रूप बदल दिया और जहां सेठों को 
पहले फूटी आखो न देख सकता था वहा अब उन्हें सिर आंखो पर 
बेठाने लगा। पर व्यवहार में यह सौजन्य या नम्नता दिखाने को 
ही थी। उसके आतरिक भाव में किसी प्रकार का परिवर्तन नही 
हुआ था। जगतूसेठ भी धोखे में आने वाले न थे। उन्हें पक्की 
खबर मिलती रहती थी कि सिराजुद्दौला प्रच्छन्न रीति से उनके 
विनाश का मार्ग ढूढ़ रहा था। क्या आश्चर्य कि वे भी दूसरो से 
मिल कर उसके विनाश का उपाय ढढते ?मो० ला* का विश्वास 
था कि अगर जगत्‌सेठ चाहते तो बिना अगरेजों की या फरासीसियों 
की सहायता के ही एक दल खड़ा कर सिराजुद्दौला का नाश करा 
सकते थे। पर इसमें खर्च तो काफी पडता ही, समय भी बहुत 
लूगता | और दा्तें यह थी कि जगत्‌सेठ बगावत का बीडा उठाते तो ! 
उधर सिराजुद्दौला सेना-विभाग के पुराने पदाधिकारियों 
से भी शत्रुता मोल ले चुका था । मीर जाफर बरसो से बख्शी के पद 
पर था। उससे यह पद छीन कर मीर मदन को दे दिया गया 
था। राजभक्‍त न होते हुए भी मीर जाफर काफी प्रभावशाली 
व्यक्ति था और सिराजुद्दौला ने अपनी इस कारंबाई से उसे 
जख्मी शेर बना दिया था। मीर जाफर के अलावा रहीम खां, उमर 
खा, सलावत खा, दिलेर खां आदि और कई सरदार थे जो विभिन्न 
कारणों से भीतर ही भीतर राजद्रोही बन गये थे और उलठ-फेर 
की घडी गिन रहे थे। 
* काप्तिमब्राजार में फ्रेव फैक्टरों का प्रधान । 


$ यह बयान “मताखरीन” का है । “रियाजुस्सछातीन” की बात 
मानों जाय तो मोर मदत तीपवों था और बरुशों का पद खाजा हादी अली 
खा को दे दिया गया था। 


२४६ 


महताबराप 


जो नये अधिकारी सिराजुद्दौला के द्वारा नियुक्त हुए वे प्राय: 
निकम्मे ही निकले। वे उसकी हां में हां मिलाने वाले और अपनी 
जेबे भरने वाले थे। अनुभव-हीन होने के कारण वे ऊचा-नीचा बता 
भी न सकते थे। इनकी नियुक्तियों ने सिराजुद्दौला के मार्ग मे कुछ 
ऐसे काटे बिछा दिये जो तत्कालीन परिस्थिति मे उसके लिए घातक 
ही सिद्ध हुए। 


पुराने अधिकारियों को सभवत' सब से अधिक खलने वाली 
नियुक्ति प्रधान मत्नी के पद पर मोहनलाल की थी। यह पहले 
सिराजुद्दोला का खास दीवान था। गुलाम हुसेन ने लिखा है कि 
पदोन्नति होने पर उसका दर्जा पंजहजारी मनसबदार का कर दिया 
गया और महाराज के खिताब के साथ उसे पालकी, नगारा आदि 
भी मिले। “मुताखरीन” के अगरेजी अनुवादक ने मोहनलाल की 
बहन से सिराजूद्दोला का अनुचित सम्बन्ध बताया हैं। “रियाजु- 
स्सलातीन” में लिखा हे कि “मोहनलाल सिराजद्दौला के तन और 
मन को इस प्रकार आवेष्टित कर चुका था कि प्रधान मत्री होते 
ही वह अपने स्वरूप को भूल गया और यह समझ बेठा कि मेरे 
सिवाय और कोई गिनती में आने योग्य ही नहीं। उसने माल- 
विभाग में तमाम अपने रिश्तेदार भर दिये और पुराने अधिकारियों 
को धता बता दिया। एक दिन नवाब गुलाम हुसेन खां बहादुर को 
कहलाया कि अगर २००) माहवार पर रहना मजूर हो तो रह सकते 
हो, वर्ना इस सूबे से हट जाओ। लाचार नवाब साहब, काबा जाने 
का बहाना कर, हुगली चले गये।” यही गुलाम हुसेन “मुताखरीन' 
का लेखक था। सताये जाने पर भी उसने दिल के फफोले नहीं फोर्ड़े, 
यह उसकी शराफत ही कही जा सकती हैं। 


२४७ 


जगतुसे5 


दुश्चरित्र न होकर अछीवर्दी खा नियम के अपवाद-स्वरूप 
लंका में विभीषण हो चुका था पर इससे उसके घर के बाहर-भीतर 
के दातावरण में तनिक भी सुधार न हो सका। सिराजुददोला भी 
चरित्रहीन ही निकला। साथ ही वह हृदयहीन भी था। जहां तक 
दरबारियों का सम्बन्ध था, अगर उसमें बदतमीजी या बदजबानी 
न' होती तो बात बहुत अधिक न बिगडती। “मृताखरीन' में लिखा 
हैं कि जगतसेठ और राजा दुलंभराम जेसे पुराने पार्षदों और 
अधिकारियो को उसने अपने दुव्यंवहार या दुर्वाक्‍्यों से यहां तक 
रुष्ट कर दिया कि वे भी उसके शत्र-दल में सम्मिलित और 
उसके विनाश पर कटिबद्ध हो गये । इस दल का मुखिया मीर 
जाफर था | जगत्सेठ ने उससे गंठ-बधन कर वादा किया कि मुभसे 
जहा तक सहायता बन पडेगी में करने से बाज न आऊंगा। इस प्रकार 
उस षड़्यंत्र का सूत्रषपात हुआ जिसका परिपाक सिराजुद्दोला को 
रसातल में पहुचाने वाला था। 


सिराजुद्दोला के साथ संधि हो जाने से पहले ही यूरोप में 

फान्स और इगलेण्ड के बीच फिर युद्ध छिंड जाने का समाचार 
क़लकत्ते पहुंच चुका था। अगरेजों का विचार चदननगर पर चढाई 

कर, उसे ले लेने का हुआ पर परिस्थिति को अनुकूल न देख कर वे 

चुपचाप बेठ रहे। उन्हें डर था तो यह कि सिराजुद्दोला को यह 
मंजूर न होगा और वह दुश्मन की ओर हो गया तो वे दोनों का 
मुकाबला न कर सकेंगे । पर जब सधि हो चुकी तब वे यह कह कर 
सिराजूददौला पर दबाव डालने लगे कि “आप पत्रो द्वारा हमें आइवा- 

सन दे चुके हे कि हमारे शत्रुओ को आप अपने शत्रु समझेगे। हमारी 
ओर से भी आप को ऐसा ही आश्वासन मिर चुका हे। ऐसी स्थिति 

रे४८ 


महताबराय 
में आप हमें चन्दननगर पर चढाईं करने भी न दे तो ऐसी सधि का 
मूल्य ही क्या ?' एक ओर अगरेज सिराजुद्दौला को कोच रहे थे, 
दूसरी ओर फरासीसियो से ऐसे समभौते की भी बात कर रहे थे 
जिससे बंगाल में दोनों कंपनिया तटस्थ बनी रहे और कोई किसी पर 
वार न करे। 
मुशिदाबाद दरबार में दोनो ओर के प्रतिनिधि जाने-आने छगे। 
अगरेजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वादस था ही, फरासीसियो 
ने यह काम अपने कासिमबाजार के प्रधान मो० ला को सोपा। 
अगरेज चाहते थे कि सिराजद्दौला उन्हे अपने दुश्मनों से निबट लेने 
दे । फरासीसी चाहते थे कि वह अगरेजो को वेसी इजाजत न दे और 
आवश्यकता पडतले पर उनकी रक्षा भी करे। सिराजुद्दोला स्वय 
उनकी रक्षा करना चाहता था। उसके दुश्मन उसे अगरेजो से 
उलभाना चाहते थे। सिराजुद्दौला को डर था कि कही उसे अगरेजो 
से चपत न खानी पडे। जगत्‌सेठ को फिक्र थी कि फ्रेच कपनी के 
'जिम्मे उनका जो पावना था उससे उन्हे कही हाथ न धोना पडे। 


वाट्स अपनी कूटनीति-निपुणता का परिचय देने लगा। १८ 
फरवरी १७५७ को उसने हुगली से “दस कोस दूर' कही से बलाइव 
को लिखा कि अमीचन्द की वहा के दीवान ओर कायम मुकाम 
फ्रौजदार ननन्‍्दकमार से बाते हो चुकी थी और उससे यह ते हो चुका 
था कि दस-बारह हजार रुपये मिल जाने पर वह इस मामरू मे 
अगरेजों के अनकुल रहेगा और अगर नवाब ने फरासीसियों की मदद 
के लिए कुछ सैनिक चदननगर भेजे भी तो उन्हें कम से कम दो हफ्ते 
वहा पहुचने न देगा । अमीचन्द* ने सलाह दी थी कि कपनी नन्‍्दकुमार 


2 200 किन लिलि कि शत लि सडक सम ज के हल डिक लक मजे क  ककीज लक 
# अमोचन्द के हो के वश में भारतेदु बाव्‌ हरिइ्चन्द्र हुए । लिखा हे कि 
२४६ 


जगतृप्तेठ 


को उतने रुपये दे दे और चन्दननगर पर फौरन चढाई कर दे। वाद्स 
लिखता हे-- 

“अगर नन्दकुमार को यह रकम देना मंजूर हो तो आप इस 
चिट्ठीरसां की मार्फत उसे बस गुलाब का फूल' कहला दीजिए। 
इस सदेसे से ही उसे तसल्‍ली हो जायगी। अमीचन्द कहता है कि 
बात अच्छी तो नही, पर लाचारी है। सरकार ही ऐसी है कि कोई 
भी काम आप या तो डडे के जोर से निकाल सकते है या किसी न 
किसी की मुट्ठी गरम कर। अमीचन्द का और मेरा अपना भी 
खयाल है कि नन्‍्दकुमार को यह रकम देना व्यर्थ न होगा। हां, हम 
अपनी प्रतिज्ञा मतलब सध जाने पर ही पूरी करेंगे। अगर आपका 
विचार कुछ भी देने का न हो तो गुलाब के फूल' का नाम ही न ले । 

“अमीचन्द ने एक बात और बताई। फरासीसियो के जिम्में 
जगत्‌सेठ की कोठी के तेरह लाख से भी अधिक रुपये निकलते हे । 
में समभता हूँ कि इंस कारण वह इस मामले में हमारी मदद न करेगे । 
अमीचन्द का कहना हैँ कि खोजा वजीद और मानिकचन्द ने उसकी 
गरहाजिरी में चार चल कर परिस्थिति को फरासीसियों के कुछ 
अनुकूल बना दिया है, पर अगरेजो के क्च बोलते ही वह उनकी चाल 
'सुप्रत्तिद्ध तझ अमोचद के दोनो पुत्र राय रतनचन्द बहादुर और शाह फतहचन्द 
काशों भे आ बसे थे | शाह फतहचद के पौत्र बब्‌ हरखचन्द ने अपने ही 
सद्व्यवहार से असख्य सपत्ति कमाई और उसे सत्कार्य में व्यय कर के बडी 
बडाई पाई। इनके पुत्र बाबू गोपालचन्द हुए जो हिन्दी भाषा के बडे अच्छे 
कवि हो गए हे। इन्होने पौराणिक आधार पर ४० काव्य ग्रथ रचे और 
सस्क्ृत मे भी कुछ कवित। की । इनके सुपुत्र बाबू हरिहचन्द्र हुए । भारतेन्दु 
बाबू हरिश्चन्द्र का जन्म तारीख ९ सितम्बर सन्‌ १८५० ई० को हुआ था।” 
“बाबू श्यामसुन्दर दास कृत हिन्दी के निर्माता” से । 

२५० 


महताबराय 
का जवाब दे देगा। जो ब्राह्मण यह पत्र ले कर जा रहा है वही 
आपके और नन्‍्दक्‌मार के बीच सदेसे भूगताया करेगा।” 
अमीचन्द इस' मामले मे काफी दिलचस्पी लेने और कलकतते 
से मुशिदाबाद तक दौड-धूप करने रंगे थे। जब कभी वह सिराजु- 
दुदौला से मिलते तब अगरेजों की तारीफ और फरासीसियो की 
बुराई करते। २१ फरवरी को वाट्स लिखता है--“अमीचन्द ने 
नवाब से कहा कि में चालीस बरस से कलकत्ते में ह_ और इतने लबे 
समय में मंने उन्हें कभी प्रतिज्ञा-भग करते न देखा। किसी ब्राह्मण के 
पांव छ कर उसने शपथ-ग्रहण भी किया ओर कहा कि इगलण्ड में 
यह कायदा हैं कि भूठ बोलने वाले पर लोग थूकने लगते हे ओर 
उसकी किसी बात का फिर विद्वास नहीं किया जाता। इसका 
नतीजा यह हुआ कि नवाब पहले तो मीर जाफर को फरासीसियों के 
सहायतार्थ जाने का हुक्म दे चुका था और खुद भी जाने वाला था, 
पर अमीचन्द की बात सुन कर उसने वह हुक्म रदद कर दिया। ' 


क्लाइव के नाम ४ मार्च को एक पत्र भेजकर सिराजुद्दौला 
ने इस बात पर सतोप प्रकट किया कि अगरेजो ने उसकी बात 
मान ली थी[और फरासीसियो से रगडने वाले न थे। पर उसी दिन 
वाटसन ने सिराजददौला को कलकत्ते से लिखा कि “आप धन-जन से 
फरासीसियों की सहायता करते आ रहे हे। यह आपकी उस प्रतिज्ञा 
का पालन नहीं कहा जा सकता कि में अगरेजो के शत्रुओं को अपने 
ही शत्र समभगा। अब स्पष्टवादिता का समय आ गया हूँ। अगर 
दस दिन के भीतर आप अपनी प्रत्येक बात पूरी नही करते तो 
आप के लिए इसका नतीजा बुरा होगा और मे बंगाल में ऐसी 
आग लगा दूगा जो सारी गंगा के पानी से भी न बुकाई जा सकेगी।_ 


२५१ 


जगतसेठ' 


८ मार्च को कक्‍्लाइव नन्‍्दकमार को लिखता हे कि नवाब के 
और मेरे बीच पूरी मित्रता और शान्ति हे ओर उनके इच्छानुसार 
में अपनी सेना के साथ* मुशिदाबाद जा रहा हू । 

९ मार्च को कलाइव चन्दननगर की फूच कोसिल को विश्वास 
दिलाता है कि इस समय आपसे लड़ने-भगड़ने का मेरा तो कोई 
इरादा नही। 


१३ मार्च को वह चन्दननगर के प्रधान मो० रेनाल्‍ट को सूचित 
करता है कि अगर आप वहा का कि ला हमारे हवाले नही कर देते 
तो छडाई रुकने की नहीं। 

१४ मार्च को उसने चढाई कर ही दी। २२ मार्च को क्लाइव 
ने सिराजुद्दौला को लिखा कि अब तक तो हमारी ओर से बदूके 
ही चली हे, पर कल से तोपे भी चलने वाली हे। तोपो की बाढ़ 
श्रू होने के दो ही एक घटे बाद फरासीसियो ने आत्मसम्पण कर 
दिया और किले पर अंगरेजों का कब्जा हो गया। 

सक्षेप में फरासीसियों की पराजय की यही कहानी है। इसकी 
पृष्ठभूमि में दोनों ओर से जो पेतराबाजी हो चुकी थी उसका भी 
कुछ वर्गन मिलता है और यहां दे देने लायक है। 

फरासीसी प्रतिनिधि मो० ला लिखता है --- 

“में प्रतिदिन दरबार मे जाता और प्रतिदिन आइवासन पाकर 


* सिराजुद्देला अहमंदशाह अबदालो द्वारा बिहार-बगाल पर आक्रमण 
को आशका से पटने जाने वाला था और क्लाइव की फौज के लिए एक लाख 
'रुपये माहवार देना स्वीकारें कर उसे मुशिदाबाद बुला चुका था। पर १५ 
मार्च को ही उसने कल्ाईव को लिखां कि उसे आदवासनात्मैक पत्र 
मिल चुका था और उसने पटने जाने का विचार त्याग दिया था। 


२५२ 


महेताबराय 
वहां से लोटता। मेरे सामने नवाब ने ऐसे आदेश दिये जिनसे मे, 
विश्वास हुआ कि सरकारी सेना फरासी सियो के सहायतार्थे चन्दननगर 
जाने ही वाली थी। उसकी ओर से वाट्सन ओर क्लाइव दोनों को 
कई पत्र भेजे गये। नवाब ने लिखवाया कि सम्राद की इच्छा हैं 
कि इस देश में विदेशी व्यापारी कगडा-फसाद न करें। शान्ति- 
रक्षा करना मेरा कतंव्य हैं। अगर अंगरेजो ने चन्दननगर पर चढाई 
कर दी तो में उनका विरोध किये बिना न रह, गा। उसे कपनी की 
ओर से नाना प्रकार के उत्तर मिले। किसी में तो यह लिखा था कि 
आपकी आज्ञा हमारे लिए शिरोधाय हैँ । किसी से यह भाव प्रकट 
होता था कि हम अभी कुछ कह नही सकते। किसी की शेली ऐसी 
थी मानो अगरेज मालिक हो और सिराजुद्दोला नौकर। अगरेज 
सिराजुद्दौला को अपनी बात की याद दिला कर कहते जाते कि 
आप हमारे शत्रुओं को अपने छात्र समभने के लिए वचनबद्ध हे, 
आपको अब' अपने उस वचन का पालन करना होगा। सिराजुद- 
दौला का यह हाल था कि जहां किसी ने उस प्रतिज्ञा-पत्र या सधि-पत्र' 
का नाम लिया वहा वह आग-बबूला हुआ। साथ ही उसे यह बात 
भूली न थी कि अगरेज उसे कुद्ती में पछाड़ चुके थे। इसलिए 
जहा क्रुद्ध होता वह मन ही मन भयभीत भी । अगरेजो को उसकी 
इस कमजोरी का पता था और वे इससे जो राभ उठा सकते थे 
उठाने लगे। 


“फिर भी, मुशिदाबाद से फोज' भेजने की तेयारी हो चुकी 
थी, सैनिकों को वेतन मिल चुका था, कूच का डंका भर बजने की 
देर थी। मेने नवाब के पास जाकर कहा कि अगर आपकी सहायता 
से चन्दननगर सुरक्षित रहा तो में एक अच्छी रकम आपकी नजर 


श्प्दे 


ज॑गतूसेठ 


करूँगा । और अधिकारियों को भी इनाम-इकराम देने का वादा 
किया। मेने कहा कि अगर सेना के पहुचने में तनिक भी विलब 
हुआ तो अगरेज चन्दननगर पर घेरा डाले बिना न रहेगे, और अनुरोध 
किया कि जो सेना के नायक की हेसियत से जाने वाला है उसे इसी 
दम कूच कर देने का हुक्म मिल जाय । पर इसके उत्तर में नवाब ने 
यही कहा कि सब कुछ तैयार है, पर मेरी राय है कि उस ओर कदम 
उठाने से पहले एक बार फिर कोशिश की जाय कि तकरार न बढे । 
अगरेजों का अभी अभी एक खत मिला हूँ जिसमे उन्होने लिखा हैं 
कि हम आपका हुक्म मानने के लिए तेय/र है। ऐसी हालत मे में 
यह मुनासिब समभता हु कि लड़ाई न होने देने के लिए अपनी ओर 
'कोई भी दकीका बाकी न रखा जाय।' 


“में फौरन ताड़ गया कि यह सेठों की करतूत थी। वे भूठी बातें 
'कह कह कर नवाब को भटका चुके थे। उन्होंने उससे कहा था कि 
[अगरेज फरासीसियों को डरा-धमकाकर उनसे केवल ऐसा समभोता 
कर लेना चाहते थे कि यूरोप में दोनों देशों के बीच लड़ाई होते 
हुए भी यहा बगाल में दोनों तटस्थ बने रहे और आपस में लडाई- 
भंगडा न करे। इसके साथ ही उन्होंने यह दलील भी पेश की थी कि 
“आप जानते ही हें कि अगरेज कितने बलवान हे। फरासीसियों की 
सहायता करना अपने लिए खतरनाक है। अगर अगरेज चन्दननगर 
ले लेने का निर्चय कर चुके हे तो आप तो सेना भेज कर भी उन्हें 
रोक नही सकते और बहुत सभव हैं कि अगरेजों को आप पर भी 
'चढाई कर देने का एक बहाना भिल जाय ।' सेठों ने नवाब को भटकाने 
का काम इस खूबी से किया था कि जो बात में सुबह को बना आया 
था उस पर शाम होते होते वे हरताल लगा चुके थे। 
२५४ 


महुताबराय 


_ “मे सेठों से जा मिला। मिलते ही उन्होने अपने रुपये की बात 
शरू कर दी। बोले कि इधर आपके जिम्मे पावना बढ चला हैँ ओर 
आपकी ओर से सूद भी नियत समय पर नहीं मिल रहा हे। मेने 
कहा कि में आज उसके बारे में बातचीत करने नही आया हू, में और 
ही विषय में कुछ कहने आया ह । यह विपय जितना ही हम लोगों 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उतना ही आप लोगो की दृष्टि से भी, 
कारण कि उस कर्ज का चुकना भी उसी पर निर्भर हें। मेने पूछा कि 
आप हमारे विरुद्ध अगरेजो के सहायक क्यो हो रहे हे ” जगत्‌सेठ 
ने कहा कि बात गलत है, आप नवाब को कुछ कहलाना चाहे तो 
में कहने को तैयार ह । अपनी सफाई देकर बोले कि मेरा तो विश्वास 
हैँ कि अगरेज चढाई न करेंगे, आप निश्चिन्त रहे। मेने कहा कि हम 
दोनों को अच्छी तरह मालम है कि अगरेजो का इरादा क्‍या है। 
चन्दननगर की रक्षा का एक ही उपाय है और वह यह कि नवाब 
प्रतिज्ञानुसार अपनी पलटन वहा जाने दे। जब आप हमारी मदद 
करने को तैयार हे तो नवाब से कह कर उस पलटन को फोरन 
रवाना करा दे ।' उन्होंने उत्तर दिया कि नवात अगरेजो से उलभता 
नही चाहते | फिर कुछ और बाते कही जिनसे यह स्पष्ट हो गया कि 
सहानुभूति रखते हुए भी वे हम छोगों के हक में कुछ भी करने 
वाले न थे। 

“रजीतराय--जो उनका विशिष्ट कर्मचारी और अगरेजों 
का वकील था--पास ही बैठा था। उसने मुभसे व्यग्यपूवंक कहा कि 
आप तो फरासीसी हे, फिर आप अगरेजों से क्यो डरते हे ? अगर 
अगरेज चढाई कर बेठे तो आप इसका जवाब दीजिए और अपने 
आपको ब्रचाइए । दक्षिण की ओर आपके देशवासी जो वीरता दिखा 


२५५ 


जगत्सेठ 


चुके हे उसे कौन नही जानता ? अपनी बही 'वीरता यहां भी दिखा- 
इए। मेने कहा कि, किसी बगाली से तो मुझे आशा न थी कि 
बह लडाई के मेंदान में वीरता देखने को इतना उत्सूक होगा। पर 
कभी कभी ऐसी उत्सूकता रखने वाले को पछताना ही हाथ लगता है ।' 
वेसे शख्स के लिए यही काफी था, पर मेने देखा कि उस मजलिस में 
कोई भी मुझे दाद देनें वाला न था। फिर भी सेठो ने बातचीत 
में सोजन्य ही दिखाया। अन्त में उनसे छुट्टी मांग कर में चला गया। 


“सेठों की बातचीत में कृत्रिमता न थी। कम से कम उस समय 
तक स्थिति ऐसी ही थी। वे चाहते थे क्राति। और क्रांति फरासी- 
सियो को नष्ट किये या उन्हें पगू बनाये बिना सफल नही हो सकती 
थी । दूसरी ओर यह बात भी थी कि हम उनके बहुत बडे देनदार 
थे। अगरेजों की चन्दननगर पर चढाईं से उनका चिंतित होना 
स्वाभाविक ही था । मेरा तो खयाल है कि शुरू मे जगत्सेठ इतना 
ही चाहते थे कि हमे डरा-धमका कर अंगरेजो के और हमारे बीच 
बह सधि या समभोता करा दे जिसका अगरेजों की ओर से प्रस्ताव 
किया जा चुका था। इस अनुमान की पुष्टि करनेवाली एक बात 
मुझे याद आती है। सिराजुद्दौला की उम्र प्रकृति की चर्चा चली । 
उन्होंने कहा कि उस उम्रता का जेसा कटु अनुभव हमे हे वसा ही 
आपकी कंपनी को भी हो चुका है। मेने कहा कि में आपका मतरूब 
समभ गया-आप किसी और को ही यहा की मसनद पर बेठाना 
चाहते है। उन्होने मेरी बात का खडन न कर बहुत ही धीमे स्वर में 
कहा कि यह बात खुले आम कहने की नहीं। अमीचन्द भी मौजूद 
था, वही अमीचन्द जो अंगरेजों का पिट्ठ होते हुए भी जहां जाता वहां 


यही कहता कि 'कम्बख्त चले जाते तो अच्छा होता'। अगर मेरा 
२५६ 


महताबराय 


कहना गलत होता तो सेठ-बन्धु उसका खंडन किये बिना न रहते । 
बल्कि मुझे भला-बुरा भी कहते। अगर वे मूझे अपना विरोधी 
समभते तो भी वही बात होती। पर सेठों की दृष्टि मे हमारी स्थिति 
भिन्न थी। नवाब हमे भी तग कर चुका था; हम भी उसकी मदद 
करने से बारबार इनकार कर चुके थे--इसलिए सेठो की धारणा 
थी कि अगर अगरेजों ने ऊडाई नही की तो फरासीसी क्रांति के ही 
पक्षपाती निकलेगे। उस समय तक सेठ हमे अपने दात्रु नही समभते 
थे। हो सकता हे कि उनका यह सच्चा विश्वास रहा हो कि अगरेज 
हम पर आक्रमण न करेगे। पर जब अगरेजो की ओर से लड़ाई शुरू 
हो गईं तब वे करते ही क्‍या ” जगतसेठ के लिए उनका विरोध 
करने का अर्थ आत्मघात करना होता। अगरेजो के लिए उन्हें इतना 
समभा देता कुछ कठिन काम न था कि हमारे चदननगर ले लेने में 
आपकी भी भलाई हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम सिराजद्दोला पर 
प्रहार कर सकेगे | सभव है अगरेजों ने यह भी कहा हो कि नये नवाब 
के मसनद पर बैठ जाने के बाद फरासीसियो को व्यापार करने की 
स्वतत्नता फिर दे दी जायगी। आवश्यकता पडने पर अगरेज हमारे 
कर्ज की जिम्मेवारी भी अपने ऊपर ले ही सकते थे ।* 


मो० ला की जीवन-स्मृति मे यह उल्लिखित होने पर भी, आज 
यह जानना कठिन क्या असभव है कि उस दिन महिमापुर में सेठो से 
सचमुच उसकी क्या बाते हुईं थी। न जगत्सेठ का ही कोई बयान - 
मिलता हैं न ओर किसी उपस्थित व्यक्ति का ही। हो सकता है कि 
ला ने कुछ बाते घटा-बढा कर लिखी हों। मि० लिद्ल का कहना हैं 
कि सिराजुद्दौला पर प्रहार करने-कराने के सम्बन्ध मे जो कछ 
निश्चित हुआ वह चदननगर पर अंगरेजों का अधिकार हो जाने के 


२५७ 
जं० २७ 


'जगत्सेठ 


बाद। पर उनका कयास है कि मो० ला की मुलाकात से पहले ही 
जगत्सेठ कर्ज की रकम को बट्टाखाते में डाल चुके थे। अर्थात्‌ उन्हें 
भालम था कि अगरेज चदननगर ले लेने वाले थे और इसके फलस्वरूप 
उनकी रकम डूब जाने वाली थी। “मो० छा से वास्तविक स्थिति 
छिपा कर वह उसके साथ बेसा ही कपट-व्यवहार कर रहे थे जैसा 
कि आवश्यकतानुसार वह स्वयं नवाब* के और अगरेजों के-और 
अगरेज दूसरों के साथ कर रहे थे या करने वाले थे।” बात चाहें 
जो रही हो, जगत्‌सेंठ ऐसे मर्ख न थे कि एक ओर अगरेजो की मदद 
करते और दूसरी ओर अपने ही तेरह लाख रुपये से बाज आते। 
ऐसा होता तो वह व्यवसायी न कहें जाते। वास्तव में उन्होंने फरा- 
सीसियो के कासिमबाजार से प्रस्थान करने से पहले उनका माल 
बधक रखा लिया। पीछे उस माल के लिए जब गोदामो की जरूरत 
पड़ी तब उन्होने कासिमबाजार के डच प्रधान वर्नेट को कहलाया, पर 
इसने गोदाम नही दिये। हुगली से डच् कपनी के डाइरेक्टर ने ९ 
अप्रैल को उसे लिखा कि “फतहचन्द के उत्तराधिकारी फरासीसियो 
से जो माल गिरवी करा चुके हे उसके लिए तुमसे गोदाम 'मांग रहें हे 
और तुमने देने से इन्कार कर दिया है, यह बात मालूम हुईं। तुमने 
ठीक काम किया, वर्ना अगरेज यह कह सकते थे कि हम छोगों ने 
फरासीसियों का माल अपने गोदामों में छिपा दिया था। हगिज 
जगत््‌सेठ को गोदाम न देना। उनके अनुरोध की रक्षा न कर सकने 
# कम्पनो और सिराजूदहौला के बोच सधि हो जाने पर, रजीत राय 
नवाब की ओर से कुछ उपहार के साथ कलकत्ते भेजा गया था। वहा क्लाइव 
ते उससे कहा कि नवाब से हमें चन्दननगर पर चढाई करने की इजाजत दिला 
दोजिए । पर रजोतराय ने हाँ नही किया । इससे तो यही जान पडता हूँ कि 
जगतूसेठ क्‍्लाइव के प्रस्ताव के विरोधी नहीं तो समर्येक भी नही थे । 
2५८ 


महतावराय 
का कारण यह बता देना कि गोदाम खाली ही नही या और कोई 
बहाना कर देना । हम आगे देखेंगे कि उस माल से ही जगतसेठ का 
रुपया न पठा और बाकी रुपये की जिम्मेवारी अगरेजो को ही 
अपने ऊपर लेनी पडी। 


महताबराय और स्वरूपचद से मिलने के दूसरे ही दिन सुबह 

ला सिराजुद्दोला से मिला और उसे यह बताना चाहा कि क्‍या 
क्या चाले चली जा रही थी और उन चालो का वास्तविक उद्देश 
क्‍या था। पर सिराजुद्दोला ने उसकी बात हस कर ही उड़ा दी। 
फिर शाम को वह दरबार में गया और नवाब से मिला। वाट्स भी 
वही था। नवाब के सामने दोनो के बीच सुलह की बातचीत होने 
लगी। उसके पास वाट्सन का पत्र पहुच चुका था और वह उसका 
उत्तर भेजना चाहता था। मो० ला के मुह से निकल गया कि आप 

चाहे जो लिखें, वाट्सन उस पर कुछ भी ध्यान न देगा। सिराजु- 
'दूदोला तमतमा गया । बोला कि तो में तुम लोगों की निगाह में कुछ 
भी नहीं ! उसी दम अपने म्‌ृशी को बुलवाया और कहा कि जबाब 
'लछिखो। इस मृशी को वाट्स चठाता आ रहा था। फौरन मसौदा 
बना कर ले आया और नवाब ने उसे मंजूर कर खत भिजवा दिया। 

“उसके अखीर मे लिखा था कि, “आप समभदार हे, और उदार भी । 
अगर आपका शधर्त्रु शुद्ध हृदय से प्राण-भिक्षा मॉगता है तो आपको 

उसकी जान नही लेनी चाहिए | पर वह भिक्षा उसे तभी मिल 
सकती है जब वह निरछल हो। अगर बह आपको इसका विश्वास 
नही दिला सकता तब आप जो कुछ उचित समभे कर सकते हैं | 
इन अन्तिम शब्दों का अर्थ कलकत्ते में यह लगाया गया कि नवाब 
ने आक्रमण करने की अनुमति दे दी थी। १४ मार्च को क्लाइव ने 


२५६ 


जगतसेठ 
चन्दननगर पर घेरा डाला और २३ मार्च को शहर पर कब्जा कर 
लिया। 


अब कासिमबाजार की बारी आईं। वहां थोडे से फरासीसी 
फरासडागा में रहते थे। मो० ला ही उनका मुखिया था। वाद्सन 
और क्लाइव इस बात पर जोर देने लगे कि या तो फरासीसी उनके 
हवाले कर दिये जाय या अगरेजो को उन्हें कद कर लेने दिया 
जाय। सिराजुद्दोला को फिर दबना पड़ा। छा ने उसकी नौकरी* 
कर ली थी। उसने नवाब से कहा कि आप मुझे यहां से न हटावे, 
जब तक म॑ यहां है कोई आपका कुछ कर नही सकता, पर मेरे हटते 
ही आपके दुश्मन आप पर टूट पडेगे। सिराजुद्दौला भी मन-ही-मन 
समभता था कि उसकी बातो में बहुत कुछ सचाई थी, पर वह लाचार 
था। अंगरेज तो धमका ही रहे थे, जगत्सेठ और दूसरे सलाहकारों 
ने भी कहा होगा कि ला को रहने देने में खतरा हैं। अन्त में उसने ला से 
मुशिदाबाद छोड देने को क्रहा। छा ने न तो चन्दननगर जाना स्वीकार 
किया, न चिचुरा (चिसुरा), न कलकत्ते, यद्यपि वाट्स का आग्रह था 
कि उसे अन्यत्र जाने न दिया जाय । सिराजुद्दौला ने उसे पटने जाकर 
रहने को कहा और जब वह १६ अप्रछ॒ को चलने लगा तब उसे यह 
आश्वासन दिया कि परिस्थिति बदलते ही में तुम्हें बुलवा लूगा। 
ला ने कहा कि “मुभे बुलबाने की.बात तो मन से निकाल ही 
दीजिए। यही हम दोनो की आखिरी मुलाकात है। मेरे ये शब्द 


* मताखरोन”। १८ अप्रैल को वाट्स क्लाइव को लिखता है कि में 
कह नहीं सकता कि छा और इसकेसाथी नवाब से कुछ वेतन पाते हे या नही। 
जगतृप्तेठ और मानिकचन्द कहते हे कि नहीं पाते । पर मुझे खबर मिली है 
कि पात है। 

२६० 


महताबराय' 


याद रखिएगा कि हमारा फिर मिलना असभव" है।” ला ने लिखा 
है, “ अगरेजों के बारबार धमकाने और जगत्से5 के समभाने-बुभाने 
का फल यह हुआ कि मुझे मुशिदाबाद छोडना पडा। मेरे आइचर्य 
की तब सीमा न रही जब नवाब ने मुे बुलवा कर अपने वादों के 
खिलाफ यह कहा कि अगर तुम्हें आत्मसमर्पण कर देता 
स्वीकार नहीं तो फोरन बगाल छोड दो।* 

वाट्स अपने १६ अप्रेल के खत में क्लाइव को लिखता हैँ कि, 
“आज  फरासीसी शहर होते हुए चले गये। उनके दल में १०० 
फिरंगी, ९० तिलगे, ९० छुकडे और ४ हाथी थे। मेने उसके साथ 
दो जासूस लगा दिये हे कि जितने सिपाहियो को फोड़ सकते हों 
फोड़ कर ले आवें। 

वाट्स को ऐसे काम खूब ही आते थे। उसकी कूटनीति-निपुणता 
का एक उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है । कुछ और उदाहरण 
देने लायक है। अमीचन्द और नन्‍्दकुमार दोनो से ही उसकी बडी 
'घनिष्ठता हो चली थी और वह दोनो का ही यथ्येष्ट उपयोग करनें 
लगा था। २६ मार्च को वह लिखता है कि, “अमीचन्द जी-जान से 
कंपनी की खिदमत करता रहा है । हम लोगों से पुरस्कार पाने योग्य 
ऐसा व्यक्ति दूसरा नही । बराबर मेरे साथ रहता हैं और उसकी 
सूम-बूक का में ऐसा कायल हूँ कि हर काम मे उसकी सलाह लेता 
हु ।” नन्दक्मार को भी पुरस्कार-योग्य बताता हुआ वह ५ अप्रेल 
को क्लाइव से सिफारिश करता हैं कि, “अगर ननन्‍्दकुमार आपसे फिर 
मिले और आप मुनासिब समभे तो उससे इतना कह दे कि गुलाब 

का फूल' ताजा बना हुआ हैं। पर अमीचन्द की और मेरी अपनी भी 


* “मृताखरोन।” 
२६१ 


जगत्सेठ ' 


राय यह है कि अभी उसे गुलाब सूघने न दे। केवल यह आशा दिला 
दे कि अमीचन्द के साथ उसका जो समभौता हुआ था अगर वह 
उसके अनुसार काम करता रहा तो हम यथासमय अपनी प्रतिज्ञा 
प्री कर देगे।” अपने उसी पत्र में वह क्लाइव को सलाह देता हे 
कि आप जगतूसेठ के गुमाश्ते को कलकत्ते और उनके दूसरे गुमाइते 
बेजनाथ को हुगली बुलवा ले और जो शिकायत करती है कर दें। 
उसका विश्वास है कि जगतृसेठ का ध्यान उन बातो की ओर आकर्षित 
होते ही वह सब कुछ ठीक करा देगे। वाट्स को खबर मिरलू चुकी 
थी कि जिस समय सिराजुद्दोला ने कलकत्ते पर घेरा डाला था उस 
समय बेजनाथ ने कंपनी का कुछ माल आधे दाम पर खरीद लिया था | 
वह उससे बाकी आधा दाम वसूल कराना चाहता था। 


क्लाइव ओर दूसरे अधिकारियों को वाट्स बराबर सिराजुद्दौला 
के विरुद्ध उभाडता रहता था। १४ अप्रैल को वह वाल्श को लिखता 
हैं कि, “चन्दननगर पर हम लोगो का अधिकार हो जाने से पहले 
रंजीतराय और दूसरों के सामने नवाब ने मुझे यह धमकी दी थी कि 
तुम्हारा सिर कटवा दूगा। कल भी वही बात हुईं । जगत्‌सेठ, मानिक- 
चन्द, खोजा बजीद, मीर अब्दुल कासिम, रंजीतराय और अमीचन्द 
के सामने उसने फिर वही धमकी दी। में इस बात का ढिढोरा 
पीटना नहीं चाहता। जो कुछ लिख रहा हूँ सिर्फ आपकी और 
कर्नेल क्लाइव की जानकारी के लिए। नवाब की धमकी की मुझे 
जरा भी परवा नही । मेरी रक्षा के लिए आप जो भी कारंबाई करना 
मुनासिब समझे जोरो से करे।” 


वाट्स के सहायक के रूप में एक अंगरेज ढाके से कासिमबाजार 
भेजा गया जिसका नाम ल्यूक स्क्राफ्टन था। वह भी प्रपंची था, 
२६२ 


महताबराय 


साथ ही वाट्स से कही अधिक धृुष्ट था। वाट्स से उसकी बनती भी 
कम थी। 


सिराजुद्दौला अपनी प्रत्येक प्रतिज्ञा प्री कर चुका था-- 
प्रतिज्ञा-पत्र में जो सीमा निर्धारित थी उससे भी कही आगे जा चुका 
था। उदाहरणार्थ, १७ मार्च को वाट्स कलकत्ते की सेलेक्ट कमिटी 
को लिखता* है कि “नवाब ने जगत्सेठ को आज्ञा दी है कि हर्जाने की 
मद में मुझे बीस हजार मोहरे+ दे दे । जगतूसेठ खजाने से रुपये मिलने 
की प्रतीक्षा कर रहे हे, मिलते ही मुझे दे देगे। जो रुपया बाकी रहेगा 
वह कल मिल जायगा। नवाब ने मुत्सद्दयों को भी आज्ञा दी हे 
कि कासिमबाजार फैक्टरी का जो माल जब्त हैँ वह मुझे लौटा दे। 
सधि-पत्र के अनुसार जहां-तहा परवाने भेज देने की आज्ञा भी मुशियों 
को मिल चुकी है । नवाब ने यह भी कहा हैँ कि फरुखसियर के 
फरमान के अनुसार हम लोगों को जो ३८ गाव मिलने वाले थे उन्हें 


* अपने इसो पत्र मे वाद्स लिखता है-- 

“रजोतराय ने गवनंर, कर्नल क्लाइव और मुझसे कहा था कि वकीछ की 
हुँ सियत से उतने कपतो को जो तीन लाख रुपये दिलाये हे उस पर उसे दस फी 
सदो कतोशन मिलझना चाहिए, क्योकि यहा दस्तूर है कि, ये छोग” नवाब को 
जो कुछ देते -दिलाते हे उसपर इन्हे यही कमीशन मिलता हे। अगर में भूलछता 
न तो रजोत राय को इतना देना आपने मजूर कर लिया था । मेरी भूल हो तो 
आप मुझे सूचित करें। हर हालत में उसे दस फो सदो कमीशन तो दे ही देना 
चाहिए । आदमी समझदार है । साथ ही प्रभावशाली है । नवाब की उस पर 
बड़ो कृपा रहतो है । उत्तसें हम लोगो का बहुत कुछ काम निकल सकता है। 

' उसको सहायता से बहुत सी विध्न-बाधाएं दूर हो जायगी-- नवाब के मत्री 
हमारे मार्ग में रोडे न अटकायगे ।” 





| उस समय एक मोहर को कोमत १५ या १६ रुपये थी। 


२६३ 


जगत्सेठ 


भी आप लोग जमीदारों से खरीद ले। अगर जमीदारों को डर हो कि 
इस में नवाब को किसी प्रकार की आपत्ति होगी तो आप मुझे लिखे, 
में यहां से परवाना भिजवा दूगा। नवाब ने यह भी कहा कि आप जब 
चाहे ठकसाल खोल सकते और सिक्‍कों की ढलाई करा सकते हे । 


सिराजुद्दौला फरासीसियो को हटाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध न 
था। उसके राज्य में जैसे अगरेज, डच या डेंने रह सकते और 
व्यापार कर सकते थे वेसे ही फरासीसी भी | फिर भी उसने अग्रेजों 
से डर कर और जगतूसेठ जेसे मुसाहबों की बात मानकर फरासीसियों 
को सेवक तक रहने नही दिया था। जब मो० ला मुशिदाबाद से चला 
गया तब उनकी ओर से कहा जाने लगा कि आखिर तो वह बिहार 
में ही कहीं है और नवाब से तनखाह भी पा रहा है| 

एक ओर यह सब हो रहा था, दूसरी ओर षड्यत्र की खिचडी 
पक रही थी। पकानेवालों में प्रमुख थे जगत्सेठ, मीर जाफर, राजा' 
दुलंभराम, अमीचन्द, वाट्स, और क्लाइव*। इनमें जगत्सेठ का 
नाम सबसे पहले लेने लायक था। मो० ला लिख गया है कि में 
जोर देकर कह सकता हूँ कि “जो क्रांति हुईं उसे कराने वाले जगत्‌- 
सेठ ही थे। अगर वह सहायक न होते तो अग्रेजों को जो सफलता 
प्राप्त हुई है बह न हो पाती |” छा के कथनानुसार जगत्सेठ दुरंगी 
चाल चलने लगे थे। नवाब से कुछ कहते, अग्नेजों को कुछ और 
कहलाते | नवाब से अग्रेजो की बुराई करते और कहते कि उनकी 
बात हगिज नहीं माननी चाहिए । अंगरेजो को कहलाते कि 

* वादट्सन बलाइव की तरह फरेबी या फितूरी न था। उसे षड़्यत्र का 


फल मालम भो हुआ तो कुछ समय बाद । स्क्राफ्टन को वाट्स पेट की बात तो 
न बताता था, पर सुन-गुन से ही वह वहुत कुछ जान लेता था। 


२६४ 


महताबराय 


नवाब की नीयत खराब है, उसे मौका मिका कि उसने 
आप लोगो पर वार किया। ला ने लिखा है कि, “एक बार 
ऐसा हुआ कि जगतूसेठ ने कोई कागज दिखा कर नवाब से 
कहा कि अगरेजों की फला फला बात तो आप स्वीकार कर चुके 
हैं। नवाब बोला कि हगिज नही, आपने जो कुछ लिखा है गलत हूं । 
उस कागज पर जगत्‌सेठ की मोहर थी। जब उन्होने नवाब का 
रग-ढग खराब देखा तब मुकर कर यह कह दिया कि कागज पर 
मोहर रजीतराय ने लगा दी। नतीज़ा यह हुआ कि रजीतराय 
दरबार से ही नही, मुशिदाबाद से भी निकाल दिया गया और 
रास्ते ही मे मार डाला गया। उस समय लोग कहते थे कि अगरेजों 
से दो लाख रुपये लेकर उसने उस कागज पर जगतूसेठ की मोहर 
रूगा दी थी। मुझे यह विश्वास नहीं होता। रजीतराय अगरेजो की 
सहायता करता था तो इसीलिए कि उसके मालिक अगरेजो के 
तरफदार थे।* 


ला की कहानी में रजीतराय के मारे जानें की बात 
कपोल-कल्पित ही थी, कारण कि वह पलासी के युद्ध के बाद भी 
जीवित था। इतना अवश्य था कि महिमापुर में और दरबार में 
महताबराय का रूप या नीति एक न होने के कारण उन्हें बराबर 
असलियत और बनावट के बीच की अवघट घाटी से गुजरना पडता 
था। अगर सिराजुद्दौला वारूद के ढेर पर बेठा न होता तो वंसे 
वेभवशाली व्यक्ति को कभी यह काम करने का साहस न होता। 


मो० छा के कूच करने से पहले ही अगरेजों की सहायता से 
उस ढेर में आग लगा देने की बात चली, पर वादस सहमत न हो 
सका । अपने ११ अप्रेल के पत्र में उसने क्लाइव को लिखा -- 


२६५ 


जगत्सेठ 


“एक विषय ऐसा हैं जिस पर अमीचन्द से मेरी कई बार बातें 
हो चुकी है, पर समझ में ही नही आता था कि आपको कुछ लिखू 
तो कंसे। स्क्राफ्टन से सारी बात बताई तो उसने यही कहा कि 
अमीचन्द और तुम मिल कर कपनी के लिए जो कुछ कर रहे हो वह 
कर्नल को और मेजर को पसन्द ही पडेगा। 


“मुझे इस वात का आभास मिला हैँ कि कमिटी से यह प्रस्ताव 
किया जावेगा कि वह अपनी फौज इधर भेज दे। मुझे आशा है 
कि कंपनी ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकार न करेगी। फौज भेजने का 
अर्थ होगा सधि-भग करना। नवाब ने अभी तक कोई काम ऐसा 
नहीं किया है जो सधि के प्रतिकूल कहा जा सके। आलोचना हो 
सकती है तो यही कि उसकी रफ्तार उतनी तेज नहीं जितनी हम 
चाहते हे। पर अगर हमारी ओर से बसी कारंवाई हुईं तो मुल्क में 
बड़ी गड़बड़ी मच जायगी । और हम एक साल तक कुछ भी माल न 
खरीद सकेंगे, जिसका नतीजा कपनी के लिए बहुत ही बुरा होगा । 
जब तक नवाब निविवाद रूप से संधि-भंग नहीं करता तब तक हमें 
इस प्रान्त में समराग्नि प्रज्ज्वलित नहीं करनी चाहिए। पर उसे 
प्रज्ज्वलित करने में ही अपनी भलाई हो तो मेरी राय यह होगी कि 
पहले मुफस्सल से अपना माल-असबाब हटा लिया जाय।” 


१६ अप्रेल तक वाठ्स हाथ धोकर फरासीसियों के पीछे पड़ा 
रहा । जब उन्हें भगाने में सफलता प्राप्त हो चुकी तब उसने और ही 
काम की ओर, ध्यान देता आरम्भ किया। परिस्थिति के साथ उसका 
अपना विचार भी बदल चला और कंपनी की ओर से वह भी 
घड़्यंत्र मे भाग लेने रगा। १८ अप्रैल को स्क्राफ्टन कासिमबाजार 
से लिखता है कि :--- 

२६६ 


भहताबराय 


“दो-तीन दिन से अमीचन्द बहुत बीमार हँँ। में कल रात 
मिजाज पूछने गया था । प्राय एक घटा उसके पास बंठा रहा। 
उसके कहने के अनुसार वर्तमान परिस्थिति यह हूँ । 


“नवाब का खयाल हैं कि उसने हमारी जो क्षति की है उसे 
हम कभी भूल नही सकते । वह हमे विश्वास के योग्य नही समभझता। 
जब तक उसे डर हैँ तब तक कहने के लिए हमारा दोस्त बना हुआ 
ह। इस आशका से कि हमारे जहाज ढाका होकर उधर पहुँच 
जायेगे, वह मूर्च्छां नदी का मृह बधवाने जा रहा है । फरासीसियो से 
उसका मेल हैं और उसकी फोज तेयार बेठी है । जगत्सेठ, रजीतराय 
ओर कई दूसरे व्यक्ति वाट्स से कह चुके हे कि, 'जब जब वह दरबार 
से चलने लगा है, तब तब नवाब ने उसकी ओर नजर कर कहा हे कि 
तेरा सिर तो मुझे कटवाना ही है।' ज्योही फरासीसी अपनी सेंना 
तैयार कर लेंगे त्योंही नवाब उनकी ओर हो चलेगा। इस समय 
अफगानों के आक्रमण की आशका हैं। बनारस से छोग भाग भाग 
कर पटने आ रहे हे और पटने के छोग यहा भाग आने के लिए नावो 
का प्रबन्ध करा रहे हे । जब तक अफगानो के आने का डर बना हैं 
तभी तक नवाब का यह रुख हैं। अगर अफगान आ गये तो बह हम 
पर और भी निर्भर करने लगेगा और अपना माल-खजाना भी हमें 
सौप देगा। पर अगर अफगान न आये तो वह रग बदल बिना 
न रहेगा । 

“अमीचन्द की सलाह हे कि उस हालत में हमे इस बात के 
लिए तैयार रहना चाहिए कि जहां नवाब किसी हर्ते के जरा भी 
खिलाफ कुछ करे वहा हम उससे लडाई-भगड़ा कर और ही किसी 
को मसनद पर बैठा दे । इसके लिए यार ल॒त्फ खा विशेष उपयुक्त 

२६७ 


जगत्सेठ 


होगा। एतबार करने लायक है और जगत्‌सेठ भी उसको पीठ पर 
हैं। दो हजार अच्छे सवारो के साथ वह हमारी ओर हो जायगा। 
मानिकचन्द भी सहायक होगा । वास्तव में यहां के सभी प्रभावशाली 
व्यक्ति सिराजुद्दौला के विरुद्ध हो रहे हें और उसकी हस्ती मिटलने 
की राह देख रहे हे । अमीचन्द की एक योजना है जिससे मानिकचन्द 
और नन्दक्‌मार के जरिए, हमे उन ३८ गावों के बदले और बहुत-कुछ 
जमीन हाथ लग सकती हैँ । एक पखवारे में ही यह मालम हो जायगा 
कि अफगानों का रंग-ढ्ग क्या हे । अमीचन्द के व्यवहार की जितनी 
प्रशसा की जाय थोडी है। काम में इतना चुस्त आदमी तो मेने देखा 
ही नहीं। वाट्स भोला-भाला है । नन्‍्दकुमार जहां है वहा बना रहेगा।* 

जान पडता है कि आरभ में मीर जाफर ने किसी कारणवश 
स्वयं नवाब बनने की अनिच्छा प्रकट की थी, इसलिए जगत्सेठ 
ने खुदायार (खुदा दाद ”? ) लुत्फ खां नामक सरदार को मसनद पर 
बिठाना निश्चित किया था। वह और उसके सवार जगत्‌सेठ के रक्षक 
थे और उनसे वेतन पाया करते थे। कहने की आवश्यकता नही कि 
वह विद्रोह करने के लिए कमर कस चुका था। 

२० अप्रेल को स्क्राफ्टन लिखता हैं :--- 


“अभी समय नही हुआ है, इसलिए सिराजुद्दौला को प्रसन्न 
रखना ही अच्छा हे। अमीचन्द जगत्‌सेठ के पास गया हुआ हैं। में 
जानता हूँ कि जगत्सेठ ने उसे किस मतलब से बुलवाया है । वह उसे 

* सक्राफ्टन वाल्श को अपने पत्र सकेत-भाषा मे लिख कर भेजा करता 


था। वाल्श उसका अगरेजी म॑ रूपान्तर कर क्लाइव को दें दिया करता था। 


स्क्राफ्टन को लिए सकेत' था “२०” | 
१ अगरेज इस “लत्ती” कहते थे । 


२६८ 


महताबराय 
“लत्ती” को नवाब बनाने की बात बताना चाहते हे । कपनी के हित 
के उद्देश से में यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे अधिकार 
दे तो में दस दिन में ही यह निश्चित करा द्‌' कि आपके कलकत्ते से 
रवाना होने के दो ही दिन बाद यहा से बहुत बडी फौज आपके पास 
पहुँच जायगी । आप अपनी छार्ते लिख भेजिए, में जी-जान से कोशिश 
कर उन्हें मजूर करा लगा। में आज ही रात “लत्ती” से मिलने वाला 
था, पर उसने मनाही करा दी है ।” 


इससे पहले यह हो चुका था कि अगरेजों का वकील कोई 
अजंदाइत ले कर सिराजुद्दौला के पास गया तो उसने उसको दरबार 
से निकलवा दिया और कहा कि आये दिन अगरेज फरासीसियों के 
बारे में कुछ न कुछ लिखते ही रहते हे, में उनका कोई आवेदन-पत्र 
पढना नही चाहता। फिर भी उसने क्लाइव को लिखवा दिया कि 
अगर फरासीसी फौज ले कर चढ आये तो में अगरेजों की मदद 
जरूर करूँगा। इसलिए स्क्राफ्टन क्लाइब को सलाह देता हैं कि 
नवाब को धन्यवाद भेज दीजिए और धीरज धरिये । कुछ ही दिनो 
में काम का अजाम हो जायगा।' 


दूसरे ही दिन स्क्राफ्टन ने क्लाइव' को लिखा कि सिराजुद्दौला 
अपनी फौज बढाता जा रहा थां और दो रोज पहले मीर जाफर 
को अगरेजों पर धावा बोलने का हुक्म भी दे चुका था। फिर जब 
उसको इसमें खतरा नजर आया तो उस हुक्म की रद्द कर दिया ओर 
अगरेजो के वकील को बुलवा कर उसे पान-सुपारी भी दी। स्क्राफ्टन 
ने यह सूचना भी दी कि पलासी मे जो अमराई थी वह सिराजुद्दौला 
की आज्ञा से काटी जा रही थी और अगरेजो के जहाजों को भांगीरथी 
में न आने देने के लिए उसके उद्गम के पास नदी बाल से भरी जा रही 
२६६ 


'जगतृसेठ 


थी। फिर भी स्क्राफ्टन का विश्वास था कि इन सब बातों का अन्त 
“हमारे हक मे अच्छा ही होने वाला है ।' 

२३ अप्रैल को वाट्स ने क्लाइव को लिखा कि अफगान बंगाल 
की ओर बढते आ रहे थे और बिहार में मईं का राजा* बगावत का 
भडा उठा चुका था। अमीचन्द को पक्‍की खबर मिल चुको थी कि 
बागियों के और नवाब की फौज के बीच पटने के पास लड़ाई होने 
ही वाली थी। 


“अमीचन्द मेरी सलाह से मीर खुदायार लुत्फ खां के पास 
गया था। “लत्ती” ते कहा कि अगर नवाब के और कंपनी के बीच 
लड़ाई हुईं तो में कपनी का साथ दूगा, बशतें कि वह मुझे नवाब 
बनने दे | उतने स्वीकार किया कि उस हालत में वह हमें कलकत्तें 
के पास बहुत कुछ जमीन दे देगा और सेनिक व्यय के लिए बहुत 
कुछ धन भी । 

अमीचन्द का प्रस्ताव था कि कक्‍लाइव सिराजुद्दौला को ऐसा 
'पत्र लिख दे जिससे वह निश्चिन्त हो जाय और लड़ाई पर बिहार 
चला जाय। उनका और खुदायार खां का यह भी कहना था कि 
'फरासीसी उससे वेतन पा ही रहें थे, और बिहार छोड कर जाने 
बाले न थे। अपने पत्र के अंत में वाद्स ने लिखा था कि, 'इस समय 
फरासीसियों के दल में मेरे पांच जासूस हे। एक और विश्वासी 
आदमी को भेजने जा रहा हूँ जो पटने तक उनके साथ रहे और 
वे क्या करते-धरते हे इसकी खबर, मुभे रोज देता रहे।' 

२४ अप्रल को स्क्राफ्टन ने सकेत-भाषा का प्रयोग न कर सीधे 

क्ला[इव को अंगरेजी में लिखा कि, “अमीचन्द के मस्तिष्क में कोई 


# नरहत समाई का जमीदार कामगार खा मई। 
२७० 


भहताबराय 


बडी योजना है । कर उसने मुझसे कहा कि में अभी भेद न खोलगा, 
कारण कि में शपथ-बढ्ध हूँ । मेरा अनुमान है कि अमीचन्द की 
योजना जगत्सेठ के “लत्ती” को नवाब बनाने के विचार से सबंध 
रखती हे । समवत योजना यह हैं कि कासिमबाजार में एक सौ 
सिपाही तेयार रहे और हुक्म होते ही “लत्ती” की ओर से नवाब 
पर टूट पडे । उधर आप उसी समय अपनी फौज के साथ कूच कर दे । 
ज्यों ही आप बागी फौज के पास पहुँचेगे त्यो ही बहुत से जमीदार 
आपके साथ हो जायेगे।” 


स्क्राफ्टन ने अपने अनुमान से क्‍लाइव को अवगत कर यह 
अनुरोध किया कि आप अमीचन्द को लिख दे कि वह मुझे सारी 
बात बता दे और ऐसा प्रबध करे कि आपका खत कासिदो की 
मार्फंत यहा 'पांच पहर' में ही पहुँच जाय । 


अगर वादस स्क्राफ्टन की तरह उतावलापन न दिखा रहा था 
तो इसका यह अर्थ नही कि वह चुपचाप बेठा हुआ था। दरबार में 
कपनी का प्रतिनिधि” वह था न कि स्क्राफ्टन और उस हेसियत से 
उसकी जिम्मेवारी कही बडी थी। स्क्राफ्टन की दौड थी तो अमीचन्द 
तक, पर वाट्स का सीधा सम्पके जगत्सेठ और मीर जाफर जैसे 
और भी प्रभावशाली व्यक्तियों से था। उसके सामने सब से महत्वपूर्ण 
प्र] यह था कि बिना किसी कारण के ही कंपनी सिराजुद्दोला पर 
प्रहार करे तो कैसे ? पर वह भी जानता था कि कपनी प्रहार करने 
के लिए कटिबद्ध थी, इसलिए नेतिक आधार का होना न होना 
वराबर था। सामने जो परिस्थिति थी उसके सम्बन्ध मे, जगतसेठ, 





* मि० लिदूल । 
२७१ 


जगत्‌सेठ 


मीर जाफर आदि से विचार-विनिमय पर वह जिस नतीजे पर पहुँचा 
उसे क्लाइव को जताता हुआ वह २६ अप्रेल को लिखता है :--- 

“ख़बर है कि पठान उत्तर चले गये और अब नवाब मुशिदाबाद 
से कही जाने का विचार नही करता। मेने जिस पत्र के विषय में 
आपको लिखा था वह अब अनावश्यक जान पड़ता है। दरबार की 
स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप आगे नवाब को जो खत भेजें वह 
मेरी ही मारफंत भेजे। ओर किसी के हाथ में खत पड़ने से बात 
विगड सकती हूं। 


“जैसा कि आपने लिखा हे--नवाब का व्यवहार ऐसा है कि 
उप्तके प्रति हमें क्‍या करना चाहिए यह निश्चित करना कठिन हो 
रहा हैं। जगतसेठ, रजीतराय, अमीचन्द और दूसरे व्यक्तियों 
का भी कहना हैं कि वह संधिपत्र पर कायम नही रह सकता। जहां 
उसे और कामों से फ्रसत मिलोी--या आपके या अपने जहाजों के 
चले जाने के वाद हम लोग कमजोर पड़े--या फरासीसी उसके फिर 
मददगार हो गये वहा उसने हम लोगो पर वार किया। पर साथ 
ही यह स्वीकार करना पडेगा कि उसने अभी तक सधि-भग नही 
किया है। संधि के अनुसार हमे जो कुछ मिलना है, उसे परवाने जारी 
कर देता जा रहा है । हम लोगों ने चन्दननगरं पर जो आक्रमण 
किया उससे तो उस सधिपत्र का कोई सरोकार ही नही । फरासीसियों 
को हमारे हवाले कर देने के लिए नवाब बाध्य भी नही। उसने 
आपको यह जरूर लिखा' था कि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन को 
अपना ही दुश्मन समभेगे | पर यह बात संधिपत्र में नहीं, एक निजी 
पत्रमें थी। संधि के अनुसार तो जब तक वह प्रतिज्ञा-भंग नही करता 
तब तक हम लोग भी शांति-भग नही कर सकते। 

२७२ 


महवाबराय 

“पर जब हम यह देखते हे कि हम उस पर निर्भर नही कर 

सकते और वह भीतर-ही-भीतर हमारा शत्र हे--जब हमारे पास 

इस बात के प्रमाण हे कि बह फरासीसियो से हिला-मिला है और 

हमारा विश्वास है कि मौका पाते ही वह उनकी सहायता से हमें 

नष्ट कर देगा तब अक्लमदी तो इसी में हैं कि हम भी अपनी रक्षा 
का उपाय करे । 


“दो दिन हुए मीर जाफर ने खोजा पिट्स (अग्मनी) को बुलवा 
कर कहा कि नवाव से सभी असतुष्ट हे--वबह सब के साथ दुर्व्यवहार 
ओर सब का अपमान करता रहता हे--में जब दरबार में जाता हूँ तव 
मुझे डर बना रहता है कि कही मेरी हत्या न करा दे और यही कारण 
हैँ कि अपने लड़के और सेनिको को साथ लेकर ही वहा जाता हूँ 
मीर जाफर ने यह भी कहा कि नवाब सधिपत्र से आबद्ध रहने वाला 
नही--मोहनराल इस समय बीमार है, उसके चगा होते ही और 
जो सेनिक पटने गये है, उनके आठ-तौ दिन बाद यहा लौटते ही वह 
अगरेजों पर चढाई किये बिना न रहेगा। 

“इसलिए, मीर जाफर ने मुझे कहलाया कि अगर आपको 
मजूर हो तो वह, रहीम खा, दुलेभराम, बहादुर अछी खा आदि 
मिल कर नवाब को कद कर ले और आपस में सलाह कर किसी 
दूसरे शख्स को गद्दी पर बिठा दे | मीर जाफर जानना चाहता है कि 
उस हालत मे आपको कितना रुपया चाहिए--कितनी जमीन 
चाहिए। मेरा अपना विचार यह है कि जिस योजना की सूचना में 
पहले भेज चुका हूँ उससे यह योजना अधिक व्यावहारिक है ।* 

यह नई योजना अधिक व्यावहारिक इसलिए थी कि मीर 
जाफर के पक्ष मे जितने आदमी हो सकते थे उतने खुदायार खा के 
२७३े 

ज० श८ 


जगतुसेठ 


पक्ष में नही । जगत्सेठ उसे नवाब बनाना चाहते थे तो इसीलिए कि 
मीर जाफर ने अभी तक अपना नाम प्रकट होने नही दिया था । 
जब उसने देख लिया कि दाल गलने में सदेह बहुत कम रह गया है 
तब उसने हां कर दिया और जगतूसेठ से ले कर घसीटी बेगम तक 
सभी प्रधान षड़यत्रकारी उसके पक्षपाती हो गये। “लत्ती” ने भी 
जगत्‌सेठ के कहने पर मीर जाफर की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली और 
खुद उम्मीदवार न रह कर उसका तरफदार हो गया। 

परिस्थिति मे जो परिवर्तन हुआ वह यों तो अमीचन्द से गुप्त 
रखा गया, पर उन्हें इसकी भनक मिल ही गईं। फिर स्क्राफ्टन को 
उसका आभास मिले बिना कंसे रह सकता था ? २८ अप्रैल को वह 
कब्लाइव को लिखता हैं :-- 


“सेने अमीचन्द को आपका पत्र दिखाया। उसने कहा कि हम 
दोनो पर कुछ अधिकारियों की सदेह-दुष्टि है, अतः हमारा एकत्र 
न रहना ही अच्छा है। मेने कहा कि मुझे डर है कि वाद्स की 
कमजो री--- 

अमीचन्द--डरने की कोई बात नहीं। तीन चार दिन में ही 
में हजारीमल के साथ अपने कृटुम्ब को (कलकत्ते) भेज दूगा। 
वहां वे मेरी नेकतीयती के जामिन के तौर रहेगे। हजारीमल को में 
संकेत-भाष। मे सब कुछ लिखता रह,गा और वह तुम्हे सारी खबर 
देता रहेगा । 

स्क्राफ्टन--कृपा कर यह तो बताइए कि बात हे क्‍या ? 

अमी--नही, मे शपय ले चुका हूँ, इसलिए अभी बता नही 
सकता। पर इतना कह सकता हू कि “लत्ती” होने वाला नही। और 
ही कोई होगा जिसके समर्यंक जगत्‌सेठ भी हें। 

२७४ 


पमहताबराय 
स्क्राफपटन--आप भी समर्थन करेंगे ? 

अमी--हां । 

स्क्राप्टन--तो में यहा से चला जाऊँ ? 

अमी--यक-ब-यक नही, कुछ लोग चौंक उठेगे । ढाके तो जाओ 
ही मत | एक दिन और रहो । 

स्क्राफ्टन--जगत्सेठ तो दृढ रहेंगे ? 

अमी ०--अवश्य । वह भी अपने घर की स्त्रियो को दूसरी जगह 
भेज रहे हे । उनके अपने सेनिक भी तो तुम्हारी ही ओर से 
लडेगे । जो शर्ते हो, उन्हें हजारीमल को बता देता। नवाब के 
सनिकों की संख्या कम-से-कम पचास हजार है । 

“में यह कह सकता हू कि अगर आपसे चौबीस घटे भी मेरी 
बातचीत होती तो में इससे अधिक कुछ भी बता न सकता। मेरा 
यहा अब और रहना ठीक नहीं । वाट्स मभसे जलता है और जंसे 
बिल्ली चूहें की घात में रहती हे वैसे ही जासूस मेरी ताक में 
रहते है ।" 

वाट्स या स्क्राफ्टन के पत्रों से तत्कालीन परिस्थिति पर जो 
प्रकाश पड़ता है वह “मुताखरीन” जेसे इतिहास-ग्रथ से भी पड़ना 
असभव है। कारण कि उसका लऊेखक गुलाम हुसेन उस समय 
मृशिदाबाद से दर था और अगर वहा होता भी तो वह यह न जान 
सकता कि कुल्हिया में गुड फोडने वाले रोज क्‍या कर रहे थे | पर 
उस समय की घटनाओं को एक समसामयिक इतिहासकार के दृष्टि- 
कोण से देखने वाले इस गवाह का बयान भी सुनने लायक हैं। 
वह लिखता है -- 


२७५ 


जगतृसेठ 


क् 


“झो० ला (छास) के मुशिंदाबाद से हटते ही सिराजुह्रोला 
के विरोधी पापड़ बेलने लगे। मीर जाफर और दुलभराम' 
जगत॒सेठ तथा अन्य बिद्रोहियों से मिल गये और सब के सब 
सिराजुद्दोला को चित कर द॑ने की तरकीब सोचने लगे | पर जहां 


वे ऐसी मंत्रणा करते वहां सिराजुद्योला के स्वभाव की अस्थिरता - 


और करता से बेहद डरते भी थे । 
“ठीक उसी समय बीबी घसीटी भी रंगमंच पर आ गई । 


सिराजुद्दोला उसे मोतीभील से निकाल कर और उसको धन- 


संपत्ति छीन कर उसके कलेजे में घाव कर चुका था | वह भी मीर 
जाफर की ओर हो गईं और उसे मदद देने-दिलाने लगी। आखिर 
वह अलीवदी' खां की बेटी और वंबाजिश मुहम्मद खां की बेगम थी । 
मुर्शिदाबाद में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो उनके क्ृपापात्र रह 
खुके थे--जो बीबी घसीटी के भी कृतज्ञ बने हुए थे और उसकी 
विपत्ति में उससे सहानुभूति रखते थे। ऐसे सब लोगों को वह यह 
कहलाने लगी कि मीर जाफर ओर दुलंभराम का पक्ष ग्रहण कर 
आप मेरे प्रति अपने कतेव्य का पालन कीजिए । उसके पास कुछ 
धन भी था। मोतीफ्रील से बहिष्कृत होने से पहले उसने कुछ सोना 
 दास-दासियों के ह्वारा और कहीं हटवा दिया था। अब वह उस धन 
का उपयोग मीर जाफर की सफलता के लिए करने लगीः। इस 
सहायता से मीर जाफर षडयन्त्र का जाल फंलाने और अपना सेनिक 
बल बढ़ाने लगा ।जो कोई भी आदमी सिराजुद्दोला की सेना से 
बरखास्त होकर नौकरी करने या अपनी तकदीर की आजमाइश' 
करने की गरज से उसके पास पहुँचता था उसे वह भरती कर लेता 
था। धीरे-धीरे उसने गुप्त रूप से काफी सैनिक भरती कर लिये। 
२७६ 


महतादइराय 


दूसरे सरदार भी उसके पक्ष में हो गये और सब का यही ध्येय हो 
चला कि किसी प्रकार सिराजुद्दौला को गददी से हटाया जाय । 
पर यह काम अगरेजो की सहायता के बिना न हो सकता था । इसलिए 
विद्रोहियो की ओर से अगरेजो के पास संदेसे जाने लगे कि खुले 
मेंदान आकर सिराजुद्दौला पर वार कीजिए । ऐसे छोगो में पमुख 
जगतूसेठ थे। यह काम जिस खूबी से वह करा सकते थे उससे दूसरे 
नही। कलकत्ते के बडे व्यापारी और अपने सरोकारी अमीचन्द की 
मार्फत वह अगरेजो को बराबर उकसाते रहे। राजा दुलंभराम और 
मीर जाफर ने भी अपने दूत कलकत्ते भेजे । मीर जाफर की ओर से 
जाने वाला उसका विश्वासी मित्र मिर्जा अमीर बेग था । जिस समय 
अगरेज 'फोर्ट विलियम' छोड कर भागे जा रहे थे उस समय उसने कुछ 
औरतों को नावो पर सही-सलामत पहुचा कर बड़े साहस और उदारता 
का परिचय दिया था । इस कारण अगरेज उसकी बडी इज्जत 
करने लगे थे। उसकी मात मीर जाफर ने उन्हें कहलाया कि 
सरदार और अमीर-उमरा सिराजुद्दोला से नाकों आकर और एक 
होकर उससे छुटकारा पाने का निरचय कर चुके थे ।” 

जब बिल्ली का भाग्योदय होता हे तब छीका टूट कर गिर 
पडता हैँ और उसे मालर-मलाई अनायास ही मिल जाती है। 
अगरेज भी ऐसे ही भाग्यवान्‌ निकले। मीर जाफर के सम्बन्ध में 
चाट्स अपने २६ अप्रेल के पत्र में लिख ही चुका था। २८ अप्रैल को 
उसने फिर लिखा कि अगर मीर जाफर से सधि हो जाती है तो समर 
लीजिए कि सब से शक्तिशाली सहायक हमें मिल गया। उसकी 
बराबरी करने वाला यहा कोई नहीं। १ मईं को कलकत्ते की 
सेलेक्ट कमिटी ने यह निर्णय किया कि हम सहायता दे या न दे, 


२७७ 


जगतूसे 5 
मुशिदाबाद में क्रति सफल हुए बिना नही रह सकती । हम तठस्थ 
हो कर तमाशा देखते रहें तो राजनीतिक दृष्टि से यह हमारी 
भयकर भूल होगी । गरज यह कि कंपनी ने मीर जाफर को सहायता 
देना स्त्रीकार कर लिया । दूसरे ही दिन क्लाइव ने वाद्स को लिखा 
कि “कल सुबह हमारी सेना यहा से कुच करेंगी । मीर जाफर से 
जो कुछ तैं-तमाम करना है कर लो और कह दो कि में ५,००० ऐसे 
जवानों के साय चला आ रहा हूँ, जिन्होने आजतक पीठ नही दिखाई । 
उत्ती खत के साथ क्लाइव ने मीर जाफर के साथ होने वाली शर्तों 
का मसौदा भी भेजा | पर ४ मई के पत्र में उसने सिराजुद्दौला को 
आखासन देते हुए लिखा कि, 'वहा छगाने-बुभाने वालो की 
कमी नहीं। अगर कोई घरानेदार आदमी यहां मेरे साथ होता तो 
में आपको विश्वास दिला सकता कि अगरेज सत्य और न्याय के केसे 
भक्त होते है।' 


ज्यों ही मीर जाफर और अगरेजो के बीच सधि की बातचीत 
शुरू हुईं, अमीचन्द दोनो के मार्ग में बाधक बन गये और अपने 
सहयोग की कीमत मागने लगे। दारू मे मीर जाफर और शायद 
जगतूसेठ के भी इच्छानुसार उनसे सारी बात छिपाने की कोशिश 
की गईं, पर वेसे 'चुस्त-चालाक आदमी से कुछ भी छिपाया न जा 
सकता था। ६ मई को वाट्स लिखता है कि, मेने सारी बात अमीचन्द 
को बता दी है। मुझे डर है कि जब मीर जाफर यह सुनेगा तब वह 
भुभलाये बिना न रहेगा, कारण कि वह हिन्दुओ को उतना विध्वसनीय 
नही समभता। जो हो, में अब जो कुछ करूंगा अमीचन्द की सलाह 
लेकर ही करूंगा। जल्द ही में मीर जाफर से मुलाकात कर सब कुछ 
तेकर लेन वाला ह्‌ । 
शभ्७८ 


महताब हाथ 
पर अमीचन्द सलाह देकर ही सन्तुष्ट होने वाले न थे। उन्होंने 
कहा कि पहले यह ते हो जाय कि सूझे क्या मिलेगा। वादस से 
उनकी खटपट हो गई और इस भगडे के कारण प्राय. एक महीने 
तक न तो सधिपत्र पर दस्तखत हो सके, न अगरेज कलकत्ते से “सत्य 
और न्याय के पथ पर आगे बढ सके । अमीचन्द की माग थी कि ऋति 
हो जाने पर मीर जाफर को जो धन-सपत्ति हाथ लगे उसके एक हिस्से 
के बह भी हकदार समझे जायं । उनका अदाज था कि खजाने में दो 
करोड़* नकद थे---उसके अलावा जवाहरात। स्क्राफ्टन ने कलकत्ते 
से वाट्स को लिखा कि कलाइव ने अमीचन्द को मिलनेवाली रकम पर 
पांच प्रतिशत देना मजूर कर लिया हूँ। वादस ने यह बात अमीचन्द 
से छिपा ली और १४ मई को उन पर कुछ अभियोग लगा कर 
एक पत्र क्लाइव के पास भेजा । उसमे खास बात यह कही गई थी 
कि जब कपनी से सधि हो जाने पर सिराजुद्दोला नें उसे प्रायः 
तीन लाख रुपये हर्जाने के रूप में देना स्वीकार किया था तब उसने 
रजीतराय और अमीचन्द के साथ यह भी ते किया था कि वह उतनी 
ही रकम कलकत्ते के व्यापारियों की क्षति-पूत्ति के लिए और दो 
लाख रुपये उन दोनो के लिए देगा। जब बाद को 
नवाब रजीतराय को एक लाख देने में टालमटूल करने लगा तब 
उसने उस रकम की बात छेडी जो व्यापारियों को मिलने वाली थी । 
उधर अमीचन्द ने नवाव से कह दिया कि अगर आप इस फितूरी 
को यहा रहने देगे तो आपको वह सारी रकम देनी पड़ेगी। इस पर 
नवाब ने रजीतराय को दरबार से निकलवा दिया और उसे काफी 





'33294अमनन«»८%० पक.» मन अ+ या जमक 


* बाट्स का अपना अदाज ४० करोड़ का था। 


२७६ 


जगत्‌सेठ 


नुकसान भी पहुचाया। जब वाट्स को सारी बात “विश्वसनीय 
सूत्र से मालम हुईं तब उसने नवाब से उस रकम के बारे में पूछताछ 
करना चाहा, पर अमीचन्द ने कहा कि बात हम तीनो के ही बीच ते 
हुईं थी, कुछ भी पूछना ठीक न होगा, पर में नवाब से वह रकम 
दिलाने की चेष्टा करूगा। यह दास्तान सुना कर वाट्स ने लिखा कि, 
“आपने जो शर्ते लिख भेजी थी वह अमीचन्द को मजूर नही हुईं । 
वह अपने लिए पाच प्रतिशत तो नवाब के खजाने की रकम पर 
चाहता हैं। यह रकम दो करोड रुपये होगी। इसके अलावा यह 
चाहता हैँ बाकी सपत्ति का चौथाई भाग। राजा दुलंभराम को 
अपना पक्षपाती बनाने के लिए वह उससे वादा करा चुका है कि मीर 
जाफर से हम लोग जो कुछ ऐठ लेगे उसका एक चौथाई भाग आपका 
होगा। 

बलाइब की ओर अमीचन्द की ठठेरें ठठेरे बदकाई थी। जब 
क्लाइव ने देखा कि बिना अमीचन्द का मृह सीये बात नही बनती 
तब उसने उनकी माग तो स्वीकार कर ली, पर मन ही मन उन्हें 
धोखा देने का निश्चय कर दो सधि-पत्र लिखवाये जिनमें एक असली 
था, दूसरा नकली। असली का कागज सफेद था, नकली का लाल। 
कपनी की ओर से क्लाइव, वाट्स, डे क आदि ने दोनो पर ही दस्तखत' 
किये। एक वाट्सन ने जाली सधिपत्र पर दस्तखत नही किये, पर 
क्लाइव ने उसके दस्तखत दूसरे से बनवा दिये। अमीचन्द का मुह 
मनमोदक से भर कर क्लाइव ने कपनी की और अपनी पांचों 
उगलिया घी में कर ली। कलकत्ते से जो शर्तें मुशिदाबाद भेजी गई' 
उनमे कुछ ये थी --- 

१--कपनी की क्षति-पृत्ति के लिए उसे एक करोड रुपये * मिलेगे। 

# सिक्फी' से मतलब था। 
२८० 





महताबराय 


२--व्यापारियों की जो क्षति हुईं थी उसकी पृत्ति के लिए 
अगरेज व्यापारियो को पचास लाख, हिंदू व्यापारियों को बीस लाख 
ओर अरमनी व्यापारियों को सात लाख रुपये मिलेगे । 


३--मराठा खाईं में और उसके इदें-गिर्दे ६०० गज के भीतर 
जमीदारो की जितनी जमीन हैं वह कपनी को दिला दी जायगी। 

४--मूशिदाबाद सरकार को हुगली से दक्खिन किसी तरह 
की किलेबन्दी करने का अधिकार न होगा। 


मीर जाफर ने सादे कागज पर ही दस्तखत करके वादस को दें 
दिया था कि क्लाइव को जो जर्ते ठीक जचे लिख ले। क्लाइव ने 
और सब बाते तो लिखा दी, सिर्फे कपनी को मिलने वाली रकम की 
तादाद मीर जाफर की मर्जी पर ही छोड दी। वह स्वयः पचास लाख 
से ही सतृष्ट हो जाता, पर मीर जाफर ही क्या जो पचास लाख और न 
दें देता | कपनी को और व्यापारियों को सधिपत्र द्वारा जो कुछ मिलना 
निश्चित हुआ उसके अलावा मीर जाफर ने कलाइव और वाट्सन की 
फौज के लिए चालीस छाख ओर कौसिल के सदस्यो के लिए बारह 
छाख रुपये देना स्वीकार किया। १९ मई को क्लाइव ने प्रस्तावित 
सधि के सम्बन्ध में एक पत्र वाट्स को भेजा। उसमें जाली सधिपत्र 
का जिक्र करते हुए उसने एक ओर यह लिखा कि अमीचन्द जंसा 
“दुष्ट दुनिया के परदे पर न होगा और दूसरी ओर बाट्स को आदेश 
दिया कि उसकी खब खुशामद करना, हमारे धन्यवाद उसके पास 
पहुँचा देता और कह देना कि आपका नाम हिन्दुस्तान से भी बढ 
कर इग्लिस्तान में होने बाला हैं।' 

सधि के मार्ग में अमीचन्द की तरह कुछ हृ॒द तक दूसरा बाधक 
दुर्लभराम हुआ। इसका मीर जाफर से घनिष्ठ सम्बन्ध था और 


२८१ 


सेनिक दृष्टि से मीर जाफर के बाद महत्व था तो उसी का। उसने 
यह कर आपत्ति की कि खजाने में इतना रुपया ही नहीं तो मीर 
जाफर नवाब हो जाने के एक महीने के भीतर ही प्रायः ढाई करोड़ 
रुपये कहां से ला कर दे सकेगा ? उसका प्रस्ताव था कि जो कुछ 
खजाने मे मिले उसका आधा अगरेज ले ले। वादस इससे सहमत था, 
कारण कि वह राजकोष में चालीस करोड़ का अनुमान किये बैठा 
था। अन्त मे मीर जाफर और दुर्लभराम ने उसी बात को मजूर 
कर लिया, जो पहले ते हो चुकी थी। ५ जून की रात को वादस' 
ओहार वाली डोली में बेठ, मीर जाफर के घर गया और वही मीर 
जाफर ने क्रान और अपने बेटे के सिर की कसम खा कर, सधिपत्र 


पर दस्तखत कर दिये और उसकी शर्तो से अपने आपको जकड़बन्द 
कर लिया। 


१३ जून को क्लाइव ने सिराजूददौला को एक पत्र भेजा। उसमें 
उस पर कुछ भूठे-मृठे दोषारोप किये गये थे, कुछ बें-सिर-पैर की 
बातें लिखी गईं थी। 

एक आरोप यह था--“आपकी मित्रता ऐसे लोगों से है जो 
हमारे शत्रु हे । मुझे दकिखन से पक्‍की खबर मिली हे कि आप वहां 
मो० बशी* से पत्र-व्यवहार करते रहे हे ।” 

दूसरा यह---आप मुभसे बार बार कह चुके हें कि मो० छा ओर 
उसके साथियो को करम्मनाशा पार भाग जाने को कह दिया गया था 
' पर वे तो आपके आज्ञानुसार भागलपुर मे ही बेठे हुए है और उन्हें 
आपसे १०,०००) माहवार भी मिल रहा है। इसका एक प्रमाण 
यह है कि जगत्‌सेठ की जो कोठी राजमहल में हैं उसने हाल में ही 

उन्हे १०,०००) की एक हुंडी का भगतान दिया है ।” 

* दक्खिन हैदराबाद में फूच सेनापति । 

२८१२ 





का 
2 
2 
2. 
#ीएा 5 
८ / 77 
। पे 
७ ८. 
लि हन् 
नि नर 
£& न... 
प्र ५ 
कि 4 
कि फि- 


५ 
प्य 


कृरक्‌ 


त्र पर हस्ताक्षर 


संधिप 


महताबराय 
त्तीसरा आरोप यह था:-- 


“आपके और हमारे बीच सधि हुए चार महीने बीत चले। 
आपने आज' तक उसकी दर्तो का पूरा पालन नही किया। वादे 
होतें और टलते आये हे। कलकत्ते मे हमारी जो रकम* आपको 
हाथ लगी थी उसका आप हमें पचमाश से अधिक लोौटाना नहीं 
चाहते, फिर भी हमसे फारखती मागते हे। उसके अलावा आपने 
हर्जाना देने को कहा था। पर जहा आपने सोने की मोहरो का वादा 
किया वहां जगत्‌सेठ से चांदी के सिक्‍के दिलवाये। वह रकम भी 
हमें तब मिली जब' हमारे जहाज यहा से रवाना हो चुके थे ।” 

अस्त में यह धमकी थी:--- 


“में नुकसान कहां तक बरदाइत कर सकता हु ? यहा सब की 
यही राय हैं कि में कासिमबाजार जाऊ और वहा इस मामले की 
पंचायत कराऊ। में पंच बदूगा जगत्‌सेठ, राजा मोहनलाल, ,मीर 
जाफर खां, राजा दुलंभराम, मीर मदन को--और वहा के अन्य 
विशिष्ट व्यक्तियों को । बरसात का जोर बढता जा रहा है, आपका 
उत्तर मिलेगा भी तो देर से, यह सोच कर में आपकी सेवा में उपस्थित 
होने के लिए रवाना हो रहा ह । उसी दिन क्‍्लाइव रवाना हुआ, 
और उसी दिन वादस भी शिकार पर जाने का बहाना कर कासिम- 
बाजार से चपत हो गया। क्लाइव के रवाना होने से पहले ही 

मुशिदाबाद में यह अफवाह उडने लगी थी कि बादल उमडते-घुमड़ते 
* ड्रेक अपनी सफाई मे लिख चुका थाकि “जहा तक मुझे याद है, 


उतत समय कपनी के खजाने में सब मिलाकर ८०,००० ] से अधिक न था।” 
हिल, भाग २, पृष्ठ १४१। 


२८३ 


अगतसेटठ 


चले आ रहे हे। अब सिराजुद्दौला को भी निश्चय हो गया कि 
रक्‍्त-वष्टि होने ही वाली थी । 


उन दिनो कासिमबाजार में डच कपनी का प्रधान वनेंट था। 
उसने १५ जून को लिखा कि, “वाट्स, कालेट, साइक्स और उनका 
डाक्टर परसो यहा से भाग गये। दरबार मे इससे खलबली मच गईं 
है। नवाब ने कल एक अतरग सभा की ओर यह आज्ञा दी कि 
'पेशखेम। भेज दिया जाय। फौज भी इकटठी हो रही हैं । पर कछ 
घुडसवारो ने लडाई पर जाने से इन्कार कर दिया हे। इससे जान 
पडता हैँ कि कोई साजिश हो चुकी हैं और उसमे अगरेज शामिल हे ।” 


१६ जून को उसने लिखा कि, “नवाब अपनी फौज के साथ 
रवाना हो चुका हैं। हमे पक्‍की खबर मिली हें कि फतहचद के पोते, 
राजा दुलंभराम, मीर जाफर, खुदा दाद खा “लत्ती” और अमीर 
बेग--अगरेजो से मिल कर नवाब के साथ विश्वासघात करना 
चाहते हैं । वार्नेट को यह समाचार वडी देर से मिला था। 


इससे पहले ही क्लाइव की सेना कटवा पहुच चुकी थी। 

वाट्स भी उसके साथ हो लिया। कटवा के किलेदार ने कहलाया कि 
में आपका झत्रु नही, मित्र हु। और १९ जून को क्लाइव ने "फोर्टे 
विलियम' की सेलेक्ट कमिटी को लिखा कि यहा के किले पर तो कब्जा 
हो गया, अब नदी पार कर पलासी पहुचना है । २३ जून को 
प्रात काल वह पलासी पहुचा ओर उसके पहुचते ही लडाई शुरू 
हो गई। तीन-चार बजते-बजते लडाई का फैसला भी हो गया। 
सच पूछा जाय तो वह फेसलछा सिराजददौला के लड़ाई पर चलने से 
पहले ही हो चका था। 


हरावल के साथ राजा दुलंभराम वहां पहुच चुका था, पर 
२८४८ 


महताबराय 


पहुंचकर उसने काम यही किया था कि क्लाइव के साथ कुछ और सम- 
भझौता कर लिया था---जो मोरचा बाधा भी था वह अंगरेजो की हार 
नही, जीत की ही दृष्टि से । दूसरा सेनापति हो कर स्वय मीर जाफर 
आया था। इधर क्लाइव से कई पत्र उसके पास पहुच चुके थे और 
वह साबृत जग बहादुर को बता भी चुका था कि वह कहा रहेगा 
ओर क्या करेगा । लड़ाई से एक दिन पहले क्लाइव को उसका जो 
पत्र मिला था उसमें लिखा था कि, “आप मेदान के पास पहुँचे कि में 
आपकी ओर आ गया। आप मुझे इतना सूचित कर देगे कि आपकी 
ओर से कब लड़ाई शुरू होगी।” पलासी पहुंचने पर मीर जाफर ने 
अपने खेमे मैदान से कुछ दूर खडे कराये और लडाई शुरू होने पर 
उसमे कोई भाग नही लिया, “मानों वह तमाशा॥+ देखने के लिए ही 
वहा गया हो । ” फिर भी सिराजुद्दोला की ओर से मीर मदन और 
मोहनलाल ऐसी वीरता दिखाने छमगें कि थोडे समय के लिए क्लाइव 
कुछ चिन्ता में पड गया । मीर जाफर का कही पता न था। नवाब 
के लशकर में कुछ फरासीसी और पुर्तंगीज भी मौजूद थे और मीर 
मदन पीठ दिखाने के बजाय आगे बढता आ रहा था। पर क्लाइव 
का सौभाग्य कहिए या सिराजुहौला का दुर्भाग्य, तीन बजे के 
करीब मीर मदन के पास तोप का ऐसा गोला जा गिरा जिससे 
उसकी एक जाघ ही जाती रही । 


मीर मदन के मरते ही सिराजुद्दोला इतना घबरा गया कि 
बहुत बुलाने पर जब मीर जाफर उसके पास आया तब उसने अपनी 


अच्थमूनुत, 


उसे मुहम्मद अली से 


च् 


+ यह क्लाइव का खिताब था जो दक्षिण में 
मिल चुका था । 


 “मुताखरीन ।” 


२८५ 


जगतसेठ 


पगड़ी उतार कर उसके सामने रख दी और अपने दोषों के लिए 
पदचात्ताप प्रकट कर उससे क्षमा-भिक्षा मागने लगा। मीर जाफर 
अत.करण से क्षमा-प्रदान करने वाऊछा न था। दुश्मन को दाव पर चढा 
देख उसने इतना ही कहा कि “आज और लडने से लाभ के बदले 
अपनी हानि होगी। कल की लडाई का भार में अपने ऊपर लेता ह 
और यह भी वादा करता हु कि अगर अगरेजो ने रात को छापा 
मारा तो उसका जवाब में दे दगा। मोहनछाल उस समय भी 
वीरतापूर्वक लड रहा था। उसने सिराजुद्दोठा को कहलाया कि 
लडाईं मुलतवी मत कराइये अपने लिए इसका नतीजा बहुत ही 
बुरा होगा | सदेह ओर भय के बीच सिर।जुद्दोला दुविधा मे पड गया, 
पर अन्त में उसने मीर जाफर की ही सलाह मान ली और 
लडाईं बद कर देने की आज्ञा दे दी। सेनिको ने इसका अर्थ यह लगाया 
कि अपनी हार हो चुकी और मेदान छोडकर भाग पडे। ऐसी भगदड 
मची कि कोई किसी के रोके न रुक सका और सिराजुद्ौला स्वयं 
साँडनी पर सवार हो मुशिदाबाद भाग गया। 


पलासी की लछडाई को लडाई कहना उपहासात्मक अत्युक्ति हैं। 
मीर जाफर, दुर्लेभराम ओर खुदांदाद लत्फ खा जसे लोगो को सेना- 
पतित्व प्रदान कर वहा भेजना या अपने साथ ले जाना सिराजु- 
दोला का ही काम हो सकता था। उसकी सेना में १५,००० 
घड़सवार और ३५,००० पेदल थे । इनमें कई हजार सैनिक ऐसे 
थे जो मोहनलाल, मीर मदन, ख्वाजा हादी अली खा आदि सरदारों 
के इशारे पर सिर से खेल जाने वाले थे । उसके साथ चालीस-पचातत 
तोपे थी और पुरतंगीजोी के अछावा पचास-साठ फरासीसी तोपची थे ॥ 
अगर क्लाइव की बात मान भी ली जाय कि तीन बजे तक नवाब के 


२८६ 


महताबराय 
९५०० जवान खेत आ चुके थे तो भी यह स्वीकार नही हो सकता कि 
उसकी स्थिति निराशाजनक हो चली थी। उस दिन लडाई जीतने 
की आशा किसी ने त्याग दी थी तो क्लाइव ने। वह रात को छापा 
सारने का विचार करने लगा था। फिर भी एक मीर मदन के 
मरते ही सिराजुद्दौला इतना बदहवास हुआ कि जो परिस्थिति 
अनुकूल थी उसे प्रतिकूल बना कर अपनी हार करा की। यह काम 
भी उसी का हो सकता था। 


दूसरे ही दिन सुबह आठ बजे मुशिदाबाद पहुचकर सिराजुद्दोला 
ने मसूरगज महल में वर्चेखुचे सरदारों को बुलवाया और कहा कि 
मेरी जान बचाने वाले अब आप ही लोग रह गये हे। पर कोई 
तरफदार या मददगार न निकला। उसके ससर तक ने उसके रोनें- 
धोने पर ध्यान न दिया। इस आशा से कि जो काम उसके आंसू नहीं 
कर सके थे वह काम उसके रुपये कर सके, सिराजुददोला ने अब 
अपना खजाना खुलवा दिया और धन लुटाने लगा | पर इससे उसको 
कूछ सहानुभूति मिली भी तो गाढे के सगी न मिले। सब से निराश 
हो कर उसने रात को भगवानगोला में नाव पर सवार हो, पटने 
की राह ली। साथ जाने वालों में उसकी बेगम लुत्फुन्निता और कुछ 
नौकर-चाकर थे। थोडा धन भी पास था। “मृताखरीन' में लिखा 
है कि यहा भी उसने बडी गलती की। पहले उसका विचार खुश्की 
की राह राजमहल भाग जाने का हुआ था। अगर उसके अनुसार 
कार्य किया होता और जो सरदार मीर जाफर से मिले हुए न थे उन 
सब को कहला दिया होता तो कुछ घटो के भीतर ही कई हजार 
आदमी उसके साथ हो जाते और कम से कम तनहाई में उसे गिर- 
प्तार होना न पडता। 


२८७ 


जगत्सेठ 

सिराजुद्दौला ने पलासी जाने से पहले ही मो ० छा को बुलावा 
भेज दिया था। भर उसने यह की थी कि बुलावे के साथ ला को कोई 
हुडी न भेज कर पटने के दीवान पर एक परवाना भेज दिया था जिससे 
ला को राहुखर्च के लिए रुपये कुछ देर से मिले सके थे। ला धावा 
मार कर राजमहल पहुचा भी तो सिराजुद्दौला के गिरफ्तार हो जाने 
के कुछ घटे बाद*। 


सिराजुद्दोला को मालदह के पास पहुचने पर मालम हुआ कि 
नाव नजीरपुर से आगे नही जा सकती थी, इसलिए वही उतर 
पडा। घाट से दानाशाह पीरजादे के घर गया। “स्यिाजुस्सलातीन 
में लिखा हैं कि सिराजुद्दोला किसी समय दानाशाह को कुछ नुकसान 
पहुचा चुका था और बदला लेने के विचार से उसने इसके पहुचने 
दी खबर राजमहल के फौजदार के पास भेज दी | इसने अपने सिपाही 
भेजे और सिराजुद्दौला को सस्त्रीक गिरफ्तार करा लिया। 
लत्फुलिसा का जर-जेवर मीर कासिम ने छीन लिया। दोनों 
हिरासत में मुशिदाबाद भेज दिये गये और वही 
२ जुलाई को, मीर जाफर के बेटे मीरन के हुक्म से सिराजुद्दोला 
मार डाला गया।। कहना चाहिए कि वह अपनी भयकर भूलो का 
शिकार हो गया। 





अनििआननतज+ या 


* मेजर कट ने का का पीछा किया, पर उसे पकड़ न सका । छा 
बजपर होता हुआ करम्मनाशा पार भाग गया। 

| मीर जाफर उस समय नशा खाकर सो रहा था। “रियाजुस्सलातीन” 
में लिखा हैं कि सिराजुद्देला को मार डालने की सलाह अगरेजो ने तो दी: 
ही थी, जगत्‌सेठ ने भी इस पर जोर दिया था। 


२८८ 


महताबराय 


(३) 

मीर जाफर लडाईं के दिन अगरेजो की ओर से खले मेदान' 
न लड़ सका था, इसलिए सिराजुद्दौला के भागते ही उसे क्लाइव 
से चार आंखे करने का साहस न हो सका । दूसरे दिन जाकर 
उससे मिला। इससे पहले ही क्लाइव उसे लिख चुका था कि 
“जीत आपकी हुईं है, मेरी नहीं। मेरी ओर से आपको बधाई 
है। जितना शीघ्र हो सके आप आ जाय तो अच्छा। करू ही हम 
लोग यहा से रवाना होगे । आशा करता हूँ कि आपको नवाब 
घोषित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा।” फिर भी मीर 
जाफर डरते डरते उसके पास गया । क्लाइव के आलिगन करने 
पर ही उसके दिल की धडकन बन्द हुईं, सूखा हुआ चेहरा फिर 
हरा हुआ। उसी दिन पलासी से चलकर वह मृशिदाबाद पहुच 
गया। सिराजुद्दोला उस समय अपने महल में ही था, पर मीर 
जाफर से यह न बन पडा कि मसूरगज जाकर उसे गिरफ्तार करा 
ले। इसका कारण यह था कि उस रामय क्लाइव साथ न था। 
कुछ इन्तजाम करने के लिए वह पीछे ही रह गया था। 

पर क्लाइव से पहले ही व|दस और वाल्श रुपया वसूल करने 
के लिए मृशिदाबाद पहुच गये थे और खजाने की तलाशी कराने लगें 
थे मीर जाफर, दुलेभ राम को कर्ता-धर्ता बना चुका था ओर दुलेभराम 
को खजाने में कूछ एक करोड चालीस लाख रुपये मिले थे । 
दाट्स और वाल्श को विश्वास न हुआ कि सिराजुद्दौला उतना 
ही छोड गया था और दुलंभराम सच बोल रहा था । २६ जून 
को उन दोनो ने कलाइव को लिखा कि .-- 

“आज सुबह हमने नवाब से मुलाकात की। पूरे दो घंटे तो 


२८९ 
ज० १६ 


जगतसेठ 


दरबार की रसम खतम होने में लगे । उसके बाद नवाब ओर 
दुलेभराम हमे अलूग ले गये । बजाय इसके कि दुलंभराम हमें 
जगत््‌सेठ से रुपये दिला देता, वह बाते बना कर हमे यह विश्वास 
दिलाने की चेष्टा करने लगा कि खजांची से पूछ-ताछ कर चुका 
था, खजानें मे बस एक करोड चालीस लाख रुपये मोजूद थे 
और जगतसेठ ढाई-तीन करोड़ दे नहीं सकते थे । बस्तुस्थिति 
न जानने के कारण, हम उसकी बातो का खडन करने में असमर्थ 
थे। हमने यह प्रस्ताव किया कि हम मोहनलाल से बाते कर हें 
और फिर उसे साबुतजग* के पास ले जाय। पहले तो दुल्ंभराम 
ने कुछ आना-कानी की, पर अन्त में हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया। हमने उससे पूछा कि आप और मानिकचन्द कनेंल के 
पड़ाव पर जाने वाले हे या नही? उसने कहा कि जब तक यह 
मामला ते नही हो जाता, में तो कही नहीं जा सकता । 

“थोड़े से शब्दों मे हम कहे तो कह सकते हे कि दुलेभराम की 
नीति इधर-उधर करने और धोखा देने की हे। हमारा विश्वास 
है कि जब तक वह प्रधान मन्त्री रहेगा, एक हिन्दू की स्वभावज 
कटिलता से हमारे मार्ग में रोड़े ही अटकाता रहेगा। अच्छा होगा 
कि आप अमीचन्द से पूछे कि नवाब के धन के सम्बन्ध में उसका 
अपना अनुमान क्‍या है । उसने मि० वादस से कहा था कि, 
मुझे मालम हैँ कि नवाब का धन महल में कहां कहां छिपा पड़ा 
हैं । इसमें तो सदेह की गुजाइश ही नहीं कि धन छिपाया हुआ 
है और वह भी कई जगह । अगर अमीचन्द वेसा स्वार्थी न होता 
तो इस मौके पर यहां बहुत ही उपयोगी हो सकता था। 


पदीयीयलननीता फनलन जलन ५ 


* बलाइव। 
२९६० 


चलन तक तन चलन नत 


मह्ताबराय' 


“आज जोरों की वर्षा हो रही है, इसलिए मोहनलाल को 
साथ लेकर हम दोनो रवाना नहीं हो सकते । कल सुबह रवाना 
होंगे। मानिकचन्द और जगत्‌सेठ के भाई आने वाले है । उनसे बहुत 
सी बाते मालम हो सकेगी। महाराज स्वरूपचन्द आ ही तो गये । 
इसलिए हम इस पत्र को यही समाप्त करते है। 


उस समय तक क्लाइव कासिमबाजार पहुच चुका था। उसने 
२८ जून को मुशिदाबाद जाकर मीर जाफर और जगत्सेठ से 
मिलने और कई विबयो के सबंध में निर्णय करने का विचार 
किया। पर २७ जून को ही जगतूसेठ ने उसे रजीतराय के द्वारा 
यह कहलाया कि “दुलंभराम ओर कासिम हुसेन खा ने रात यह 
मत्रणा की कि जब आप नवाब से मिलने आधे तब आपको मार 
डाला जाय। अगर आप रवाना हो चुके हों तो बीमारी का बहाना 
कर लोट जाय॑े। में कल सुबह आकर मिलगा। आप इस' मंत्रणा 
के सम्बन्ध में किसी से एक भी दाब्द न कहें । नवाब ने रुपये- 
जवाहरात चुपचाप गोदागारी भिजवा दिये हे। और कोई बात 
मालम होगी तो में आपको उसकी सूचना भेज दूगा।” 


यह संदेश मिलने पर क्लाइव ने अपनी यात्रा स्थगित कर 
दी और २८ जून के बजाय २९ को मुशिदाबाद गया। ३० जून 
को उसने लिखा :--- 

“कल प्रात.काल मेने नगर में प्रवेश किया और नवाब के 
महल के पास ही म्रादबाग में जाकर डेरा डाला। मेरे साथ 
२०० यूरोप के और ३०० इस देश के सिपाही थे। तीसरे पहर 
मीर जाफर का बेठा मुझे दरबार में ले गया। मेने देखा कि मीर 

२९१ 


जगतसेठ 


जाफर सकोचवश अभी मसनद पर बेठे न थे । मेने उन्हें बेठाया 
और नवाब नाजिम को सलाम किया। फिर दरबारी बधाइयां 
और नजर देने लगे । काम-काज की बाते करने का अवसर न॑ 
था। मेने उनत्त लोगों से इतना ही कहा कि 'सरकार से लड़ना 
अगरेजों का उसूल न होते हुए भी हमें सिराजुद्दौला से इसलिए 
लड़ना पडा कि वह अपनी बात पर कायम न रह कर संधि-भग 
करने और फरासीसियो के द्वारा हमारी हस्ती मिटवाने की 
बदिश बांधने लगा था। ईश्वर की इच्छा से वह पराजित हो 
चुका । अब उसकी जगह जो नवाब हुए हे उनके गूणो को देख 
कर यह आशा होती है कि उनकी छत्रच्छाया में सव्वेत्र शान्ति 
बनी रहेगी और प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होगा । हम 
लोग राज-काज में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना नही चाहते। 
जो कुछ होगा नवाब के ही इच्छानुसार। जब तक उन्हें हमारी 
आवश्यकता हैँ, हम आज्ञापालन के लिए यहा रहेगे; आवश्यकता 
पूरी होते ही हम कलकत्ते लोट जायँगे और वाणिज्य-व्यपार करने 
लगेगे। आखिर हम व्यापारी हें और एकमात्र व्यापार के उद्देश 
से यहां आये हुए हे । 

इसके बाद क्लाइव लिखता हैं -- 

“कल ही मेरे मुरादबाग लौटने पर जगतूसेठ मिलने आये। 
देर तक उनसे बाते होती रही। बगाल, बिहार और उडीसा में, 
धन ओर प्रभाव की दृष्टि से, उनका स्थान सब से ऊंचा है। दिल्‍ली- 
दरबार में भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। उनसे बातें कर में इस 
नतीजे पर पहुंचा कि इस मामले को निबटाने वाला उनसे योग्य 
व्यक्ति कोई हो नहीं सकता था। लेहाजा जब आज सुबह नवाब 


२९२ 


महताबराय' 


मुझसे मिलने आये तब मेने उनसे कहा कि आप बराबर जगत्‌सेठ 
की सलाह से काम किया करे। उन्होने फौरन यह बात मान ली 
और कहा कि खजाने में जो रुपया है वह मेरी आशा से इतना 
कम हैं कि आपका पावना अदा करना और सरकार के जरूरी 
खर्च के लिए भी कूछ रखना सभव नही; अगर जगत्‌सेठ हम दोनों 
के बीच के मामले का तस्फिया कर दे तो अच्छा हो।' मेने यह 
प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। नवाब के मन्त्री काफी रुपये 
पर हाथ मार चुके है, इसमें तो मुझे सदेह न था, पर मेरे लिए 
ऐसे मामले की तहकीकात करना बहुत मुश्किल था। मेने कहा कि 
इससे अच्छा रास्ता और हो ही नहीं सकता ।” 

मीर जाफर और क्लाइव जगतूसेठ के घर गये । उनके साथ 
दुलेभराम, मीरन, अमीचन्द, वाट्स और स्क्राफ्टन भी गये। जिस 
कमरे मे जगत्‌सेठ से बाते होने वाली थी उसमें अमीचन्द न जा 
सके। उन्हें कही बाहर ही बठने को कहा गया । मीर जाफर और 
क्लाइव की बाते सुन कर जगत्‌सेठ ने जो फेसला किया उसके 
बारे में क्लाइव ने लिखा कि '-- 

“जगतूसेठ के निर्णय के अनुसार अगरेजो का जो कुछ पावना 
है उसका आधा तो उन्हें इसी समय मिल जायगा और बाकी आधे 
को तीन साल में चुकाने के लिए तीन ही किस्ते होगी। जो रकम 
हमे इस समय मिलेगी उसका दो-तिहाई तो नकद होगा और 
एक-तिहाई जवाहरात और माल-असबाब मे | खजाने की हालत 
देखते हुए और यह जानते हुए कि सैनिकों का वेतन चुकाने के लिए 
नवाब के पास भी कुछ बचना आवश्यक ही है, मुझे तो लगता हे कि 
जगत्‌सेठ ने जो फेसला किया वह मेरी अपनी आशा से भी परे था। 

२६३ 


जगतृतेठ 


“पर दीवान दुलुभराम को भी सन्‍्तुष्ट करना था। 
आगे इससे बात बात में काम पडने वाला है। मेने उसे पांच फी सदी 
कमीशन* देना मजूर कर लिया और इसे गेर-मुनासिब न समभा। 
रह गई जगत्सेठ की अपनी बात। उन्होने कहा कि फरासीसियों 
को हमारी कोठी ने जो कर्ज दिया था उसमे से हमारे सात लाख 
रुपये वसूल न हो सके , अब हम उनके सव्वेनाश में सहयोग देने जा 
रहे हैं, इसलिए हमारी अपनी रकम डूब जाने का डर है। मेने 
उनसे यह ते किया कि अगर कमिटी को कोई आपत्ति न हुईं तो 
फरासीसियों का मुफस्सल मे जो कुछ माल-असबाब होगा आपको 
दे दिया जावेगा और अगर उससे भी कर्ज न पट सका ओर 
फरासीसियों से वसूल न हो सका तो बाकी रकम चुकाने की 
जिम्मेवारी कपनी पर रहेगी। इस पर उन्होने अपनी ओर से 
यह आश्वासन दिया कि मुझसे जो मदद या सिफारिश हो सकेगी 
करने को बराबर तेयार रहेगा । नवाब मीर जाफर के लिए 
दिल्‍ली से सनद मगवा दूगा, कपनी के पक्ष में वहा जो कुछ भी 
कहना आवश्यक होगा कहला दूगा और अगर उसे कभी किसी 
फरमान की जरूरत पडी तो दिला दूगा। नवाब को जगतृूसेठ ने 


यह सलाह दी कि अलीवर्दी खां के समय के अधिकारियों को आप 
फिर अपनी अपनी पुरानी जगह दे दे।* 


जब जगतूसेठ अपना निर्णय सुना चुके और उसे सुन कर 
क्लाइव गदगद्‌ हो चुका-जब क्लाइव दु्लभराम को कमीशन देने 
और जगतूसेठ का पावना चुकाने का वादा कर चुका-जब जगतसेठ 


अशलन्‍५»स-- कक _-रीनी, अर अल ०कतना पणक “नीगनननशाममन्‍क«कम«क्न्‍क 


* जो रकम कपनी को और व्यापारियों को हर्जाने के रूप मे मिलने 
वालो थी उस पर । 


"दि 





महताबराय 


क्लाइव को आश्वासन और मीर जाफर को सदूपदेश दे चुके तब 
क्लाइव का ध्यान अमीचन्द की ओर गया और, उसने स्क्राफ्टन 
से यह कहला कर उनकी मोहनिद्रा दूर करा दी कि 'छाल सधि-पत्र 
नकली था ओर आपको एक भी पेसा मिलने वाला नही! । यह 
सुनते ही अमीचन्द बेहोश हो गये। अगर किसी नौकर ने उस समय 
उन्हें न सभाछा होता तो जहा कलेजा दो ट्क हो चुका था , वहां 
सिर भी फूटे बिना न रहता | पालकी पर वह अपने घर तो पहुचा 
दिये गये, पर उस दिन के बाद जब तक जीवित रहे, विकध्षिप्त-से 
बने रहे * | क्लाइव की प्रशसा के पुल बाधने वाले अगरेज इतिहास- 
कारो को भी स्वीकार करना पडा हे कि उसने अमीचन्द के साथ 
जो कुछ किया उससे उसका नाम सदा के लिए कलकित हो गया। 


२ जुलाई को क्लाइव ने मद्रास की सेलेक्ट कमिटी को एक 
पत्र लिखा जिसमे मीर जाफर से होने वाली सधि से ले कर सिरा- 
जूद्दौला के मारे जाने तक सारी घटनाओं का उल्लेख था और 
यह भी सूचना थी कि “अब तक नवाब के जासूस कटक होकर 
पत्र भेजने मे विष्न-बाधा पहुचाते रहे हे, पर अब यह कठिनाई हल 

, हो जायगी | इस पत्र को आप तक पहुँचवाने का भार जगत्सेठ अपने 
ऊपर ले चुके है।” 

* फिर भी ७ अगस्त १७५७ को क्लाइव मुशिदाबाद से लदन की 
सेलेक्ट कमिटी को लिखता है--अमीचद ने वादस से हिलमिल कर भच्छा 
काम किया था, १९ बाद मुझे इस बात का पता चला कि वह बडा ही स्वार्थी 
और क्‌ूचक्री था । इसलिए मेने उसे तीर्थ॑यात्रा कर आने की सलाह दी। अगर 
नियत्रण मे रखा जा सके तो वह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता हैं। उसकी 
बिलकुल उपेक्षा करना ठीक नहीं । 


२१९५ 


जगतसेठ 


१ जुलाई को ही नावो पर रुपयो का लदाव शुरू हो गया। 
२ जुलाई को क्लाइव' ने फोर्ट विलियम की सेलेक्ट कमिटी को 
लिखा कि 'दो दिन में यहा से ७५ नावे रवाना होने वाली हे। 
प्रत्येक नाव पर एक लाख रुपये एक बड़े सदृक में होगे। इस ७५ 
लाख का ब्यौरा उसने यह भेजा था -- 

कपनी को ३३३ लाख 

फोज|' को और कौसिल के सदस्यों को १६३ लाख 

गोरे व्यापारियों को १६३ लाख 

'काले' व्यापारियों को ९ लाख 

जोड ७५ लाख 

कलकत्ते जाने वाले रुपये ७५ संदूकों की जगह ७०० पेटियों 
में भरे गये और इनके लिए ७५ की जगह १०० नावों का बेड़ा 
बनाया गया। ७ जुलाई तक ये रुपये कलकत्ते पहुंच भी चुके थे। 
नदिया (नवद्वीप) तक पहुचाने के लिए इनके साथ मुृशिदाबाद से 
सिपाही भेजे गये थे | आगे की मजिल कंपनी की नौ-सेना की 
देख-रेख में ते हुईं। “नावों पर झडे फहरा रहे थे, विजय-दुदुभी 

* मोर जाफर के साथ जो सधि और समझौता हुआ था उसके अनुसार 
अगरेजो को सब मिला कर ? करोड २९ लाख मिलने वाले थे ।इसका आधा 
हुआ प्रायः १ अरोड़ १४ लाख और जगत्‌संठ के निर्णय के अनुसार इसका 
दी-तिहाई (नकद) हुआ प्राय ७५ लाख। 

(' पलासी के यूद्ध में क्लाइव के साथ प्रायः १००० गोरे और २००० 
“काले सैनिक थे जिनमे प्रायः २२ मारे गये थे और ५० घायल हुए थे । 
पर मीर जाकर से मिलने वाली रकम का एक हिस्सा उन सैनिकों को भी 
मिला जो कलकत्त में ही रह गये थे । 

२९६ 


महताबराय 


बज रही थी।” क्लाइव के मित्र और समसामयिक इतिहासकार 
ओर्मी ने लिखा है कि इससे पहले इतनी बडी रकम अगरेजों को 
कही हाथ न लगी थी। 


समाचारपत्र न होते हुए भी, पछासी की लडाई का नतीजा 
२५ जून को ही कलकत्ते के अंगरेज नागरिको को मालूम हो चुका 
था, और यह भी मालूम हो चुका था कि सघिपत्र के अनुसार 
कपनी को, उसके अधिकारियों को, सैनिको को और व्यापारियों 
को तये नवाब से क्या मिलने वाला था। यह समाचार मिलते ही 
अगरेज जाति का कलेजा बल्लियो उछलने लगा था , आनन्द के 
अतिरेक से लोग खुले आम नाचने-गाने लगे थे; बूढों मे भी 
बचपन-सा और परहेजगारो में भी बदमस्ती-सी आ गई थी। 
जब लूट के धन के साथ नावे कलकत्ते पहुची और सुख-स्वप्न सत्य 
में परिणत हो गया तब तो वहा लोगो के हर का पारावार न रहा 
और वे आपे से और भी बाहर हो गये । जो रकम सोना-चादी और 
जवाहरात के रूप में मिलने वाली थी, ३० अगस्त तक वह भी 
आय. मिल गईं और अगरेजों का हिसाब चुकता होने में कूल 
५८४,९०५ रुपये बाकी रह गये। ओर्मी लिखता हैँ कि दुर्लभराम 
का कमीशन भी उसे मिल गया। 
पर मीर जाफर सधिपत्र के अनुसार कपनी को जो कुछ, 
देते के लिए प्रतिज्ञाबद्ध था, उप्तक अलावा भी उसे क्लाइव को 
और दूसरो को बहुत कुछ देता पडा। इस सम्बन्ध में मतभेद है 
कि किसको कितना मिला। पर क्लाइव के अपने बयान के 
आधार पर ही हम यह कह सकते हे कि पुरस्कार के रूप में उसको 
१६ लाख, वाट्स को ८ छाख और मेजर किलपैटिक को ३ लाख 
२६७ 


'जगतूसे 5 


रुपये मिले। कौसिल के सदस्य, सेनापति या सेना-नायक की 
हेसियत से उन्होंने जो जो कुछ पाया वह इसके अतिरिक्त था। 
कपनी के प्रमुख अधिकारियों मे सब मिला कर किसको कितना 
मिला इप़की तफसील यह थी -+- 


+ 


नाम रुपये 

बलाइवं २,०८०,००० 
वाट्स १,०४०,००० 
किलपैटिक ५४०,००० 
ड्क्‌ (के) २८०,००० 
मैनिगहम (ख) २४०,००० 
बेचर २४०,००० 
वाल्श (ग) ५००,००० 
स्क्राक्टन २००,००० 
लॉशिग्टन (घ) (५०,००० 
ग्राट १००,००० 
रिचार्ड पक्स १००,००० 
विलियम फ्रेकलेड १००,००० 
विलियम' मैकेंट १००,००० 
पीटर ऐमियट १००,००० 
टाम्स बोडम १०७,००० 


५,७७०, ०२० रुपये 





(क) यह उप्त समय गवर्नर था। 
(ख) जगरेजों के फोर्ट विलियम छोड कर भाग जाने पर, उनकी विपत्ति 


का समाचार इसी ने मद्रास पहुँचाया था । अब इसे ऊंचा पद भी मिला। 


"२६८ 


(ग) क्लाइव का सेक्रेटरी । 
(घ) जाली सपिपत्र पर वादस के दस्तखत बनाने वाला। 


महतावराय 
वाट्सन नौ-सेनापति तो था ही, सेलेक्ट कमेटी के सदस्य की 
हेसियत से भी कुछ पाने का हकदार था, पर उसे अपने हिस्से 
के लिए ओर सदस्यों से लडना-भगड़ना पडा। मीर जाफर नें 
उसके लिए उपहार के रूप मे एक हाथी, दो घोडे, खिलअत और 
विविध रत्नों से जटित कलगी आदि भेज कर उसे विशेष रूप 
से सम्मानित किया, जिस पर वाट्सन* ने उसे धन्यवाद देते हुए 
लिखा कि आपने अपनी उदारता से मेरी जाति का जो उपकार 
किया हैँ उसके लिए वह ॒चिर-क्ृतज्ञ रहेगी। वाट्सन ने नकली 
सधिपत्र पर स्वय तो दस्तखत नही किये थे, पर सब कुछ जानते हुए 
भी उसने क्लाइब की जालसाजी पर कोई आपत्ति नही की थी । 
कुछ समय बाद जब क्लाइव को मीर जाफर से पुरस्कार 
लेने के लिए पालंमेन्ट की एक कमिटी के सामने केफियत देनी 
पडी तब उसने अपनी सफाई में यही कहा “कि उस समय में चाहता 
तो नवाब से और दूसरों से कई लाख-करोड ले सकता था और 
कंपनी के सचालक म्‌भसे वह धन छीन भी न सकते थे । में हेरान 
हैँ तो इस बात पर कि जहां में इतना अधिक ले सकता था बहां 
मेने इतना कम क्‍यों लिया।* 
दुलेभराम ने जो धन बताया था उसके अलावा भी कुछ धन 
खजाने में नहीं, तो और कही जरूर था। कुछ तो मीर जाफर 
और भीरन दबा कर बे5 गये थें, कुछ राजकोंष विभाग के अधि- 
फारी हडप चुके थे । इस सम्बन्ध में “मुताखरीन” के अनुवादक ने 
जो बाते लिखी हैँ वे बिलकूल निराघार नहीं जान पड़ती। यह 


* ०६ अगस्त को वादसन की मुत्यु हो गई । 
२६€ 


जगत्सेठ 

अगरेजी का ज्ञाता होने के कारण एक ही साल बाद क्लाइव का 
दुभाषिया* हो गया था। सुनी सुनाई बातो के आधार पर वह 
लिखता है -- 

“जिस समय वाल्श खजाने में गया उस समय उसके साथ 
वाट्स, लुशिग्टन, दीवान रामचन्द और मुंशी लवकिशन भी थे। 
खजाने मे १ करोड़ ७६ लाख रुपये चांदी के सिक्‍कों मे और ३२ 
लाख रुपये अदर्फियों में थे | इनके अलावा दो पेटियो में सोने 
की सिल्लिया थी, चार में रत्नजटित आभूषण थे ओर दो में कुछ 
छूट्टे नगीने थे | पर यह खजाना बाहर वाला था। उसके 
अलावा एक खजाना अत पुर में भी था, जिसमें कहा जाता था 
कि आठ करोड रुपये थे । यह रकम मीर जाफर, अमीर बेग खां, 
रामचन्द और लवकिशन (नवकृष्ण) ने आपस में बाठ ली थी। 
रामचन्द और लवकिशन को जो कुछ दिया गया वह उनका मुह 
सी देने के लिए । जनश्रुति यह थी कि क्लाइब को जो हिस्सा 
मिलता उस पर इन दोनो ने हाथ मार लिया। १७५८ में रामचन्द 
को कुछ साठ रुपये माह॒ब।र मिलते थे | पर दस बरस बाद वही 
नकद और हुण्डियो को मिला कर ७२ लाख रुपये छोड कर मरा । 
इसके अलावा कुछ संपत्ति भी थी। सोने के ८० और चादी के 
३२० बड़े कलूश थे । १८ लाख रुपये की जमीन थी और २० 
लाख रुपये के जवाहरात । सब मिला कर उसकी हेसियत सवा 
करोड़ रुपये की बताई गई थी। यह सच है कि रामचन्द बाद को 
वान्सीटार्ट का दीवान हुआ था, पर बान्सीटाटे स्वयं नौ-दस लाख 
रुपये से ज्यादा न कमा सका था। वारेन हेस्टिड्जस वान्सीटा्ट का 


९७ ++नन+पनाक-पन--+++९७७ >आन_-+भन+-५++3+9५+++ नमन न- कक पक न-मन-क+नन-ननम- पा ननननन नमन न-+ 4७» «>अज«बनननम न कभानात- " ?*-८*००५५०७)७३७७५३५++न++ न ++क रन 3-७-++-33-+3+ “333. अमरामन-न-नयतन--3>3५०4+34.-+4.>+ अमन «अर» अपमथमनमम न - पान“ ५५ कान» क-कानभ-++ज ० 


* बलाइव, हे स्टिगूस' आदि का खुशामदों टट्टू भी। 


महताबराय 
सहकारी था, पर उसे भी इगलंण्ड में गुजर-बसर करने के लिए 
दस हजार रुपये आगा बेद्रास (खोजा पिट्स) से उधार लेने 
पड़े थे । यह कर्ज उसने पदोन्नति होने ओर मद्रास लौटने पर दस 
बरस बाद चुकाया। जहां वान्प्तीटार्ट और हेस्टिगस सर्व-अधिकार- 
सपन्न होते हुए भी इतना कम कमा सके थे वहा रामचन्द के पास 
सवा करोड़ की धन-सपत्ति कहा से आ गई थी ? वास्तव में यह 
क्लाइव का हिस्सा था जिसे उसने अपनी जेब में डाल लिया था। 
लवकिशन भी क्लाइव के समय में रामचन्द की ही तरह साठ 
रुपये माहवार पर नौकरी करता था, पर अपनी माता के श्राद्ध 
पर उसने नौ लाख रुपये खर्च किये थे । मीर जाफर की बीबी 
मुन्नी बेगम के पास तो आज भी करोडो रुपये हें। यह रकम भी 
उसे उसी अवसर पर मिली होगी।* 
मुशिदाबाद का खजाना खाली हो जाने के दो पहल थे। 
जो धन मीर जाफर और मुन्नी बेगम या रामचन्द जेसे कारिन्दे 
दबा कर बैठ गये वह आखिर इसी देश में रहने वाला था, पर 
जो धन क्लाइव, वादस या दूसरे अगरेज उठा कर कलकत्ते ले 
गये वह इस देश में न रह कर सात समुद्र पार पहुचने वाला 
और बगाल को कंगाल कर इगलेंण्ड की सुख-समृद्धि बढाने वाला 
था। १७५७ से वह घटनाचक्र' चलने लगा जिसका नाम एक ओर 
तो “बगाल की लूट” है और दूसरी ओर इगलेण्ड की ओद्योगिक 
क्रांति को सहायता । पर वह औद्योगिक क्राति कुछ साल बाद 
होने वाली थी। बगाल में जो क्राति अभी अभी हो चुकी थी 
उसका यह फल तो लछोगों ने तत्काल ही देख लिया कि कम से 
कम डेढ करोड की धन-संपत्ति अगरेज मुशिदाबाद से दिन दहाड़े 


३०१ 


जगत्सेठ 


उठा कर ले गये ओर जो दरबार में नाक रगडते रहते थे वे ही 
नवाब को नाच नचाने वाले बन गये। 


कहने को क्लाइव ने दरबार में कह दिया था कि अगरेज तो 
व्यापारी है और व्यापार ही उनका एकमात्र उद्देश है, पर 
यथार्थ बात और ही थी। 


मृगल राजसत्ता जरा-जीर्ण हो कर कन्न मे पांव लटकाये बैठी 
थी, प्रान्तीय शासक प्राय स्वतत्र हो चुके थे। पर इस स्वतंत्रता 
के पीछे कोई ठोस एकता न थी। वेर-फूट बनी ही रहती--आपस में 
लडाई-भगड़े होते ही रहते । विदेशियों ने देखा कि अपना मतलब 
निकालने का यह अच्छा सयोग हें और सहायक के रूप में 
किसी न किसी की ओर होकर स्थिति से पूरा लाभ उठाने लगे। 

इस नये अध्याय का आरभ दक्खिन में हुआ जहा फरासीसी 
और अंगरेज प्रतिद्वद्दी थे । वहां चूप्ले के नेतृत्व मे विशेष सफलता 
फरासीसियों ने ही प्राप्त की, पर आड़कट में और अन्यत्र अगरेजों 
ने दिखा दिया कि इस प्रतिदन्द्रिता में वे भी महत्वाकाक्षी थे 
और फरासीसियो के लिए मंदान साफ छोड देना उन्हें स्वीकार न 
हो सकता था। 

बगाल जाने से पहले क्‍्लाइव मद्रास प्रान्त के अखाड़े में 
लड़ाई के साथ कूटनीति के भी दॉव-पेच सीख चुका था। यूप्ले 
कितनी ही बातों का आविष्कारक कहा जा सकता था--जिनमें 
एक यह थी कि देशी सिपाहियों को विदेशी ढंग से शिक्षित और 
सुसज्जित कर उन्हीं के उपयोग से इस देश को आसानी से गुलाम 
बनाया जा सकता था। उसको नीति-रीति से चल कर उसके 


३०२ 


महताबराय' 


देशवासियो ने दक्खिन में कुछ समय के लिए अपना सिक्का जमा 
लिया। पर गुरु गुड और चेला चीनी--इस कहावत के अनुसार 
अगरेज उनसे भी बाजी मार ले गये और एक दिन देशमात्र के 
भाग्य-विधाता बन बेठे । पलासी के युद्ध के बाद अगरेजों के 
लिये व्यापार से ही संतुष्ट रहना असभव था। कलाइव ने जो 
कुछ कहा था वह उसके मन की बात से सव्वथा भिन्न था। 


जब १७५० में निजामुल्मुल्क का दूसरा बेटा नासिर जग 
मंदान में मारा गया तब उसका माल-खजाना छूट कर फरासीसी 
पृददुचेरी ले गये । सोना-चादी और जवाहरात के अलावा उन्हें 
एक करोड नकद हाथ छगा। पुद्दुचेरी में “रुपये उद्लने लगे! । 
झप्ले को नासिर जग के भतीजे मुजफ्फर जग ने कृष्णा नदी के 
दक्षिण के इलाके में अपना नायब नियुकक्‍त किया। फुच कंपनी 
को उससे जो जागीर मिली उसकी आय प्रायः: साढे तीन लाख 
रुपये थी । पर मुजफ्फर जंग को इतना भी विश्वास न था कि वह 
सही सलामत हेंदराबाद पहुच सकेंगा। इसलिए उसने फूच 
सेनापति बृशी को साथ चलने को कहा और इसके लिए उसे 
चार राख रुपये इनाम के तौर प्र दिये, हालाकि वह रास्ते 
में ही मार डाला गया । इसके बाद फरासीसियों ने नासिर जंग 
के भाई सलाबत जंग को गद॒दी पर बिठाया और उससे प्रायः३१ छाख 
की आय के कई इलाके हासिल किये। सब मिला कर उनकी आय 
अब ४२ लाख के करीब हो चलो । दक्षिण में फरासीसी जो कुछ 
कर चुके थे वह पथ-प्रदर्शन-मात्र था । अगरेज उस पथ पर चलते 
हुए और भी दूर पहुचने वाले थे। 
जैसे सलाबत जंग फरासीसियों के हाथ में कठपुतली बन चुका 
३०३ 


जगत्सेठ 

था, वेसे ही मीर जाफर को अगरेजों के हाथ में बनना पडा ४ 
सलाबत जंग यूप्ले को “चचा गवर्नर बहादुर” कहा करता था। मीर 
जाफर क्लाइव को “न्‌रचइ्म और “बेटा कहने लगा। पर आलो- 
चेक उसे “बलाइव का गध। कहा करते थे। उस पर यह व्यग्यबाण 
पहले पहल उसी के मृहफट मुसाहब मिर्जा शमशेरुद्दीन ने छोडा 
था। दोरे पर कही मीर जाफर और क्लइव के पड़ाव आस ही 
पास थे । उस मुसाहब के नोकरों से क्लाइव के नौकरों की कहा 
सुनी हो गईं, जिस पर कलाइव ने मीर जाफर से उसकी शिकायत 
की । मीर जाफर ने उसे बुलवा कर कहा कि मिर्जा, तुम्हे मालम 
भी हे कि कर्नल क्लाइव कोन हे और खुदा ने उन्हे कहा बेठा 
रखा है ? मिर्जा ने जवाब दिया कि “गरीब निवाज ' में तो रोज 
सृबह उठ कर क्लाइव साहब के गधे को तीन बार सलाम करता 
हैँ, फिर मुझसे यह कब हो सकता हूँ कि में सवार की ही शान 
के खिलाफ कुछ कर बेढू ? 


गददी पा जाने पर भी मीर जाफर निद्चिन्त न हो सका + 
अंगरेज उसे सुख-शान्तिपूर्वक राज्य करने देने वाले न थे। उनके 
लोभ और उनकी भेदनीति के कारण नित नयी समस्याएं खड़ी 
होने लगी और मीर जाफर की अयोग्यता उसकी विवशता को 
अधिकाधिक बढाने लगी। जिन लछोगों ने षड़यत्र में एक होकर 
भाग लिया था उनको एकता उसके सफल होते ही छु-मतर हो 
गई और किसी का किसी के प्रति सदभाव न रहा। 

मीर जाफर के अपने स्वभाव में ही कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ 
कि दरबार के दायरे के भीतर भी वह लोकप्रिय न रह सका। 


इसका विशेष कारण यह हुआ कि जो कभी उदार समभा जाता 
३०४ 


महंताबराय 


था वह अब कृपण बन गया। जो सेनिक पुरस्कार पाने की आशा 
करते थे उन्हे वेतन मिलना भी कठिन हो गया । किसी मित्र के 
आक्षेप करने पर, मीर जाफर ने अपनी सफाई में यही कहा “कि 
जो नदी किसी ओर की थी वह अब मेरी अपनी हो चली हैं। 
पहले जहा में खुले हाथो पानी उलीच दिया करता था वहां 
अब किसी दोस्त को भी कछ देते मेरी छाती फटने लगती हें। 
पुराने अधिकारियों में अब कोई भी मीर जाफर का विश्वासपात्र न 
रहा। पारस्परिक अविश्वास, आशका, सदेह--यही उत्तरोत्तर 
बढने लगे । 
मीर जाफर को कलाइव का हर वात में हस्तक्षेप करना 
अखरता था, पर उसमे इतना वल नहीं था कि वह दबी 
जबान से भी इसका प्रतिबाद कर सकता । मीरन अपने पिता को 
निरन्तर कोसता और उभाडने की चेष्टा करता रहता, पर 
“बलाइव के गधे से कभी दुरूत्ती तो क्या, रेंकना भी न बन पडा। 
जगत्‌सेठ का स्वार्थ कपनी के स्वार्थ से टकराये बिना कब 
रह सकता था?” फिर महतावराय ने उसके बलव्स्तार में 
सहयोग क्यो दिया ? उत्तर में दो बाते कही जा सकती हं। मनुष्य 
जो कुछ करता हैं सदा स्वाथरक्षा की ही दृष्टि से नही करता। 
जगत्‌सेठ के लिए आत्म-सम्मान भी कोई चीज थी आर बह सिरा- 
जुददौला के रहते सुरक्षित नही रह सकता था। सिराजुद्दोला को 
हटाने के लिए कपनी से सहयोग लेना ओर उस सहायता का मूल्य 
चुकाना आवश्यक था। पर यह सब होते हुए भी जगतूसेठ के लिए 
भविष्य की बाते जान लेना असम्भव था। षड़यत्र में भाग लेने 
बालों में कौन जान सकता था कि पलासी के मेंदान में ब्रिटिश 
३०५ 


जगत तेठ 


राज्य की तीव पडने जा रही थी और इसके फलस्वरूप एक दिन 
जगत्‌सेठ का अपना भी सर्वग्रास होने जा रहा था। 

' कंपनी ने पहले सिराजद्दोला और फिर मीर जाफर पर 
दबाव डाल कर कलकत्ते में अपनी टकसाल खोल ली । पर इससे 
मह॒ताबराय को अभी कुछ बरसो तक विशेष हानि होने वाली न 
थी, इसलिए यह उनके स्वार्थ पर कोई प्रबल आघात नही कहा 
जा सकता था। कपनी को बगाल-बिहार की दीवानी मिलने में 
भी देर थी । पर महताबराय का माथा ठनकाने वाली कारवाइयां 
कंपनी की ओर से १७५७ में ही शुरू हो गई । पहले जगत्सेठ 
सरकार को जो कुछ कर्ज देते उसे जमीदारों के नाम परवाने लिखा 
कर उनसे वसूल कर लेते। अब परवाने जारी होने लगे तो 
जगत्‌सेठ नही, ईस्ट इडिया कपनी के हक मे । क्लाइव ने इस बात 
पर जोर देना शुरू किया कि नवाब को जो कुछ देना है उसे कपनी 
को बदेवान, नदिया और हुगलछी के जमीदारों से दिला दे । इसके 
लिए उसका प्रस्ताव था कि नवाब उनके नाम परवाने भेज दे 
और वे मुचलके लिख कर यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। जगत्‌सेठ 
को इस पर आपत्ति हुईं, विशेष कर इस कारण कि उन जमीदारो से 

उन्हे स्वयं बहुत कुछ पाना था। इस पर क्लाइव ने धमकी दी कि 
अगर आपको हमारा प्रस्ताव स्वीकार न हुआ तो अगरेज आपके 
दोस्त न रह सकेगे । जगतूसेठ ने फिर च्‌ भी न की । 

राज्यक्रान्ति का एक फल यह भी हुआ कि अपने व्यापार के 
लिए कपनी को पहले की तरह रुपया उधार लेने की कोई आव- 
इयकता न रही। फोर्ट विलियम की सेलेक्ट कमिटी ने अपने 
सच्ालकों को लिखा था:-- 


३०६ 


महतावराय 
“कंपनी को यहां माल खरीदने में जितना रुपया लगाना 
पडता हे उससे जगत्‌सेठ के निर्णय के अनुसार ही रुपया मिले तो 
यह कही अधिक होगा। हम यह विज्ञप्ति निकालने जा रहे है कि 
कपनी के जिम्में जिसका जो कुछ पावना हो वह १ अक्टूबर से पहले 
कागज छोटा कर ले ले ; अगर न लेगा तो हम उस तारीख के बाद 
सूद के देनदार न रहेंगे । इससे यह लाभ होगा कि कपनी पर इस 
समय जो बहुत ही भारी बोभ है वह हट जायगा। हमे आशा है 
कि आपको इस समाचार से प्रसन्नता होगी। हम यह बता देना 
चाहते हे कि जगत्सेठ के निर्णय के अनुसार कपनी को तीन साल 
तक हर साल १६७ लाख रुपये मिलते रहेंगे। फिर जो माल आप 
वहां से भेजते जायगे उसकी बिक्री और हुडी-पुरजो से भी अतिरिक्त 
आय होती रहेगी । हमारा खयाल है कि तीन साल तक तो 
इस सूबे के माल का दाम चुकाने के लिए आपको चादी भेजने की 
जरूरत न पडेंगी।*' 


जगतूसेठ ने अपने निर्णय-द्वारा कपनी को जो कुछ स्ल्छिय। 
वह प्रकारान्तर से स्वय उन्हें हानि पहुचाने वाला था। 


गद्दी पर बठने के प्राय पाच ही महीने बाद मीर जाफर ने 
पूनिया में विद्रोह का दमन करने के बहाने बिहार की यात्रा की ' 
यह बहाना इसलिए था कि इस यात्रा का वास्तविक उद्देश पटने 
पहुंच कर राजा रामनारायण को पदच्युत करना था। 

पर दुलेभराम की राजभक्ति के सबंध में भी उसे सदेह होने 
लगा था। उस पर एक अभियोग यह था कि वह सिराजुद्दौला के 
छोटे भाई मिर्जा मेहदी के पक्ष में होकर उसे गद्दी दिलाने की 
फिक्र में था । वास्तव में यह नौजवान कंदखाने में सिर से कफन 


जगत पेठ 


बाधे हुए सड रहा था। मीर जाफर के प्रस्थान करते ही मीरन ने, 
बाप के हुक्म से, दो तख्तों के बीच दबवा कर, इसे 
ससार से विदा करा दिया । 


पूनिया में मोहनलाल को कद कर हाजिर अली अपनी हुकूमत 
चलाने लगा था। इसका दीवान अचल या अच्छल सिह था। पर 
मीर जाफर ने अपनी ओर से पूनिया का शासक खादिम हुसेन खा 
को नियुक्त किया और इसे हाजिर अली खा को भगाते देर न लगी । 
यह मीर जाफर को 'मामू' कहा करता था, यद्यपि यह उसकी 
बहन का सोतेला बेटा था और 'मामा-भाजा' के घनिष्ठ सम्बन्ध 
का आधार बहुत ही घृणित बताया जाता था। इससे मीरन की 
शत्रुता होने ही वाली थी। 

पूनिया से निश्चिन्त होकर मीर जाफर राजमहल से पटने की 
ओर बढ्ा। क्लाइव भी उसके साथ था। राजा रामनारायण को 
बडी घबराहट हुईं । उसकी ओर से जगत्सेठ का “दोस्त और गुमाश्ता”' 
गोविन्दमल क्लाइव के पास जाने-आने लगा । उससे कहा कि 
जब तक आप अभय-वबचन नही दे देते तब तक रामनारायण यहां 
आने का साहस नही कर सकते । क्लाइव से आश्वासन मिल जाने 
पर, गोविन्दमल मीर जाफर से मिला और उससे भी वह वचन 
ले लिया। फिर उसने मीर जाफर के म्‌श्ी से बातचीत की और 
उसे रामनारायण के अनूकूल कर लिया। मुशी ने मीर जाफर से 
रामनारायण को पत्र-ह्वारा अभय-दान दे देने की स्वीकृति ले ली। 
वास्तव में उस समय मीर जाफर अपनी दिनचर्य्या के अनुसार भग 
की तरग में था ओर मुश्ञी ने उसे पूरे खत का मजमून पढ कर सुनाया 
भी नहीं। गोविन्दमल खत लिखा कर क्लाइव को पास गया। 
३०८ 


सजलावराय 


क्लाइव ने खत की नकल अपने पास रख ली और असल पर 
दस्तखत करके उसे मीर जाफर के पास भेज दिया। इसके द्व।रा 
रामनारायण को यही वचन नहीं दिया गया था कि आप 
निद्चिन्त हो कर हम लोगो के पास आ सकते हे, बल्कि यह भी कि 
“आप जिस पद पर हें उस पर आजन्म बने रहेंगे । आपकी न तो 
किसी प्रकार की अप्रतिष्ठा की जायगी, न आपसे राज-सम्बन्धी 
या और तरह की कोई कफियत तलब को जायगी।” क्लाइव ने 
नवाब को ओर से भेजे हुए मसोद पर दस्तखत करके यह सारी 
जिम्मेबारी अपने ऊपर ले ली थी और रामनारायण को अगरेजी 
पडाव पर बुलाया था । गोविन्दमल' मृशी से वह खत लेकर, 
बिना फिर नवाव से मुलाकात किये, सीधे रामनारायण के पास 
पहुचा ओर उसे खुशखबरी सुनाई। इसके बाद रामनारायण 
जाकर क्लाइव से मिला और गोविन्दमल के सलाह देने पर, उसके 
बाद मीर जाफर से | पर मीर जाफर के पास वह क्लाइव का एक 
अगरेज अफसर साथ लुकर ही गया। बात मीर जाफर को अच्छी 
नही लगी, प्र वह रामनाराथण का अब कर ही क्‍या सकता था ? 


इधर मेदिनीपुर से राजाराम के विद्रोही हो जाने का समाचार 
मिला था, पर वहा भी शीघ्र ही शान्ति स्थापित हो गईं थी। 
दुलेभराम की भी बाह क्लाइव ने गह ली थी । राजा रामनारायण 
से वह पहले ही पत्र-व्यवह्र करने लगा था। जब मुशिदाबाद से 
उसके एजेन्ट स्क्राफ्टन ने नवम्बर में मीर जाकर की बुराई करते 
हुए यह लिखा था कि हर ओर बगावत हो रही है, अफवाह है कि 
रामनारायगण विंद्रोही हो कर अवब के नवाब का पक्ष ग्रहण करने जा ही 
रहा है, तभी क्लाइब ने उसे जबंधब दिया था कि “घीरज से काम लो, 


३०६ 


प्रगत्‌सेठ 


घबराओ मत । में नवाब ओर रामनारायण दोनो को पत्र लिख 
चुका हूँ ओर में पूरी फोज ले कर रबाना होने ही वाला हूँ। 
पटने पहुचने से पहले, क्लाइव मीर जाफर से पच्चीस लाख वसूल 
कर चुका था और उससे और दस लाख देने का वादा भी करा चुका 
था। १८ फरवरी १७५८ को क्लाइव ने लिखा कि “सारे उपद्रवों 
से नवाब को शान्ति मिल गईं और वह सुरक्षित हो गया । हमारा 
यह बड़ा लाभ हुआ है कि राज्य मे जो सब से अधिक प्रभावशाली 
है वे हमारे मित्र ओर सहायक बन चुके हेँ। राजाराम, दुलंभराम 
और रामनारायण का हमने जिस तरह बारी बारी से साथ दिया 
हैं उससे लोगों का हम पर भरोसा हो चला है ओर सब हमारी मेत्नी--- 
हमारे सदुभाव के इच्छक तथा प्रार्थी हो रहे है।' 


इन बातों से एक नतीजा यह निकाला गया है कि जहां 
सिराजुद्दौला हिन्दुओं से द्वेष रखने वाला न था, वहा मीर जाफर 
का दृष्टिकोण साम्प्रदायिक था और वह हिन्दुओ पर विश्वास 
क्रने वाला न था। पर यहा यह ध्यान में रखने की बात हैं कि 
हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच अगरेज आ गये थे और उनका 
हित इसी में था कि बगाल॑-बिहार में साम्प्रदायिक एकता न रहने 
पावे। यह भी ध्यान में रखने की बात हे कि मीर जाफर 
के विरुद् लडने वाले कानगार॑ खाँ, दिलेर खाँ, कादिर दाद खा, 
गूलाम हुसेन खाँ आदि मुसलमान थे और मीरन का अपना 
दीवान राजवल्लभ हिन्दू था। 


जब मई सन्‌ १७५८ में क्लाइव मुशिदाबाद गया तब दुलेभराम' 
को भी अपने साथ लता गया । इस पर मीरन को घोर आपत्ति 


हुई ओर उसने नगर का परित्याग कर विद्रोह भी कर दिया। 
३१० 


महतताब दाय 


बाजार में हडताल मनाई जाने लगी और सेठो ने भी काम-काज 
बन्द कर दिया। पर यह॒ गडबडी दो ही एक दिन रही और अन्त में 
मीरन को क्लाइव से माफी मागनी पडी। हा, यह ते हुआ कि 
दुरुभराम को दीवान का पद फिर न दिया जाय। 

महीनो (बरसो ? ) से वेतन न चुकने के कारण सैनिक अधीर 
हो गये थे ओर अगर अगरेज न होते तो वे बगावत किये विना न 
रहते । इसके लिए दोषी दुलेभराम ही बताया गया । इधर उसके 
और जगतृसेठ के भी बीच मनोमालिन्य हो चछा। कारण यह कि 
ननन्‍्दक्‌मार अब हुगली से मुशिदाबाद पहुच गया था और स्वार्थपरता 
से दुर्लभराम के विरुद्ध प्रचार करने लगा था। नवाब से जाकर 
कहता कि अगर दुलंभराम अपने कतंव्य का पालन करता तो 
आपको अर्थाभाव क॑ कारण सकठापन्न होना न पडता। 
जगतूसेठ से ज। कर कहता कि दुर्लेभराम अपनी जगह बना रहा तो 
यह विश्वांस रखिए कि आप पर आच आये बिना न रहेगी-नवाब 
चाहे जेसा होगा आपसे रुपया लेकर ही रहेगा। अगस्त में एक ओर 
मीर जाफर जगत्सेठ को साथ लेकर कलकत्ते के लिए रवाना हुआ, 
दूसरी ओर सरकार के कहने य। इशारे पर कुछ लोगो ने दु्लंभराम 
का घर घेर कर उस पर वार करना चाहा। अगर स्क्राफटन उसे 
कलकत्ते न भिजवा देता तो उसकी जान न बचती। 

जगत्सेठ मीर जाफर के लिए दिल्ली से फरमान मगा देने का 
वादा कर चुके थे। पर कुछ महीनों तक वह फरमान न आ सका। 
दिल्‍ली में मोलचाल होती रही । जनवरी १७५८ में खबर मिली कि 
फरमान जारी हो चुका था और मीर जाफर, मीरन* आदि को 


९ मकर व २३४वाए०५ ००००० ५० कक ललन्‍्का-न्ा 


के श्लोरत का लिताब था नवाब नत्ोरल्मल्क सदोक अली खा जहामत जग। 
३११ 


जग तेठ 


खिताब भी मिल चुके थे। जगत्सेठ ने क्लाइब को इसकी सूचना 
भेजते हुए लिखा कि आपको भी उमरा का दर्जा मिला हैं और 
| उसके साथ बड़ा खिताब भी। पर क्लाइब को इतने से ही संतोष 
न हो सकता था | एक साल बाद उसने जगत्सेठ को लिखा:-- 

जब आपकी सिफारिश पर मुभो जब्दितुल मुल्क रजीरुद्दौला 
के खिताब के साथ ६,००० का मनसब मिला था तब मुझे आशा 
हुई थी कि नवाब से मुझे अपने दर्ज के लायक कोई जागीर भी 
मिलेगी। पर अबतक मुझे उनकी ओर से इस सम्बन्ध में कोई सूचना 
नहीं मिली हैं। आप उनके घनिष्ठ मित्र हें, इस लिए में आपको कष्ट 
दे रहा हूँ कि आप उन्हें सनद की याद दिला कर मुर्के कोई अच्छी 
जागीर दिला दें।/ कक कक 

का पल दंत को सठोी से फरवरी १७४५० से यह उत्तर मिलाल 

“आपके क्ृपापत्र मिऊले। हमें यह जासकर प्रसन्नता हुईं कि 
: आपका स्वास्थ्य अच्छा हे और हम इसके लिए इंश्वर को धन्यवाद 
देते हैं। आपके आज्ञानसार हमने नवाब से जागीर का प्रस्ताव किया । 
उन्होंने कहा कि बंगाल में तो जागीर देना सरकार ने बन्द क॑ 
दिया हैं, उड़ीसा में इस लायक जमीन ही नहीं । पर आप चाहें तो आप 
को बिहार में जागीर मिल सकती हे। आपका जंसा विचार हो 
सूचित करें। 


पर कुछ समय बाद जगत्‌सेठ की सिफारिश पर मीर जाफर 
ने बंगाल में ही जागीर देना मंजर कर लिया। 

कंपनी को कलकत्ते के पास जिन गांवों को जमींदारी मिल चकी 
थी उनका जिराज सरकार को देना पड़ता था। जगत्सेठ ने यह 
व्यवस्था. क।ई कि उस रकम का अधिकारी क्लाइब . समभा जाय । 
३१२ 


सहताबराय 


४ जन १७५९ को सेठो की ओर से कक्‍्लाइव को लिखा गया कि 
“हमार कहने पर नवाब ने आपको इसी प्रान्त के भीतर जागीर देना 
स्वीकार कर लिया है। आप जब फिर यहां आयेगे तब आपको 
इसका पूरा ब्योरा मिलेगा । आप अपने स्वास्थ्य का समाचार भेज 
'कर हमें कृतार्थ करेगे । 

जब क्लाइव कुछ दिन बाद मुशिदाबाद लोटा तब उसकी 
अग॒वानी के लिए मीर जाफर, जगत्सेठ और कुछ दरबारी शहर से 
दो मील आगे गये और जगत्सेठ ने बछाइव को जागी र-सम्बन्धी 
खरीता समर्पित किया। 


अपने जिस पत्रद्वारा जगत्सेठ ने कलाइव को जागीर 
मिल जाने की सूचना दी थी उसी में यह भी लिखा था कि हम 
सपरिवार तीथथयात्रा करने बाहर जा रहे हे और छ सप्ताह बाद 
मुशिदाबाद लोौटेगे। उनके प्रस्थान से पहले ही शाहजादा अली 
गोहर बिहार-बगाल पर आधिपत्य जमाने के उद्देश से कम्मनाशा 
नदी को पार कर चुका था। राजा रामनारायण पर यह आरोप 
पहले ही लग चुका था कि वह अवध के नवाब से मिल कर कोई 
बड़्यन्त्र कर रहा था। अब यह कहा जाने छूगा कि उस षड़यस्त्र में 
जगत्‌सेठ भी श।मिल थे और उन्होने शाहजादे की आथिक सहायता 
की थी । जब फरवरी १७५९ में महताबराय और स्वरूपचन्द 
पारसनाय तीर्थ जाने लगे ठब उन्हे छुट्टी के अलावा अपने साथ दो 
हजार सिपाही ले जानें की इजाजत मिल जाने पर भी, नवाब ने 
आज्ञा दी कि नतो वे खुद जायेँ और न इन सिपाहियों को ही साथ 
ले जायें। पर किसी ने इस आदेश पर ध्यान नहीं दिया। सिपाहियों 
को सेठों की ओर से यह आश्वासन मिल चुका था कि सरकार के 
३१३ 


जगतसे5 


जिम्मे उनका जो कुछ वेतन बाकी था उसे वह दे देंगे ओर ऐसी 
हालत में उन्होने आदेश सुना भी तो उसे अनसुता कर दिया । 
तीर्थ-यात्रा कर जून तक जगतूसेठ मुशिदाबाद लौट आये और उनके 
लौटने पर ही नवाब से क्लाइव को वह जागीर मिली । इस बीच में 
शाहजादा बिहार पर आक्रमण कर चुका था, जिसकी पृष्ठभूमि 
यह थी -- 


१७४८ में मुहम्मद शाह रगीले के मरने पर उसका बेटा 
अहमद शाह दिल्‍ली के तख्त पर बेठा था। यह १७५५ में तख्त 
से उतार दिया गया और अधा कर दिया गया। उसके बाद 
जहांदार दाह का दूसरा बेटा अजीजुद्दीन, आलमगीर सानी के 
नाम से तख्त पर बेठा । इसकी १७५९ के अन्त में हंत्या हुई और 
कामबख्श का पोता शाहजहा तुतीय* सम्राट घोषित किया गया। 
पर एक वर्ब के भीतर ही यह गददी से हटा दिया गया। १७६१ में 
पानीपत की तीसरी लडाई हुई ओर 'मराठों को परास्त कर 
काबुल लौटने से पहले अहमद शाह अबदाली, आल्मगीर सानी के 
लड़के अली गौहर को शाहआलम सानी/ के ताम से सम्राट मनोनीत 
कर गया। 

प्रभुता के लिहाज से, दिल्‍ली अपने अतीत की छाया-मात्र रह 
गई थी। नर्मदा के दक्खिन में ही नही, उत्तर में भी प्रान्तीय 
शासक प्रायः स्वतत्र हो चले थे । दिल्ली की जो कुछ चलती थी 


* चाहजदा सानी (या द्वितोय) रफोउद्दोला के उप।धि थी। 

| १७८८ में एक अफाान ने इसे अधा कर दिया । इसका बेटा 
अफ़बर सानो था जो १८०९ से १८३७ तक सम्थाद्‌ रहा, और पोता बहादुर 
दाह सानी जिसे सत्‌ १८५७ के विद्रोह के बाद निर्बासित होना पडा। 





महताबराय 
वह उसी के इदे-गिर्दे के इलाके मे--जिसमें पूरा दोआबा भी 
शामिल नही था । राजपूत तो तटस्थ रहने लगे थे, पर पडोसी 
जाट दिल्‍ली की गलियो में भी पहुच जाते और दरबार की 
दलबन्दी से जो लाभ उठा सकते उठा लेते । रहेलखड मे रुहेले 
ओर दोआबा के दक्षिण भागमे बगश अफगान प्रभावशाली हो चले 
थे। रहेलो की राजधानी मुरादाबाद थी और बगश अफगानों की 
फरुंखाबाद । अवध का सूबेदार पहले सआदत खा था। १७३९ 
में उसका भाजा और दामाद अबुल मसूर खा, सफदर जग के नाम 
से, उसका उत्तराधिकारी हुआ। यह शीआ था, इसलिए भी 
इसकी सुूत्नी अफगान पडोसियो से नहीं बनती थी। मराठों की 
सहायता से फरुखाबाद को तहस-नहस कर सफदर जंग ने बंगश 
अफगानो का आधा राज्य उन्हें दे दिया। यमुना से उत्तर मराठो ने 
इप्तसे पहले कोई इलाका हासिल नहीं किया था। सफदरजग ने 
इलाहाब।द-प्रान्त को भी अवध में मिला लिया। १७५४ में उसकी 
मृत्यु होने पर उसका बेटा शुजाउद्दौल। अवध का नवाब हुआ। 
शाहूजादा अली गोहर (भावी शाहआलम सानी) और शुजाउद्दौछला 
के नाम हमें आगे भी मिलने वाले हे। 


इस देश पर, पर्चिमोत्तर दिशा से कई आक्रमण इधर अहमद 
शाह अबदाली या दुर्रानी नामक अफगान-द्वारा हुए। पहला १७४८ 
में, दूसरा १७४९ में, तीसरा १७५१ के अन्त में। तीसरे आक्रमण 
के फलस्वरूप दुर्रानी को पजाब और मुलतान मिल गये। चौथा 
आक्रमण १७५६ में हुआ ओर १७५७ की जबवरी मे दुर्रानी ने 
दिल्‍ली पहुंच कर शहर को लटपाट से और भी खोखला कर दिया। 
इस यात्रा में उसने मथुरा जाकर वहा बहुसख्यक “निरस्त्र हिन्दू 


३१५ 


'जगत्सेठ 


यात्रियों का कत्ल कराके इस्लाम के प्रति अपनी अनुरक्ति-भक्ति 
प्रदर्शित की *।” इसके बाद उसकी चढाईं १७५९ में मराठो को 
दड देने के उह्देश से हुई और उसी के अन्‍्त में १४ जनवरी 
१७६१ को पानीपत के पास वह महासग्राम हुआ जिसका उल्लेख 
ऊपर हो चुका हैं । 


इन लडाइयों के अलावा दिल्ली-दरबार में भी विभिन्न दलो 
के बीच दगल होते ही रहते थे । बत्कि दलबन्दी पहले से भी 
जोरो पर थी । कभी ईरानी दल जीतता तो कभी तूरानी--पर 
जो जीतता वह सम्राट की मुह्के कूछ और कस देता । १७४८ में 
निजामुल्मुल्क के चचेरे भाई कमरुदहीन खा के मारे जाने पर, 
सफदर जग वजीर हुआ। निजामुल्मुल्क का बडा बेटा गाजीउद्दीन 
खा (प्रथम) दिल्ली में ही उच्च पद पर था । दूसरा बेटा नासिर 
जग के नाम से हेदराबाद की गही का मालिक बन गया । गाजी- 
उद्दीन १७५२ में सलाबत जग 4 से गद्दी छीन लेने के विचार से 
चला भी तो उसकी सोतेली मा ने उसे रास्ते में ही जहर दे कर 
मार डाला । दिल्ली में उसकी जगह उसके अठारह साल के बेटे 
को मिली। यह भी बाप की ही तरह गाजीउद्दीन कहाने लगा 
ओर सफदर जग की सिफारिश पर इसे अमीरुल उमरा, इमादुत्मुल्क 
आदि खिताब भी मिले। पर यह आफत का परकाला निकला। 
पहले तो इसने बादशाह की ओर से सफदर जग की ही जड खोदना 
शुरू किया और बात यहा तक बढी कि सफदर जग ने 
१७५३ में बगावत कर दी। छ महीने बाद शान्ति स्थापित हुई 
* केम्ब्रिज हिस्टरी आव्‌ इडिया । भाग ४, पृष्ठ ४३९। 


 नासिर जग १७५० में मारा जा चुका था। 
१६ 


महुताबराय 
भी तो वह दिल्‍ली में न रह सका। अवध चला गया। अब कमरुद्दीन । 
का बेटा अर्थात्‌ गाजीउद्दीन का चचा इतिजामुद्दौला वजीर 
हुआ। इन दोनो की भी आपस में न बन सकी । गाजीउद्दीन ने 
सफदर को भगा कर चचा को बरखास्त कराया और आप वजीर 
बन बठा । फिर उसने अहमद शाह को तख्त से हटाया और 
उसकी ही नही, उसकी मा की भी आखे निकलवा ली | जब १७५७ 
में अहमद शाह दुर्रानी दिव्ली आया तब नये सम्राट आलमगीर 
सानी ने भी उससे रो रो कर कहा कि मेरी जान हर घडी खतरे 
में है, लौठने से पहले मेरे बचाव का कोई इतजाम जरूर कर 
जाइए। मुहम्मद शाह की दो विधवा स्त्रियो ने भी गाजीउद्दीन 
के बर्ताव की शिकायत की और उनमे से एक ने तो यह प्रस्ताव 
भी किया कि मुभसे निकाह कर लीजिए और हम दोनो को 
साथ लेते चलिए । उसकी उम्र को देखते हुए दुर्रानी को यह 
प्रस्ताव आकेषक न जचा, पर दयाद्रवित हो उसने उसे स्वीकार 
कर लिया । १७५९ म दुर्रगनी फिर आया । उससे पहले ही 
गाजीउद्दीन की आस्तीन पर अपने बादशाह ओर अपने चचा के 
खून के दाग पड़ चुके थे। नतीजा यह हुआ कि उसे दिल्‍ली से भाग 
कर सूरजमल जाट के किसी किले में शरण लेनी पडी। 
सफदर जग ओर गाजीउद्दीन के मत्रित्वकाल में मराठों 
का दिल्‍ली में भी दबदबा बढा ओर वथ॑ वहा की राजनीतिक स्थिति 
से लाभ उठा कर अपने साम्राज्य को विस्तृत करते ही गये। 
उनसे भूल हुईं तो यह कि जहा विस्तार को बढाय। वहा नींव 
की मजबूती की ओर ध्यान नहीं दिया । सफदर जग को सहायक 
हो कर मराठे १७५१ में दोआबा पर ही नही, रुहेल्खड पर भी 
३१७ 


जगतसेठ 


अधिकार कर च॒के थे। गाजीउद्दीन सानी भी उनके दरबार में 
सहायतार्थी बना ही रहा। इन्दोर-राज्य के सस्थापक मल्हार 
राव होलकर की मदद से ही उसने अहमद शाह को तख्त से 
उतारा था । जब जरूरत पडती तब होलकर या शिद या दोनों से 
मदद ली जाती और उन्हें इस मदद की पूरी कीमत दी जाती। 
१७५१ में प्राय सवा करोड रुपये लेकर काबुल लोटने से पहले, 
दुर्रती लाहौर में अपने बेटे तेमूर शाह को प्रतिनिधि-स्वरूप 
छोड गया । पर एक ओर वह पजाब से हटा, दूसरी ओर गाजी- 
उद्दीन ने मराठों को निमंत्रित कर उस प्रान्त को छीन लेने के 
लिए भेजा । मराठो का सेनापति था पेशवा बालाजी वाजीराव 
का भाई रघुताथ राव ( राघोबा )। इसने तेमूर शाह को मार भगाया 
और लाहौर पर अधिकार कर लिया । मराठों की शक्ति अपनी 
पराकाष्ठा को पहुच चुकी थी। यल्फिन्स्टन नामक इतिहासकार 
के शब्दों में, उनके राज्य का विस्तार उत्तर में तो सिथ्रु नदी और 
हिमालय तक और दक्षिण में प्राय. कन्याकुमारी तक हो चुका 
था। जो प्रान्त या प्रदेश दूसरो के अधीन थे वे भी उन्हें कर देने लगे 
थे। ओर इस सारे साम्राज्य का शासन पूना से होता था, जहां 
सारी शक्ति एक व्यक्ति पेशवा के हाथ में केन्द्रीभूत थी। पजाब 
में होने वाली सफलता पर पूना दरबार मे आनन्द का वारपार न 
रहा ओर लोगो ने यह मान लिया कि 'अटक की दीवारों पर भी 
भगवा भंडा फहराने लगा था' । वास्तव में रघुनाथ राव ने जो कुछ 
किया वह शायद ही नीतिमान्‌ का काम कहा जा सकता था। 
उससे पेशवा के कोष में तो एक आना पैसा भी न आया । फिर 
जहा मराठों को न तो सिखों की सहानुभूति प्राप्त थी, न मुसल- 


है १८ 


महताबराय 


मानों की, उस प्रान्त को वे कितने दिन अपने अधिकार में रख 
सकते थे ? उधर विता पूरे सग़ठन या आयोजन के ही अहमद 
शाह अबदाली को चुनौती दे कर उसने हिन्दुस्तान में मराठा 
शक्ति के विनाश को अनिवायें कर दिया*। पानीपत की इस 
तीसरी लडाई का नतीजा यह न होता और मराठों की सघशक्ति 
नष्ट न हो जाती तो अगरेजो को बगाल में अपना राज्य स्थापित 
करने और उत्तरोत्तर उसकी सीमा बढाते जाने में जो आइचये- 
जनक सफलता हुईं वह हरगिज न हो पाती । 
गाजीउद्दीन ने १७५७ में मराठों को आमत्रित कर और 
'रघुनाथ राव तथा मल्हार राव होलकर को पृष्ठपोषक बना कर, 
आलमगीर सानी को किले में नजरबन्द कर दिया । सम्राट अपने 
पुत्र अली गौहर को दिल्‍ली से बाहर फोज हे आने के लिए 
भेज चुका था। पर अली गौहर से कुछ न बन पडा। रघुनाथ राव 
-और मल्हार राव के पजाब चले जाने पर वह मराठा सरदार 
बिट्ठल राव की सलाह से, दिल्‍ली लोटा भी तो उसे किले में 
रहने का साहस न हो सका। पर जिस मकान में डरा डाला 
उसको भी गाजीउद्दीन ने एक दिन घेर लिया । विट्ठल राव 
की मदद से अली गौहर फरुंखाबाद भाग गया और वहां से सहारन- 
पुर पहुच कर नजीबुद्दौला$ की शरण ली। उसने शरणार्थी को 
सलाह दी कि बंगाल की हालत खराब है, अगरेज उसे निगल 
जाने की फिक्र में है, बेहतर हो कि आप उधर जा कर एक पथ दो 


# केस्न्रिज हिस्टरी, भाग ४, पृष्ठ ४१६। 


॥ इसका असली नाम नजीब खा था । यह अहमद शाह दुर्रानी का बड़ा 
खेरखाह और गाजीउद्दीन का दुश्मन था । 


जगपसेउ 
काज कर ले । शाहजादा सहारनपुर से चल कर अवध पहुँचा 
तो शुजाउद्दौला ने भी यही सलाह दी। नजीबुद्दोला की तरह 
यह भी इसी नतीजे पर पहुच चुका था कि दिल्‍ली मे गाजीउद्दीन के 
रहते अली गौहर को पनाह देना अपने हक में अच्छा नही हो 
सकता । फिर उसकी अपनी दृष्टि भी बिहार-बगाल पर थी । उस 
समय इलाहाबाद में मुहम्मद कूली खा उसका नायब था। यह भी 
अपने ही स्थ।यें की दृष्टि से इस विजय-यात्रा का समर्थन करने 
लगा। शुजाउददोल। उसका असली अभिप्राय जानता था, पर 
उसे इस नायब को शाहजादे के साथ जाने देने में कोई आपत्ति 
नही हुईं। अछी गौहर ओर मुहम्मद कुली १७५९ मे कम्मंनाशा 
पार कर, पटने के पास पहुच गये। 

बिहार और बगाल के कुछ सरदार मुहम्मद कुली खा को 
सहायता का वचन दे चुके थे। रामनारायण ने अगरेजो की फैक्टरी 
के प्रधान मि० ऐमियट से सहायता मागी तो कोई निश्चयात्मक' 
उत्तर न मिला । असमजस में पड कर वह पहले तो दोनों आक्रमण- 
कारियो के पडाव पर गया और दरबारदारी की। फिर उसे 
ज्योही मालम हुआ कि क्लाइव और मीरन चले आ रहे थे, उसने 
रुख बदल दिया ।इस पर लडाई शुरू हो गई और किले पर 
गोलाबारी होने लगी । इसी बीच मुहम्मद कूली खा को खबर 
मिली कि शुजाउद्दोछा खां ने इलाहाबाद के किले पर अधिकार 
कर लिया था। वह॒ अपनी निबेडने के लिए उस ओर चल पडा। 
फरासीसी सरदार मो० ला ने इस अवसर पर पहुच कर शाहजादे 
से कहा कि पटने के किले पर फिर घेरा डाला जाय, पर अर्थाभाव' 
के कारण यह करने का उसे साहस वे हो सका। मुहम्मद कूली खा 
३२० 


किक ७०>क--3 ०3----०----+९--७८--..६७+३+-८नक-१पनिलिगानन-3+९-केल--प ०ननकनननम-ऊमअन-नममया ननम-न-- सन 3९2० नल गन-नओ प»ःट जा >कमनक, 


मह॒ताबराय 


बनारस पहुचा तो शुजाउद्दौला के हुक्म से गिरफ्तार कर लिया 
गया। शाहजादा अली गौहर मो० ला के साथ, मिर्जापुर होता 
हुआ रीवा चला गया । कक्‍्लाइव ओर मीरन पटने पहुचे तो उन्हें 
किसी का सामना न करना पडा, पर औरो को नहीं तो मीर जाफर 
को यही विश्वास हुआ कि क्लाइव ने ही आक्रमणकारियों को भगा 
दिया था । अपनी क्ृतज्ञता दिखाने के लिए उसने उसे वह जागीर 
दे दी जिसका जगतृसेठ प्रस्ताव कर चुके थे। कहने की आवश्यकता 
नही कि इससे पहले ही जगतूसेठ-सम्बन्धी सदेह निराधार प्रमाणित 
हो चुका था। 

क्लाइव के कलकत्ते लोट जाने पर, मीर जाफर सितम्बर 
१७५९ में, दूसरी बार वहा गया । साथ जगतसेठ भी थे। इन 
लोगो की वहा चार दिन मेहमानदारी हुईं। सब मिला कर कंपनी 
को ९६,९१६ रुपये खर्च पडे---७९,५४२ रुपये नवाब के लिए और 
१७,३७४ रुपये जगतसेठ के लिए । दूसरी रकम की कुछ तफसील 
यह थी :--- 


रु० आ० पा० 
१--मकान की सजावट ५२८४ १२ ६ 
(क) चार थान खासा १५५७५ ० ० 
(ख) ४५ थान कटनी + १५७ ० ० 
(ग) परदों के लिए रेशम,फीता,सूत॑ ९६ १२९ ० 
(घ ) गद्दों के लिए टाट १६ १० ०' 
(छू ) ४० चटाइया ३७ ० ० 





डील ऑन आऑिडतओ- ना अफीजाया यु 


* प्रि० लिंदुल। आरकटो रुपये। 
| कटवो एक प्रकार के सूती कपड़े का नाम था। 


जगतूसेठ 


रू० आा० पा० 

(च) दर्जियों की मजदूरी ६६ ६ ६ 
२--भीजन चार दिन १६०० ७ ० 
३--उपहार प्राय ९७५०० ० ० 


(क) ९ थान फूलदार मखमलह १५७० ८ ० 
(ख) १ हीरा जड़ा हुआ अतर- 
दान ३२२२२ ३ ६९ 


(ग) ४ थान बनात २८० ० ० 
४--नौकरों को बखशीश ५०० ० ७० 
५--जगत्‌सेठ के साथ जाने वाले 

डालचन्द के लिए खच्चे ९२२ हे ० 

(क) भोजन १५० ० ० 

(ख) उपहार ७७२ ३ ० 
६--रतनचन्द के लिए खर्चे ९३२ ७ ० 

( क्‌ ) भोजन १५० ० ०७० 

(ख) उपहारादि ७८२ ७ ० 
७--त्रजमोहन साह के लिए खर्चे ३८४ शेड ० 

( कक ) भोजन १०० ०७ ०७ 

(ख) उपहार २८४ १४ ० 
८--हाथी के लिए बनात ३५ ० ० 
९---फल हछाने वालों को बखशीश २० १० ७० 


अंगरेज-जाति के लिए कौड़ियों के मोल बगाल-बिहार खरीद 
कर, उसके राज्यविस्तार का बीज बो और स्वय करोड़पति बन 
कर, २५ फरवरी १७६० को क्लाइच इशगलंण्ड के लिए रवाना 
हुआ। इससे पहले शाह आलम' फिर पटने पर चढ़ाई कर चुका 
३२२ 


महताबराय 
था और अगरेजों की ओर से वहां मीरन के साथ कंलो 
सेनापति बना कर भेजा जा चुका था । क्लाइव की जगह वासी- 
टार्ट गवर्नर नियुक्त हो चुका था, पर इसके आने में कुछ 
महीनों की देर थी इसलिए हालवेल स्थानापन्न गवर्नर हुआ । 
इसी समय मराठों ने दक्षिण से हमला किया और कपनी 
को जमीदारों से रुपया वसूल करने में कठिनाई होने लगी । 


उधर ढाके से कुछ रुपये की माग आई। इस पर हालूवेल 
ने वहा वालों को लिखा कि मेरे पास रुपया नहीं, तुम 
जगतूसेठ से कर्ज लेकर काम चलाओ । मई में उसने खुद 
जगतूसेठ से कर्ज मांगा, पर उसे जवाब मिला कि मीर जाफर को 
हमें इधर इतना उधार देना पड़ा हैं कि हम कपनी की माग पूरी 
नहीं कर सकते । बिगड़ कर हालवेल ने वारन हेस्टिग्स को लिखा कि, 
“मेने जगत्सेठ से दस-पद्रह लाख रुपये मागे थे, पर उन्होंने बहाना 
कर कछ भी देने से इन्कार कर दिया हैँ । मेरा खयाल था 
कि अपने आपको सुरक्षित रखने और कंपनी से दोस्ती बनाये 
रखने के लिए वह खुशी खुशी यह कर्ज दे देगे। पर मेरा 
खयाल गलत निकला। मुझे इसमे सन्देह नहीं कि कंपनी को 
इसका बदला लेने का मौका शीघ्म ही मिलेगा। 


वारन हेस्टिग्स ने जगत्सेठ की ओर से खेद प्रकट किया तो 
हालवेल ने उसे लिखा कि, “अगर जगतूसेठ कपनी के साथ अपना 
सम्बन्ध बनाये रखना चाहते तो सब न सही, कूछ रुपये तो दे ही 
सकते थे । उनका कहना है कि नवाब की मांग पूरी करने के 
कारण वह कंपनी को कुछ उधार नही दे सकते । पर मुभे इसमें 
जरा भी सचाई नजर नहीं आती । अगर कंपनी की मांग पूरी 


११३२ 


जगतसे5 
कर देते तो नवाब को इसी आधार पर कुछ भी देने से इन्कार 
कर सकते थे । उस हारूुत में अगर नवाब की ओर से उनके साथ 
दुव्यंवहार भी होता तो हम उन्हें बचा लेते । खेर, 
वह समय आ सकता हैं जब उन्हें कपनी से सहायता मागनी 
पड़ेगी। उन्हें जान लेना चाहिए कि उस हालत में हम उनकी 
रक्षा न कर, उन्हें शैतान के ही हाथ में छोड देगे ।” 

शाहजादे की दूसरी चढाई पहली की अपेक्षा बड़े पैमाने पर थी 
और बिहार के कामगार खा, दिलेर खा आदि सरदार भी इस बार 
उसका पक्ष अपना चुके थे । इसी समय अली गोहर को अपने 
बाप आलमगीर सानी के मारे जाने की खबर मिली। उधर वजीर 
गाजीउद्दीन ने तो शाहजहा (तृतीय ) को सम्राद घोषित किया, 
इधर अली गौहर ने, “मृताखरीन” के लेखक के पिता हिदायत 
अली खा की सलाह से, अपने आपको * | अब यह शाह आलम सानी 
कहाने लगा । शुजाउद्दोला को इसने अपना वजीर और नजीबु- 
ददोला को अपना सेनापति नियुक्त किया । पर ये कोई काम न 
आ सके । फिर भी फतुए में होने वाली लडाई में शाह आलम की 
जीत हुई और रामनारायण घायल हुआ । अगरेजों की ओर से 
कप्तान काकरेन और बारवल लड़े भी तो उन्हें हार ही खानी पड़ी 
और पटने पर शाह आलम का कब्जा हो गया। केलो और मौरन 
के पहुच जाने पर लड़ाई और भी जोर शोर से होने छगी। शाह 
आलम की ओर से कादिर दाद खा ने मीरन के मामा मुहम्मद 


“उसके नाम' का खुतबा पढा भी गया तो लोग उसे प्राय. 'शाहजादा” ही 
कहते रहे। 'शाह्‌ आलम" वह १७६१ से कहाने लगा जब अहमद शाह अबदाली 
उत सम्राद घोषित कर गया । 


रे२९ 


महताबराय 


अमीन खा को मार डाला । खुद मीरन को घायल होकर मेदान 
से भाग जाना पड़ा। इसके बाद गोला लगने से कादिरदाद मारा 
गया ओर परिस्थिति शाह आलम के प्रतिकूल हो गईं। कामगार 
खां उसे साथ लेकर बिहार शरीफ चला गया । वहा से धावा 
मार कर वह बदंवान जा पहुचा । मुशिदाबाद से मीर जाफर 
अगरेजो को साथ ले कर आगे बढा और बर्दवान के पास ही दोनों 
दलो का मुकाबला हुआ । इस मोके पर शाह आलम को दुलंभराम 
से ही नही, पूनिया वाले खादिम हुसेन खा से भी पंसे की मदद 
मिली। पर लडाई में तोपो की बदोलत मीर जाफर की ही जीत 
हुई ओर कामगार खा को पटने की ओर लोट जाना पड़ा। 


अलीवर्दी की बेगम, अपनी दोनो* बेटियो तथा अन्य स्त्रियों 
के साथ, मुशिदाबाद से ढाके भेज दी गईं थी। अब मीर 
जाफर और मीरन ने उनका बचा-खचा धन भी छीन लेने और 
उनमे से दो को मरवा डालने के उददेश से बाकिर खा को एक 
सो सवारो के साथ ढाके भेजा । वहा के फौजदार जसारत खाँ 
को लिखा गया कि चाहे जसे हो घर्स,टी बेगम और अमीना बेगम 
को गिरफ्तार कर फौरन बाकिर खा के साथ यहा भेज दो | जसारत' 
को ऐसा कृकृत्य करने में हिंचकिचाहट हुई तो मीर जाफर ने 
कहलाया कि मीरन तो बिहार चला गया, अब उनके लिए मुशि- 
दाबाद में खतरा ही क्‍या रहा ? छल से दोनो बहने नात में 
'बिठाई और पद्म। नदी के बीच में लाकर ड्बा दी गई । “रियाजु- 
स्सलातीन” में लिखा हैँ कि, जब उन्हें मालूम हो गया कि उन्हें 


#तीसरी बेटी शौकतजंग की मा थो जो शायद पूर्तिया में ही मर 
चुकी थी । 


॥के से ले आने का वास्तविक उददेश क्‍या था, तब उन्होंने पहले 
तो नमाज पढ़ी, फिर बगल में क्रान दबाकर पारस्परिक आलिगन 
किया और पानी में कद पड़ी। “मृताखरीत” में लिखा है कि 
अमीना बेगम ने कदने से पहले ईद्बर से प्राथना की कि जिस 
मीरन के आदेश से हम दोनों बहनों की इस प्रकार हत्या की जा 
रही हैँ उस पर गाज पड़े ! 


अलीवर्दी खां की बेगम कुछ समय बाद मुशिदाबाद पहुचाई 
गई और मरने पर अपने पति के मकबरे में ही दफनाई गईं। 
सिराजुद्दोला की बेगम लत्फुन्निसा भी अपनी बेटी उम्मत जोहरा 
के साथ वही लाईं गई और उसे अलीवर्दी खां और अपने पति के 
समाधिभवन की देख-रेख का काम सौपा गया, जिसके लिए उसे 
तीन-चार सौ रुपये की मासिक वृत्ति मिलने छगी। 


शाह आलम के साथ पटने पहुच कर कामगार खां 
ने फिर किले पर घेरा डाला | मो० ला भी वहां पहुच चुका था। 
रामतारायण आत्म-समर्पण करने जा ही रहा था कि कप्तान 
नाक्स कुमक ले कर आ गया और कामगार खां की फौज के पैर 
उखाड़ दिये । शाह आलम मनेर की ओर चला गया। 

मीरन को खादिम हुसेन खां फूटी आंखों न भाता था और 
इधर उसने इसको पूनिया से भगा देने का दृढ संकल्प कर लिया 
था। इसका जवाब देने के लिए खादिम हुसेन अपनी सेना के 
साथ गगा के दूसरी ओर हाजीपुर आ गया था। शाह आलम के 
पटने से हटते ही, मीरन ने केलो की सेना के साथ नदी पार कर 
उसका पीछा किया । खादिम हुसेत बेतिया की ओर भाग चलछा। 
उसके सोभाग्य से रास्तें मे, रात को मीरन के खेमे पर बिजली 


है२६ 


महताबराय 


गिरी ओर वह मारा गया* “मृताखरीन” का कहना हूँ कि जिस 
दिन अमीना बेगम और घसीटी बेगम ड्बाई गई” उसी रात को 
मीरन पर यह विद्युत्पात हुआ। खादिम हुसेन अवध की ओर भाग 
गया और मीरन के दल वाले पटने लौट गये । इनमें राजवल्लभ 
भी था जो पलासी के युद्ध के बाद मीरन का दीवान बन चुका 
था। इन लोगों ने शाह आलम को घेर लूना चाहा, पर कामगार 
खा के साथ वह गया-मानपुर की ओर भाग गया। 


अपने ज्येष्ठ पुत्र मीरन के मरने का समाचार पाते ही मीर 
जाफर की कमर टूट गई। उधर सैनिको ने बाकी वेतन मांगना 
शुरू किया और न मिलने पर उन्होंने बदअमली कर दी। कितने 
ही सरकारी अफसर पालकियों से उतार लिये गये और मारे-पीठे 
गये। १६ जूलछाई को सेनिकों ने नवाब के महरू को घेर लिया 
और दीवारों पर चढ़ कर नवाब को गालियां देने और धमकाने 
लगे । जो सामने आया उसी पर ई ट-पत्थर फेंके गये । अगर 





* पर बरसों बाद बर्क ने पालेमेन्ट के सामने व्यग्यपूर्ण भाषा में कुछ 
और ही कहा था - 

“बह कैसी विचित्र बिजली रही होगी कि ऊपर का खीमा ज्यों का त्यों 
खड़ा रहा, बिजली के गिरने की आवाज पास सोये हजारो सैनिकों में से किसी 
को सूनाई न पड़ी और मीरन' उसके प्रहार से मर गया।” 

“+थ्री' अक्षयकुमार मैत्रेय के बगला ग्रंथ मीर कासिम” के हिन्दी अनुवाद 
“जब अगरेज आये” (अनु० श्री रामनाथ हाल सुमन) से । 

आधुनिक इतिहासकार भी इस प्रसंग मे “सभवतः” शब्द का व्यवहार 
करने लगे है। केम्ब्रिज हिस्टरी, भाग ५, पृष्ठ १६६। मीरन जरूर भारा 
गया, चाहे जैसे मारा गया हो। 


३२७ 


जगत्सेठ 


इम्तियाज खां खलीस' का बेटा* और मीर जाफर का दामाद 
मभीर कासिम अली खा अपने पास से सेनिकों को ३ लाख रुपये 
न देता और बाकी वेतन चुका देने की जिम्मेबारी अपने ऊपर 
नल लेता तो उनका विद्रोह और भी भयकर रूप धारण कर लऊंता। 

हालवेल मीरन के मरने के पहले से ही यह प्रस्ताव करने 
रूगा था कि कपनी मीर जाफर का मुख्तार न हो कर खुद मालिक 
बन जाय। उसका विश्वास था कि शाह आलम कपनी को खुशी 
खुशी बगाल-बिहार की सूबेदारी दें देगा । पर औरो को, विशे- 
षत: सेनापति कलो को यह प्रस्ताव यूक्तिसगत न जचा । वारन 
हेस्टिग्स ने भी इसका विरोध किया । वे मीर जाफर के पक्षपाती 
तो न थे, पर उनका दृष्टिकोण यह था कि अगर कपनी बिना 
आड कं ही सर्वेसर्वा बन बेंठी तो सभव था कि इसका परि- 
णाम बूरा हो। एक क्रान्ति को अभी तीन ही बरस हुए थे। 
इतने समय में ही दूसरी क्रान्ति का अर्थ होगा उस मीर जाफर के 
साथ भी विश्वासधात, जिसकी अगरेज बाह पकड चुके थे ओर 
जिसे सूरक्षित रखने की शपथपूवेक प्रतिज्ञा कर चूके थे । 


हालबेल ने देखा कि नकाब उलट देने की बात किसी के भी 
गले उतरने वाली नहीं, इसलिए अपने मूल प्रस्ताव में इतना 
सशोधन कर दिया कि मसनद पर किसी और को ही बिठाया 
और उसकी आइड में दूध बिलोया जाय । इससे पहले वह मीर 
कासिम अली खा का जी टटोल चुका था और उसमें महत्त्वाकाक्षा 
के साथ यथेष्ट अनुकलता भी पा चुका था। 


* 'मुताखरीन” के अनूसार, सैयद मृतेजा का' बेटा अर्थात्‌ इम्तिय।ज 
खा का पोता। 


रे२८ 


महुताबराय 


सेनापति कलो उस समय बिहार में था। हालबेल ने उसे 
कलकत्ते आ जाने को लिखा ।कलो को पूरी बातो की जानकारी 
न थी, इसलिए वह तक्क-वितक ही करता रहा। जब मीरन 
ससार में न रहा और कंलो कलकत्ते पहुचा तब हालवेल ने 
उससे दिल खोल कर बाते की और उसे समभा दिया कि इस 
ऋ्राति से क्या क्‍या लाभ होने वाला था 


नया गवनेर दासीटार्ट २७ जुलाई को कलकत्ते पहुचा। यह 
मद्रास मे चोदह साल बिता चुका था और कूटनीति के साथ 
फारसी का भी अच्छा ज्ञाता समभा जाता था। इसमें कुछ 
भलमनसाहत भी थी ।पर यह न तो दबग था, न नि्लॉभ, इसलिए 
न तो इसकी नीति स्वतत्र रह सकी न यह अपने वातावरण में किसी 
प्रकार का सुधार कर सका और न बदनामी से बच सका | 


कलकत्ते आने के कुछ समय के भीतर ही इसके और जगत्सेंठ 
के बीच अच्छा सम्बन्ध हो गया । महताबराय इसे एक पत्र में 
लिखते हू -- 


“२० मुहरंम शनिवार को मे ६ बजे शाम को भोजन कर 
पेदल लौट रहा था कि पैर फिसलने से गिर पिडा। कधे पर चोट 
आई और उसकी हड्डी छटक गई। दो घटे बाद में बेहोश हो 
गया। एक चिकित्सक ने आकर दवा दी । इंश्वर की दया से २ 
सफर को हडडी बेठ गई। मेरी हालत पहले से अच्छी हे, लेकिन 
दाहने हाथ से अभी काम नहीं हो सकता। 

“आपका पत्र प्राप्त हुआ । आपने जो तेल, सीग का सत्त 
और दूसरी दवा भेजने की कृपा की वे भी प्राप्त हो गये । पर 

३२६ 


जगत्सेठ 


आपने उनके व्यवहार की विधि नहीं बताई, इसलिए उनका 
प्रयोग नहीं कर सका हूँ। दवायें ज्यों की त्यों पड़ी हुई हे । कृपया 
अपने कमंचारियों के द्वारा यह सूचित करा दे कि इस औषधि 
का किस प्रकार सेवन करता चाहिए, और उसके साथ क्‍या पशथ्य 
होना चाहिए । मेरा हाथ तो बेकाम हो गया था, आपके आशीर्वाद 
से वह ठीक हो चला है। दर्द की भी कोई दवा हो तो दर्याफ्त 
कर भिजवा देने की कृपा करें और यह भी लिखें कि उसका 
उपचार किस तरह किया जाय। अगर आप किसी सूयोग्य 
डाक्टर को भेज सके तो आपकी और भी मेहरबानी होगी। चंगा 
हो गया तो में आपका जन्म भर आभारी रहूगा। 
पुनइच:--- 


“जान पड़ता है कि आपने इस सम्बन्ध में डाक्टर हेनकाक को 
लिखा था । वह कल २ सफर को दवा दे गये हे जिससे मुझे बड़ा 
फायदा पहुचा हैं। ईंदवर आपको दीर्घायु और सम्पन्न करे*।” 


मालम नही, हालवेल ने जगत्‌सेठ के सम्बन्ध में वांसीटार्ट से 
क्या कहा, पर मीर जाफर की निन्‍्दा करने में उसने अपनी ओर 
से कोई कोताही नहीं होने दी । 


दोषारोपण के रूप में उसके अत्याचारों का एक लम्बा चिट्ठा 

पेश किया । ढाके के हत्याकांड पर प्रकाश डालते हुए हालवेल ने 

अपनी कल्पनाशक्ति से तिल का ताड़ तो कर ही दिया था, कितने 
ही ऐसे अभियोग लगाये थे जिनमें तिल भर भी सचाईं न थी। 
बगाल में शासन-संबंधी जितनी बुराइयां थी सब की जड़ में 


* मि० लिटूल द्वारा उद्धृत । 
शेह्रे० 


महताबराय 


हालवेल ने मीर जाफर को ही बताया । इस पर एक अभियोग 
यह था कि यह पिछले साल डच' लोगो की सहायता कर अंगरेजों 
के साथ विश्वासघात कर चुका था--हालांकि कर्नल कैलो का 
कहना था कि बात कभी साबित न हो सकी थी और साबित हुईं 
भी थीं तो क्लाइव इसके लिए मीर जाफर को क्ष॑मा-प्रदान कर 
चुका था । दूसरा अभियोग यह था कि मीर जाफर शाह आलम 
से पत्र-व्यवहार करने लगा था, यद्यपि वारन हेस्टिग्स ने यह कह 
कर इसे भूठ साबित कर दिया कि जिस पत्र का हवाला दिया 
गया था वह जाली था । मीर जाफर पर ऐसे व्यक्तियों को मार 
डालने * का भी अभियोग था जो उसके अपने मरने के बाद भी. 
जीवित थे । 

कौंसिल के सब तो नहीं, पर थोड़े से सदस्य उसकी बातो में 
आकर, विशेषत: लोभ के वशीभूत हो कर, उसके प्रस्ताव का 
समर्थन करने को तेयार हो गये थे। ये थे कर्नल कलो, विलियम' 
समनर, विलियम मेक्ग्वार आदि । वासीटार्ट पर भी हालवेल का 
जादू चल गया ओर वह भी उसके प्रस्ताव से सहमत हो गया । 
उसके विरोधियों में थे ऐमियट, एलिस, मेजर फारनक, वेरेलस्ट 
आदि। पर गवनर और सेनापति के सहमत हो जाने के कारण 
उनके विरोध की उपेक्षा की गई और उनसे यह भी न बताया गया 
कि खिचड़ी कहां तक पक चुकी थी । 


२७ सितम्बर को कौंसिल की एक मीटिंग हुई जिसमे विरोधियों 
को उपस्थित होने का अवसर ही नही दिया गया। 
* प्रि० लिटदल | 
इ३१ 


जगतसेठ 


मीर कासिम को कलकत्ते बुलाना आवश्यक था, पर मीर 
जाफर के लिए यह सदेहजनक न हो इसलिए उसे कहलाया गया कि 
सामरिक परिस्थिति* के सबध में कुछ परामशें करना हैँ, अतएव 
आप उन्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दे । उसने कोई आपत्ति 
नही की | खोजा पिदट्स (अरमनी ) और दुलेभराम के जरिये हालवेल 
ने मीर कासिम से लेनदेन की बात पक्‍की करा ली | फिर उसे गवर्नर 
से मिलाया । जब मीर कासिम को अंतिम निर्णय का निश्चय हो 
गया तब वह भी सब को यथायोग्य पुरस्कार देने को तैयार हो 
गया। “सदस्यो ने पहले तो पुरस्कार स्वीकार करने में नाही-नही 
को, किन्तु पीछे उत्तर के समय मीर कासिम की सम्मान-रक्षा के 
बहाने उसे ग्रहण करने को प्रस्तुत हो गये। 

इस पुरस्कार का ब्पोरा यह था -- 


रुपये 
वांसीटार्ट ५१७,७०५ 
समनर २४८,५०० 
हालवेल २७४,५६३ 
स्मिथ १३६,२६६ 
मेजर याके १३६,२६६ 


िककइान>«-++> नाक कक कील %-०१नन +ेया उमणम 


* “रियाजुस्सलातीन” में लिखा हैं कि मीर कासिम ने जगत्सेठ के 
संहथोग से अँगरेजो से मेछ कर मीर जाफर को लिखवाया कि सैनिको का 
विद्रोह चिन्ताजनक हुआ है, आप सारा काय्यंभार मीर कासिम अली खा 
को सौपकर कलकत्ते चले आवे। पर बात गलरूत है। भीर जाफर को 
ओर ही आशय का पत्र लिखा गया। 


३२२ 





महताबराय 


रुपये 
जनरल कंलो २०३, ३७९ 
मंकग्वार १८३,०४७ 
मैक्ग्वार को ५००० मोहरे भी ७७,६५६ 





१,७७७, ३८२ रुपये 
इसके अलवा कपनी को भी क्षतिपृर्ति-स्वरूप ६२,५०० पौंड* 
अर्थात्‌ ५३५,९७३ रुपये मिले। 


२७ सितम्बर को सधिपत्र पर हस्ताक्षर हो गये। इसके द्वारा 
अगरेजों ने मीर कासिम को नायब नाजिम और मीर जाफर के 
मरने पर नाजिम, बनाना स्वीकार किया। मीर कासिम ने उन्हें 
बदंवान, मेदिनीपुर और चटगांव के जिले दे दिये | मीर जाफर 
ने अपने आपको अगरेजो से सेनिक सहायता लेने ओर उस सहायता 
का मूल्य चुकाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध कर लिया था। उसके लिए 
इस सहायता के बिना सुरक्षित रहना असभव हो गया था। इसका 
नतीजा यह हो रहा था कि अगरेजों की माग दिन दिन बढ़ती ही 
जाती, मीर जाफर से वह मांग पूरी न हो पाती और ऐसी परि- 
स्थिति में अगरेज उसे हर तरह दबाते ही जाते । मीर कासिम ने 
यह सोच कर उन्हे ये तीन जिले दे दिये कि जो ऋण सरकार पर 
लद॒ चुका था उसे अदा करने के लिए उसे सास लेने का अवसर 
चाहिए था और अगर वह इतना त्याग न करता तो उसे वह 
अवसर प्राप्त होना भी सभव न था। 


इसके बाद वह मुणिदाबाद लौट गया। गवर्नर और सेनापति 
वहां १४ अक्टूबर को पहुचे । जब मीर जाफर को मालम हुआ 


अविलनि-नलकल-कनलकगननवकरनक8५3५-+++-+पानन -+पा पा समन का ५.. ३-९. क पपानननक पा .3.५..>4५>+३५3.५.>५ पक नपेदाा3 ५७७ ++ करन पूसनन3++भमआ ९>+नननीनीनक॑न+3333नननपामकक+3७+ ५» नबी पटक नाक --+ “०१५०१ व ग८७० जमतनक गली टिक पक लता कक चलन तय पिकिकीतणत--..3 इक अभी नी नियत तक... 3-3 अमननाए५+3+तनसनपनक नक-ाफक+-+प७७७-५७.७9>49>र-+कगफा ७ ७-क3>>+33>>स-७४»+++3+नकनकककानप+ -+न् "आफ क/»९९०:०++पज कमी. 


के उस समय एक पौड के प्रायः: ९ झुपये (“सिक्‍क नही”) होते थे ॥ 
३३ रे 


जगत्सेठ 


कि कलकते में अंगरेजों ने मीर कासिम को और ही बहाने बुरा 
कर,यह प्रपच रच डाला था तब 'क्लाइव का गधा” भी इसका प्रति- 
बाद किये बिना न रह सका। जब उसे समभाते-बुभाते पाच दिन 
बीत गये और वह किसी प्रकार मीर कासिम को अधिकार सोप 
देने की व्यवस्था से सम्मत न हो सका तब गवनर ने अपने 
सेनापति को मोतीभील पर अधिकार कर उसे गिरफ्तार कर 
लेने का हुक्म दिया । 


“तीन वर्ष पूर्व पलासी समराभिनय के विचित्र रगमच पर 
अपने जीवन के पहले अक मे, बालक सिराजुद्दोला के सिहासन की 
रक्षा के लिए, हम वृद्ध मीर जाफर को क्रान हाथ में लिये तैयार 
देखते हैं, किन्तु पीछे दूसरे अक में वही मीर जाफर अगरेजों की 
सहायता से बालक सिराजुद्दौला का नाश करने को शत्रु सेना की 
कल्याण-कामना में ध्यानमग्न दिखाई देता हैं । आज ठीक उसी 
प्रकार उसी मूल्य में अपने को बिकते देख कर मीर जाफर की 
मानसिक अवस्था क्‍या हुईं होगी, इसकी कल्पना अनेक इतिहासकारों 
ने की हे, परन्तु उस समय भाग्य से इस आकस्मिक परिवतेन को 
देंख कर मीर जाफर के मुह से कोई बात न निकल सकी । वह मुक्‌ट 
उतार कर धीरे धीरे सिहृद्वार पर विंनीत भाव से आ खडे हुए। 
इसी स्थान पर मीर जाफर के लिए कलकत्ता में रह कर अगरेजों 
के आश्रय में जीवन बिताने को व्यवस्था भी स्थिर हुई* |” 


वहां मीर जाफर को १५,००० रुपया मासिक वृत्ति मिलने 
लगी । उधर अगरेजों के ही साये में मीर कासिम तख्तनशीन हुआ । 


'0ाााआा॥ए्रणणाणाा॥्रााााणा॥७/७४ररणणल्‍७रण॥ाल्‍॥७्७॥॥॥७॥७शशणणमममााभभााआाआआआाााणणाााआआााअा की आइााा आइना कस आल लत इज“ बल लाल कु ललल लत लुलललनअलललु नल अचा 


# “मीर कासिम” का हिन्दी अनुवाद। 


३३४ 





सहताबराय 
( ४ ) 

मसनद पर बंठते ही मीर क्रासिम ने ऐसे गुणों का परिचय 
देना आरभ किया जिनकी उससे किसी ने आशा नही की थी। थोड़े 
ही दिनों में सब को अनुभव हो चला कि वह मौर जाफर की तरह 
तमोगृणी या भीरु नही था। उसकी अपनी ही नीति ओर कारये-संपादन 
की अपनी ही रीति थी । अपने मार्ग पर चलते हुए वह विध्त- 
बाधाओ से डरने वाला न था। 

सैनिकों के बाकी वेतन से सम्बन्ध रखने वाली समस्या 
जटिल हो चली थी । उसने अली इब्राहीम खा से जांच कराई 
तो मालूम हुआ कि बख्शी का महकमा लाखो रुपये हडप चुका 
था। उधर खजाना खाली था और संनिको का कागारोरू शान्त 
करने के लिए रुपया चाहिए था। अनिच्छुक* होते हुए भी मीर 
कासिम को इस अवसर पर मह॒ताबराय से कुछ कर्ज लेना पडा। 
उसने व्यवस्था यह की कि बकाये का एक तिहाई तो संनिकों को 
नकद दे दिया जाय, एक तिहाई उन्हे परवानों के जरिये मफस्सल 
से दिला दिया जाय और एक तिहाई आगे चुका देनें का करार कर 
दिया जाय। इससे सैनिक सतुष्ट हो गये, विशेषकर इसलिए कि 
मीर कासिम की तत्परता से अब उन्हें अपना वेतन नियत समय 
पर ही मिलने लगा था। 

खड्ग-हस्त होकर मीर कासिम अपव्यय के भी पीछे पड़ा 
और जो कटौती की जा सकती थी करने रूगा । परपरागत 
क्रीतियों या कुसस्कारों के कारण होने वाला सारा फिजूलखर्च 
बंद कर दिया गया और ऐयाशी पर जो छाखों रुपये पानी की 
तरह बहाये जा रहे थे उनका और कामों में उपयोग होने लगा। 
* “मृताखरीत । 

३२५ 


जगत्‌सेठ 
गुलाम हुसेन का कहना हैँ कि मीर कासिम ने पालतू जानवरो और 
चिडियो के लिए भी अपने यहा स्थान नही रहने दिया । अधिकाश 
को जमीदारो के हाथ बेच कर दाम खडा कर लिया । इससे 
एक लाभ यह हुआ कि बुलबुछो और बटेरो के साथ चिडियाखाने 
के रखवालों के भी पर कट गये और सब मिला कर एक खासी 
रकम की बचत होने लगी । 

चुन्नीलाल और मुन्नीलाल उन अहलकारो में थे जो न जाने 
कितना रुपया गबन कर चुके थे और जो मागने पर डकार तक 
न लेते थे । ये सब के सब गिरफ्तार कर शिकजे में कसे गये और 
सरकार ने उनकी सारी धन-सम्पत्ति खालसा करा ली । 


शाह आलम अभी पटने के ही आस-पास मडरा रहा था । 
कामगार खा और मो० ला भी उसके साथ थे । इधर बगाल में 
भी जहा-तहां विद्रोह होने लगा था । मेदिनीपुर में तो अगरेजो ने 
आसानी से उसे दबा दिया पर वीरभूम में असद्दुजमा खा की 
बगावत ने मीौर कासिम और वासीटार्ट दोनों के लिए सिरदर्द 
पंदा कर दिया । पर वहा भी अन्त में मेजर यार्क के पराक्रम से 
विद्रोही पराजित हुए और मीर कासिम को शाह आलम के 
आक्रमण को रोकने का अवकाश मिल गया । 

इससे पहले “मृताखरीन का लेखक गूलाम हुसेन अगरेजो का 
सदेश लेकर पटने से बुधगांव (वीरभूम) पहुच चुका था और 
भीर कासिम को वहा की परिस्थिति बता चुका था। 

ह परिस्थिति सक्षेप में यह थी '-- 

राजा रामनारायण और गुलाम हुसेन की आपस में नही बनती 

थी और गुलाम हुसेन अगरेजो से दोस्ती बना कर उसे गिराने के 


३३५६ 


सहंताबराय 
लिए लगाने-बुझाने लगा था । जब कंलो के मद्रास चले जाने 
पर मेजर कारतक उसकी जगह आया तब उसके और दूसरे 
अंगरेजो को रामतारायण और राजबल्छभ की नीयत के बारे में 
शुबहा होने लूगा । उन्होंने गुलाम हुसैन से कहा कि सीर कासिम 
की ओर से कर्तावर्ता “यही दोनों हिन्दू” बने रहे तो बेडा पार 
लगने न देगे । मीर कासिम को पटने बुला लाने के लिए गूलाम 
हुसेन मुशिदाबाद भेजा गया था, पर वहा नवाव से मुलाकात न 

होने पर उसे बुधगाव जाना पड़ा था । 
जब रामनारायण को सारी बात मारूम हुईं तब उसने जगत्सेठ 
की कोठी की माफेत मीर कासिम के पास एक खत भेजा। इसमें 
लिखा था कि गुलाम हुसेन अंगरेजों का और शाह आऊूम का 
भेदिया हो कर ही आपके पास जा रहा है, आप इससे सावधान 
रहगे। गूलाम हुसेन ने “मृताखरीन में लिखा हे कि जगत्‌सेठ ने 
भी मीर कासिम को यही कहलाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 
वह नवाब से शाबाशी पाने के बजाय' उसकी आखों में गिर गया 
और बडी कठिनता से ही पटने लोट सका । “रामनारायण मीर 
कासिम का भक्त न था और उसकी बुराई कर अगरेजो के कान 
भरता रहता था। दूसरी ओर वह अपने या जगतसेठ के 
आदमियों के जरिये मीर कासिम को ऐसी बाते कहलाता रहता 
था जिनका परिणाम मेरे लिए भी बुरा ही हो।” स्वार्थो के 
घात-प्रतिघात से पैदा होने वाली पेचीदगियो पर उसने स्थय 
प्रकाश डाला है .--“मेरा सगा भाई ज्ाह आलम के दरबार में 
ऊचे पद पर था, म्रलीधर और रामनारायण कहने को तो मेरे 
मित्र बने हुए थे पर वास्तव में मेरे शत्रु थे; में स्वय दोनों का 
३३७ 

ज० २२ 


जमत्सेठ 


आभारी था और उनकी चालो का जवाब देने में असमर्थ 
था; शाह आलम जहा था वहा सुख की नींद ने सो सकता था; 
अगरेजों में भी एकता नहीं थी, मेक्र्वार, वासीटा्ट और मीर 
कासिम का पक्षपाती था, मेजर कारनक और मि० हे वांसीटाट्ट के 
विरोधी ऐमियट से मिले हुए थे और मीर कासिम के छात्र राम- 
नारायण के पक्षपाती हो रहे थे, रामनारायण ऐसी दुरगी 
चाल चलने को कोशिश करता था कि मेजर 
कारनक ओर मि० हें तो खुश बने रहे और मि० मेक्र्वार भी 
नाराज न हों--ऐसी परिस्थिति किसे चक्कर में डाले बिना रह 
सकती थी ” पर न तो मीर कासिम से ही उसका भाव छिपा 
रह सका, न मेक्ग्वार से ही । और इन दोनो की अवज्ञा करने के 
कारण ही उसे एक दिन अपने प्राण गवाने पडे ।” 

दक्षिण बिहार के प्रमुख जमीदार शाह आलम फ्री 
विशेष रूप से आथिक तथा सैनिक सहायता कर चुके थे 
पर दरबार मे कामगार खा की प्रधानता के कारण कुछ समय से 
हिंदू उदासीन हो चले थे। टेकारी के सुन्दर सिह अपने ही एक 
मुसलमान सेवक के हाथों, कुछ समय पहले, धोखे से मारे जा 
चुके थे । और जमींदार प्रायः तटस्थ बने रहे | मीर कासिम के 
पटने पहुंचने से पहले ही सोन नदी की एक शाखा के तट पर, 
१५ जनवरी १७६१ को शाह आलम की हार हुई और मेजर 
कारनक द्वारा मो० ला तथा अन्य फरासीसी गिरफ्तार कर लिये 
गये । ६ फरवरी को गया में शाह आलम और अगरेज सेनापति 
का सम्मेलन हुआ। इससे पहले अगरेजों के दूत बन कर शिताब- 
राय शाह आलम से मिल आये थे । गया-सम्मेलन के बाद शाह 


83३८ 


महताबराय 
आलम अगरेजो के ही शिविर में आ गया और अपनी अभ्यर्थना 
से इतना प्रसन्न हुआ कि पटने जाने का भी उनका निमत्रण स्वीकार 
कर लिया । २२ फरवरी को उसने पटना-नगर मे प्रवेश किया । 
वहा आतिथ्य-सत्कार तो नवाब की ओर से रामनाराथंण करने 
लगा ओर उसका सौहाद॑ अगरेजो के साथ बढ़ने लगा। 

शाह आलम साधन-हीन था, निरबल था, धूल फांकता फिर 
रहा था, किर भी उते सम्राट कहाने का गौरव प्राप्त था। और 
अंगरेज जानते थे कि ऐसे सम्राद को भी मुठठी में कर बडे बडे 
काम निकाल जा सकते थे | जब जनवरी में पानीपत की लडाईं 
हो चुकी और मराठो की पराजय से पहले ही गाजीउद्दीन कही 
भाग कर उसका मार्ग निष्कटक कर चुका, तब शाह आलम की 
मित्रता का मूल्य और भी बढ गया। सम्राट्‌ की अपनी दृष्टि से 
अगरेजो की मित्रता भी कम' मूल्यवान्‌ न थी। पारस्परिक संबंध 
घनिष्ठ कर दोनो अपना अपना हित-साधन करने की फिक्र में 
ही थे कि अगरेजों के रंग में भग डालने के लिए मीर कासिम 
मा में पटने जा पहुचा। 

इधर गया-सम्मेलन के बाद अगरेज जो चाल चलते आ रहे 
थे उसका मीर कासिम की दृष्टि में एक ही अर्थ हो सकता 
था--यह कि उनकी आचन्तरिक इच्छा सम्राट से बगाल-बिहार- 
उडीसा की सूबेदारी नहीं तो कम से कम दीवानी प्राप्त कर लेने 
की थी । मेजर कारतक के साथ उसका वादर्णनवाद आरंभ हुआ । 
राजनीतिक शतरज के खेल में अगरेजों को मात करने के लिए 
मीर कासिम ने भी अपनी राजभक्ति प्रदर्शित की ओर जाह 
आलम से दरबार में अपनी सूबेदारी को बरकरार करा लिया । 


३३६ 


जेग वूर्सेठ 


अप्रेल मे कारनक की जगह कूठ अगरेज सेनापति हो कर आया 
तो मीर कासिम की उससे भी न बन सकी । जून में जब शाह 
आलम दिल्‍ली के तख्त पर बठने चला तब मीर कासिम' को छगा 
कि वह खेल में अगरेजो से हार खाने से, बाल बाल बच गया था । 

शाह आलम से पिड छूटते ही, मीर कासिम ने शासन के क्षेत्र 
में फाड-बहार शुरू कर दी । पहले तो उसने राजा रामनारायण 
से हिसाब तलब किया और उसके जिम्में मोटी रकम निकलने पर 
उसे अपनी जगह से हटा दिया । रामनारायण की रक्षा का कूट 
को विशेष आदेश मिल चुका था, पर उससे वह रक्षा न हो 
सकी। १८ जून को कलकत्ते की कौसिल ने मीर कासिम को 
लिख दिया कि आप रामनारायण को मुअत्तल कर और जिसको 
चाहे अपना नायब नियुक्त कर सकते हे । रामनारायण का सहायक 
शिताबराय भी पदच्युत किया गया और अगस्त में राजवललूभ 
नायब नियुक्त हुआ । सितम्बर में वासीटार्ट ने रामनारायण को 
मीर कासिम के हवाले भी करा दिया । नवाब के हुक्म से उसकी 
सारी सपत्ति जब्त कर ली गईं और वह कंदखाने में भेज दिया 
गया* | पर थोड़े ही दिन बाद राजवलल्‍लभ को भी उस पद से हटना 
और कंद होना पडा । उसकी जगह राजा नौबतराय को मिली। 
मीर मेहदी खां तिरहुत का और मुहम्मद तकी खा 
वीरभूम का फौजदार नियुक्त हुआ । फिर नौबतराय की जगह 
मीर मेंहदी खां को दे दी गई। 


वासीटार्ट ने जो कुछ किया वह क्लाइव की नीति के विपरीत था। 
जहा कगाइव का सिद्धात था कपनी को सशक्त करना वहा वासीटार्ट के 
कार्य-कलाप से नवाब सशक्त होता गया । क्‍्लाइव का इस' ओर विशेष ध्यान 
रहता था कि कपनी प्रमुख हिन्दू अधिकारियों की रक्षा करती रहे। पर 
वासीटादे ने जान-बूझ कर उस कत्तेव्य की उपेक्षा की । --केम्न्रिज हिस्टरी। 


३४० 


महताबराय 


इसके बाद ही मीर कासिम ने अगरेजो के देशान्‍्तर्गत व्यापार 
का प्रइन उठा कर उनसे भगडा मोल ले लिया। विदेशी कपनियों 
को आयात-निर्यात की ही बस्तुएँ खरीदने-बेचने का अधिकार 
प्राप्त था और उन्हें जो फरमान मिल चुके थे वे इसी आधार पर 
फि यह अधिकार उन सस्थाओ को प्राप्त था--उनके कर्मचारियों 
को नहीं। पर जेसा कि हम देख चुके हे, अगरेज कर्मचारी कपती 
के दस्तको की आड में अपना अपना व्यापार भी किया करते थे 
ओर दस्तको के इस दुरुपयोग के कारण कपनी ओर सरकार के 
बीच कभी कभी झगड़े भी हो जाते थे । पर कर्मचारियों का यह 
निजी व्यापार भी एक समय आयात-निर्यात की वस्तुओं तक ही 
सीमित था । जब कभी कोई कर्मचारी नमक जेसी चीज की 
खरीद-बिक्री कर बठता तब' सरकार इसको रोकने के लिए 
कारंवाईं किये बिना न रहती । पलासी के युद्ध के बाद परिस्थिति 
बदल गई। सरकार में रोक-थाम करने की शक्ति ही नही रही 
और अगरेज मनमाने ढग से व्यापार करने लगे । क्लाइव के समय 
से कुछ नियंत्रण था भी तो उसके विदा होते ही वह भी जाता 
रहा और बगाल में अगरेजो की धन-लोलुपता नग्न रूप से 
नाचने लगी। 


नवाब की अपनी प्रजा को वेसा अधिकार न होने के कारण, 
हिन्दू या मुसलमान व्यापारी या तो किसी क्षेत्र में प्रवेश ही नही 
कर सकते और जहां कर सकते वहा उन्हे पूरी चुदड्री भरनी पड़ती । 
उधर नमक, सपारी, तंबाक्‌ जैसी चीजो को भी अंगरेजो ने हथिया 
लिया । ऐसे व्यापार से ही जिनकी जीविका चलती थी वे तो भूखों 
मरने लगे और सरकार की आय दिन दिन घटने लगी। मीर 


३४१ 


जग वसेठ 


जाफर से तो इसका प्रतिवाद असभव था, पर मीर कासिम 
चुपचाप न रह सका । १७६१ के अन्त में ही कौसिल को खबर 
मिली कि नवाब की ओर से छेंडछाड शुरू हो गई थी। इस 
छेंडछाड का कारण अगरेजो का अपना ही मदोन्माद था। इसकी 
शिकायत जगत्‌सेठ भी कर चुके थे। १० मार्च १७६२ को 
वासीटार्ट ने उन्हें लिखा -- 


“आपका पत्र मिला । आपने लिखा हे कि बाली गोकूलपुर 
गांव उस ताल्लके में है जिसे आपने हार में ही खरीदा है और 
उस गाव के लोग नाव-द्वारा पहुँचने वाले अगरेज व्यापारियों या 
उनके गुमावतों की जोर-जबरदस्ती से तग आकर बाहर भाग गये 
है। आपने इस ओर मेरा ध्यान अकर्षित कर अनुरोध किया है कि 
में सख्त हिदायत कर द्‌ कि अगरेजों का कोई गुमाइता किसी भी 
हालत में रिआया को किसी तरह न सताये। में अपने हित की 
तरह आपके भी हित की रक्षा करना चाहता हूँ। में यह हगिज 
नही चाहता कि प्रजा के साथ ऐसा दुव्यंवहार हो । मेरी इच्छा 
हैं कि अगर कोई दोषी हो तो आप उसका नाम-धाम मुझे लिख 
भेजे कि मे ऐसे अत्याचार को आगे न होने दू। 

मई १७६२ में खुद नवाब ने कौसिल को लिखा कि अगरेज 
व्यापारियों के गुमाईतो की धाधली बरदाश्त करना सरकार के 
लिए असम्भव हो गया था । 


अपनी नीति की सफलता की दृष्टि से मुशिदाबाद रहना 
अनुपयुक्त संमकझ कर मौर कासिम इधर राजधानी हटा कर मुगेर 
ले गया था। १७६२ के अन्‍्त में वासीटार्ट उससे समभोता करने के' 
लिए वही गया । मीर कासिम के साथ यह ते हुआ कि जहां पटने 
३४२ 


महताब राप 


तक जाने वाले नमक पर इस देश के व्यापारियों को ३० प्रतिशत 
कर या चुगी देनी पडती थी बहा अंगरेजों को ९ प्रतिशत ही 
देनी पड़ेगी ओर अगर कोई रगडा खडा हुआ तो वारा-त्यारा 
करने का अधिकार नवाब के ही अफसरों को होगा । पर यह 
समभोता बासीटाट के देशव।सियों को, विशेषकर उसके विरोधी 
दल को, स्वीकार न हुआ। उनकी ओर से उसकी नेकनीयती पर तरह 
तरह के हमले होने छगे । उस पर जो अभियोग लगाये गये उनमे 
एक यह भी था कि उसने अपने निजी व्याथार के लिए रिआयत ही 
नही करा ली थी बल्कि मौर कासिम से सात लाख रुपये रिश्वत भी 
खा ली थी । इन बातो में कुछ सचाई जरूर थी, पर विरोध का 
प्रधान कारण यह था कि अगरेज ९ प्रतिशत भी चुगी भरने 
को तैयार न थे । स्वार्थ साधने के साथ वासीटाद को बदनाम 
करने का उसके दुश्मनो को यह अच्छा मौका हाथ छूगा । ऐसा 
आन्दोलन किथ। गया कि कौसिल ने उस समभोते को ठुकरा 
दिया । अब यह निश्चित हुआ कि अगरेज, सिर्फ नमक पर २॥ 
प्रतिशत देते के अलावा, और किसी प्रकार का कर या चुगी न देंगे 
और अगर उनके किसी गुमाइते पर कोई अभियोग लगाया गया तो 
उसका विचार करने का अधिकार उन्हीं को होगा, नवाब के 
अधिकारियो को नही। चोरी और सीनाजोरी इसको कहते हे । 


अगरेजों का यह रग-ढग देखकर मीर कासिम ने मार्च १७६३ 
मे दो साल के लिए व्यापारी-मात्र के हित में चुगी ही उठा दी। 
इस पर एतराज करने की जरा भी गुजाइश न होते हुए भी कौसिल 
की यह मजूर न हुआ। अब उसकी ओर से कहा जाने लगा कि 
इस मामले में भी अगरेज और हिन्दुस्तानी बराबर नही समभे जा 


३४३ 


जगत सेठ 


सकते अर्थात्‌ नि शुल्क व्यापार अगरेज ही कर सकते हे, हिन्दुस्तानी 
नही । उसकी ओर से दो सदस्य, ऐमियट और हे-उसकी नयी माग 
पेश करने के लिए नवाब के पास' भेजे गये । 

“मुताखरीन” के अगरेजी अनुवादक ने इस भगडे के बारे में 
लिखा है -- 

“पीर कासिम और कपनी के सम्बन्ध-विच्छेद के मुठ कारण 
की ओर गलाम हुसेन ने सकेतमात्र किया हे। यह आश्चर्य की 
बात है । यथार्थ बात यह थी -+- 

“फरमान के द्वारा अगरेजो को जो अधिकार मिल चके थे 
उनकी रक्षा करने के लिए मीर कासिम बराबर तैयार रहता 
आया था । पर जहा पलासी की रूडाई से पहले अगरेज व्यापारियों 
की एक भी नाव नजर नहीं आती थी वहा अब बगाल की प्राय 
प्रत्येक नदी उनकी नावों से ढक-सी गईं थी। अगरेज अब तम्बाकू, 
नमक, सुपारी, अन्न आदि का भी व्यापार करने रंगे थे । इससे 
हजारो हिन्दुस्तानियों की रोटी-दाल चलती थी । एक ओर उनकी 
जीविका जाती रही, दूसरी ओर सरकार की अपनी आय पर 
कुृठाराघात हुआ। दांसीटार्ट, हेरिटग्स जैसे जो अगरेज नरम दल 
वाले कहें जा सकते थे वे भी इस बात को स्वीकार करते थे कि 
अगरेजो के ऐसे व्यापार के नियत्रण का नवाब को पूरा अधिकार 
था। यह इन व्यापारियो का अपना काम था कि वेया तो सरकार 
से इसके लिए विशेष अधिकार प्राप्त कर लेते या चुगी देते जाते। 
कौसिल का यह काम हमगिज न था कि वह नवाब से उनके अपने 
लाभ के लिए लडाई कर बेठती । 

“धयह बात याद रखने की हैं कि जहां अगरेज एक बार १० 
प्रतिजत दे देने पर सारे भमटो से छुटकारा पा जाते थे वहां इस 
३४४ 


महताब राय 
देश के व्यापारियों को २५ प्रतिशत चुंगी दे देने पर भी कदम कदम 
पर रुकावट का सामना करना पडता था । उनकी नावे रोक ली 
जाती थी, फिर उन नावों की तलाशी होती थी, और उन्हें चुंगी 
के अलावा जगह जगह राहुदारी भी देनी पडती थी। अंगरेज 
व्यापारियो का माल एक ही जगह १० प्रतिशत दें देने पर इन 
सारी विष्न-बाधाओ से मुक्त हो जाता था । 


“मीर कासिम की बुद्धि की प्रशसा करनी होगी कि उसने 
बगाल भर में चुगी, राहुदारी आदि को बद कर सभी व्यापारियों 
के लिए एक-सी सूविधा कर दी । अंगरेजों के लिए इससे अधिक 
न्यायपूर्ण बात और क्या हो सकती थी ? मीर कासिम ने कहा कि, 
“तुम लोग हुगली, ढाका, पटना ऐसी जगहो में चुगी कम 
कराना चाहते हो । में तुम्हारी बात मान लेता हूँ और तुम्हारी 
माग से भी अधिक रिआयत यह किये देता हूँ कि तुमसे कुछ भी 
ने लगा। बगालमात्र से मेने चुगी उठा दी है, अब तुम्हारे और 
मेरे बीच लडाई-भगडे का कोई कारण ही नही रह गया। नवाब के 
इस नये विधान का यही अये था, पर उससे यह बात छिपी न थी 
कि चुगी-सम्बन्धी कोई भी भेद न रह जाने पर अगरेजो के लिए 
प्रतिदृच्द्चिता में ठहरना कठिन हो जायगा। उनकी 'रहन-सहन का 
खर्चे इतना ऊचा था कि बराबरी में आ जाने पर वे कभी इस देश 
के व्यापारियों से सस्ता माल न बेच सकते थे । इसीलिए अगरेज 
अब यह कहने लगे कि नवाब को हमारा व्यापार तो निःशुल्क 
कर देता चाहिए और अपनी रिआया से बदस्तूर शुल्क या कर 
लेना ही चाहिए । अर्थात्‌ किसी राजा को इतना भी अधिकार न 
रहें कि वहु जो रिआयत विदेशियों के साथ कर दे वह अपनी 

३४५ 


जगत्‌सेठ 


रिआया के साथ न कर सके । वासीठाट और हेस्टिग्स ने बार बार 
कहा कि अगरेजों का यह प्रस्ताव करना अत्यन्त अनुचित था पर 
उनकी कलकत्ते में कोई सुनने वाला न था। उन पर कटक्तियों की 
बौछाड पडने लगी | विपक्षियो की ओर से कहा जाने लगा कि ऐसी 
बात नवाब के वकील के ही मुह से निकलनी चाहिए थी, कौसिल 
के किसी सदस्य के मुह से नहीं। इससे उनका यह भाव सूचित 
होता था कि सत्य और न्याय को तिलाजलि दे कर मनमानी करने 
की उन्हे पूरी स्वतत्रता प्राप्त हो चुकी थी । 

“लोभ से विवेक-रहित होकर ही उन्होने वासीटार्ट और 
हेस्टिग्स पर गालियों की वेसी वर्षा की, उन्हें तरह तरह से बदनाम" 
किया । यह प्रचार किया गया कि २२ लाख रुपये लेकर दोनों 
ने अपने आपको बेच दिया था। तब से आज तक न जाने कितने 
अगरेज व्यापारी इससे चोगुना धन कमा चके हें। हेंस्टिग्स, 
वासीटार्ट स्वय भी बड़े व्यापारी थे, पर वे कभी करोडपति न बन 
सके। हेस्टिग्स गरीब ही रहा और वासीठादटे भी धनी न हो 
सका। वह एक राख रुपये की पूजी लेकर बगाल में आया था 
ओर चार वर्ष में उसे अढाई लाख वेतन के ही रूप में मिले । फिर 
भी बह नौ या दस लाख से अधिक उपाजन न कर सका। 

“इन सब बातों का ज्ञान लोगों को तब हुआ जब वांसीठादें 
लौट कर इंगलेण्ड गया और वहा कपनी के सचालकों को यह 
समभाया कि ऐमियट का दल जिसे अगरेजो का व्यापार कहता 
आया था वह वास्तव में इन लोगो का अपना खास व्यापार था 
जिसका इतिहास चार या पाच साल से पुराना न था। 


“अगरेज व्यापारी या उनके गुमाइते उन दिनों यह करते कि. 
३४६ 


भहताब एप 
किसी शहर, गाव, या इलाके में पहुच कर वहा निजी कारबार करने 
लगते ओर कोठी या दूकान पर अगरेजी भंडा फहरा देते । फिर 
जो कुछ चाहते नवाब को देते, बाकी अपने पास रख लेते । उनके 
लिए न कोई सरकार थी न सरकार की हुकूमत । उच्छल्ठूल, निरक्‌श 
होकर वे प्रजा पर अत्याचार करते और उसका खून चूसतें। 


“ध्यान मे रखने की बात हैँ कि जब अगरेज खद इस देद के 
मालिक बन गये तब उन्होने अपने नौकरों के लिए वह स्वतत्रता न 
रहने दी जिसकी रक्षा के लिए वे मीर कासिम से लड चुके थे । 
पाप के पेड की जड पर उस समय कृठाराघात हुआ और सभी 
कर्मचारियों के लिए यह आदेश हो गया कि वे प्रत्यक्ष या परोक्ष 
तोर पर न तो कही अपना व्यायार कर सकेगे न किसी गाव या 
इलाके का ठेका ही ले सकेगे । यह तो नही कहा जा सकता कि 
बुराई बिलकूल मिट गईं है पर इससे बहुत कुछ सुधार हुआ है, 
इसमें सदेह नही।*' 


कहने की आवश्यकत। नहीं कि मीर कासिम आरभ से ही 
जानता था कि अंगरेजों से उसकी लडाई अनिवायं थी और उस 
लड़ाई के लिए वह जितनी तेयारी कर सकता था मुगेर जा कर 
करने लगा था। मुशिदाबाद में कोई किला न था, पर मुगेर की 
बात और थी । गगा के दक्षिण तट पर स्थित इस प्राचीन नगर 
का दुर्ग मुसलमानों के आने से पहले भी मुद्गगिरि के नाम से 
प्रसिद्ध रह चुका था। समय समय पर उसकी मरम्मत होती रही। 
१५८० में राजा टोडरमलू का ध्यान भी उस ओर गया और 
सतरहवी सदी में शाह शुजा का। मीर कासिम के लिए मूगेर में 


३४७ 


जगतसेठ 


नये किले की कोई आवश्यकता न थी। पुराना किल। ही, मरम्मत 
हो जाने पर, उसकी इच्छा की पूर्ति करने लगा। 


पर दुर्ग तो शरीरमात्र था; उसमे प्राण-प्रतिष्ठा के लिए ऐसी 
सेना चाहिए थी जो सू-संगठित हो, सु-सज्जित हो और अगरेजो 
से लोहा बजने पर पीठ दिखाने वाली न हो। अपनी आ्िक व्यवस्था 
से उसने इतना सुधार तो कर ही दिया था कि उपयुक्त समय पर 
वेतन मिलने से उसके सेनिक दिन रात खीजने-मीखने वाले न रह 
गये थे । पर उनका ऐसा सतोष ही काफी न था । और भी सुधार 
आवश्यक थे। 'लडते हों और हाथ मे हथियार भी नहीं तो सेनिको 
का संतोष ही क्या कर सके ? और हथियार होते हुए भी उन्हे 
चलाना ओर लडना न आवे तो वे किस काम के ” मीर कासिम 
जानता था कि भेडिय।धसान और भगदड़ से इस देश का साम- 
रिक इतिहास फितना कऊूंकित हो चुका था और उनके परिणाम 
इसके लिए कंसे घातक सिद्ध हो चुके थे। इतिहास की वेसी 
पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, अनुशासन आवश्यक था और 
अनुशासन के लिए सैनिको को लड़ाई के नये ही तौर-तरीके सिखाने 
की आवश्यकता थी । ऐसी शिक्षा देने वाले विदेशी ही हो सकते 
थे। भीर कासिम को मालूम था कि उस समय ऐसे शिक्षकों का 
नितान्त अभाव न था। पुतेंगीज, फरासीसी, अरमनी* इनमें सब 
साधारण व्यापारी ही नहीं थे । कुछ तो विदेशों से अस्त्र-शस्त्र 
लाकर अ-साधारण व्यापार करते, कुछ वेतनिक रूप से, पर छोटे 
पैमाने पर ही, जहां तहा सेनानायक भी बन जाते । मीर कासिम ने 
अरमनी सेनानायको के तत्वावधान मे ही अपना उद्देश सिद्ध 
* कलऊते की अरमती या अरमीनियन स्ट्रीट इन्ही के नाम पर है । 
3४८ 


महताबराय 


करने का निशचय कर, ग्रेगरी उपनाम गु रगिन खा को प्रधान बनाया 
और मार्कर को उसका सहायक । इनकी देख-रेख में, प्राय: एक 
साल में ही जो संगठन हो गया उसका कछ परिचय इन अवतरणों 
से मिलता है -- 


“सकल्प-साधन में मीर कासिम की एकाग्रता थी । वह 
अनन्यकर्मा हो कर सकल्प-साधन का आयोजन करने रंगे । अस्त्र- 
शस्त्र बनाने के लिए कारखाना खुल गया । यूरोपीय शिक्षकों के 
निरीक्षण में इस देश के लोगो ने शीघ्र ही तोप एवं बन्दूक बनाने 
में दक्षता प्राप्त की। उस समय तोपो में पढछीता छूगाना पडता 
था, बदूको की नलियो को आग की गरमी सहने योग्य बनाने के 
लिए उत्कृष्ट लोहे की आवश्यकता हुआ करती थी। मीर कासिम 
के उत्साह ने ये सारी कठिनाइयां दूर कर दी। राजमहल का 
चकमक और छोटा नागपुर का लोहा शीघ्र विख्यात हो उठा । बहुत 
दिनों बाद इन सब बन्दृको की परीक्षा करके अगरेजों ने कहा था 
कि कम्पनी की बन्दूकों की अपेक्षा ये बन्दूके सब तरह से अच्छी 
ह*। उस समय तोपों का पीतलू गला कर ढलाई करने की प्रथा 
चला कर मीर कासिम ने एक नई कीति कमाई थी। अंगरेजो को 
कितने ही स्वाधीन यूरोपियन व्यापारी उस समय बाहर से बन्दूके, 
तोप एवं गोले गोलियां मगा कर बेचा करते थे। मीर कासिम के 
अस्त्रागार मे खरीद खरीद कर ये सब चीजे भी भरी जाने छगीं।” 

“ग्रगिन खा ने नवाब की सेना को तीन श्रेणियों मे विभक्‍त 
किया । एक में अश्वारोही रक्‍्खे गये, दूसरी मे गोलदाज एवं तीसरी 


चण.ूके 


में पंदल। फिर पैदल सेना के भी नजीब एव तिलूगा नामक दो 
+ आगरेज लेखक ब्रूम द्वारा लिखित “बगालरू आर्मी” । 
३४ & 


'जगंत पेठ 


भाग किये गये। तिंलगी सेना ठीक कम्पनी की सेना की नाई सजाईं 
गईं। अश्वारोही सेना, मुगल सेनानाथकों के अधीन रक्‍्खी गई, 
पैदल तथा गोलन्दाज श्रेणी का भार अर्मीनियन, जर्मन, पोर्च्यगीज 
एवं फरासीसी अफसरो ने ग्रहण किया । 

“ग्रगिन खा के अधीन माकर नामक एक अर्मीनियन सेनानायक 
ने उस समय विशेष ख्याति पाई थी । मार्कर के अधीन तीनो श्रेणी 
की सेना थोडे ही समय में सुशिक्षित हो गईं। प्रत्येक श्रेणी की 
पल्टन से कुछ चुने हुए सैनिकों को एकत्र करके उन्होने एक विशेष 
दल संगठित किया । मार्कर ने यूरोप मे युद्ध विद्या की शिक्षा पाई थी 
एव हालेण्ड के युद्ध मे रह कर विशेष अभिज्ञता एवं अनुभव प्राप्त 
किया था । 

“पीर कासिम के सेनानायको में से सेनापति समरू का नाम 
इतिहास में भली भाति विख्यात हे । वह यूरोप में कसाईखाने के 
एक कमंचारी थे, वहा से स्विस सेनादल के साथ भारत में प्रवेश 
करके फरासीसियों के अधीन, सेना का भार ग्रहण किया था। भारत 
के इतिहास में वह अगरेजो के चिरशत्रु के रूप में ही आते हे। वह 
राक्षस के समान क्र थे । प्रभु की आज्ञा प्राप्त होने पर हित- 
अहित का विचार नही करते थे। उनका असल नाम था वाल्टर 
रेण्ड | 

ऐसी तेयारी के अलावा, मीर कासिम ने एक काम यह किया 
था कि जिन लोगो के सम्बन्ध में उसे सदेह या विश्वास था कि 
ऐसे अवप्तर पर वे दिल से उसका साथ न देंगे, उन्हें उसने गिरफ्तार 


र 8 


करा लिया था। “रियाजुस्सलातीन के अनुसार, ऐसे लोगो में थे 


*# “पीर काप्रिम” का हिन्दी अनुवाद । 
ह५० 


सहुताप्रराय 


राय राया उम्मेद राय, उसका बेटा कालीप्रसाद, रामकिशोर, 
राजवललभ, जगत्‌सेठ महताबराय, महाराज स्वरूपचंद, राजा 
रामनारायण, टेकारी के राजा सुन्दर सिह का बेटा फतह सिह, 
जगत्राय, भोजपुर का दीवान दुलाल राय, दिनाजपुर, नदिया, 
खडगपुर, वीरभूम और राजशाही के जमीदार इत्यादि। 

जगतूसेठ की गिरफ्तारी के बारे में “मृताखरीन” में लिखा 
हे कि 

“मीर कासिम को मालम हो चला था कि कलकत्ते में हवा 
का रुख उसके खिलाफ था । उसे यह भी मालम था कि जगत्‌सेठ 
महताबराय और महाराज स्वरूपचद का रुख किस ओर था । 
ऐसी हालत में उसे यह निरापद न जचा कि ये दोनो भाई 
मुशिदाबाद में ही बने रहे । उसे याद था कि सिराजुद्दौला की 
जगह मीर जाफर के और मीर जाफर की जगह खुद उसके नाजिम 
बनने में इन्होने अपने धन और प्रभाव से कसी सहायता पहुंचाई 
थी। आदमियो की उसे अच्छी पहचान थी, इसलिए कलकत्ते के 
पास मुशिदाबाद मे इन दोनों व्यक्तियो का रहना उसे खतरनाक 
लगा | अगरेजो से उसका रगडा-भगडा दिन दिन बढता जा रहा 
था। सभव न था कि ऐसी स्थिति में ये दोनो अगरेजों का पक्ष 
त्याग कर उसका पक्ष अपना हे । 


९ 


+* संभवत इसलिए कि दक्षिण बिहार के जमीदार शाह आहूम के 
पक्षपाती समझे जाते थे । 

राज। उदयनारायण का पतन होने पर, राजशाही की जमीदारी नाटौर के 
राजवश के हाथ मे आ गईं थी । वही के रामकान्त की स्त्री इतिहास-प्रख्यात 
रानो भवानी थी । श्री पूृर्णचद्र मजुमदार ने लिखा हुँ कि समीर कासिम ने पहले 
तो रामकान्त की जमीदारी छीन ली, १र जगत्‌सेठ के सिफारिश करने पर 
शैटा दी । बगाल के राजा सीताराम को तो उसने फासी की सजा दे दी। 


ने५१ 


जगत्‌से5 

“उसने अपना कर्तव्य यही समझा कि उन्हें कम से कम 
नजरबन्द कर अपने ही पास रखा जाय । पर बुलाने पर वे मुगेर 
जानें के लिए कदम उठाने वाले न थे । मीर कासिम जानता था कि 
सदेश या आदेश मिलते ही वे कलकत्ते भाग जायगे । और वहां 
अगरेजो को पैसे से, कूटनीति से ओर अपने प्रभाव से अमूल्य 
सहायता पहुचाने लगेगे । इसलिए उसने वीरभूम के फौजदार 
मुहम्मद तकी खां को लिखा कि खत मिलते ही मुशिदाबाद जा- 
कर सेठों का घर घेर लेना और किसी को बाहर निकलने मत 
देना; उन्हे गिरफ्तार कर कही रखना और जब अरमनी सरदार 
मारकर पहुच जाय ओर तुम्हें एक खत दे दे तब उसे पढ कर 
ओर उसके बाद उससे रसीद लिखा कर सेठों को उसके हवाले 
कर देना । तकी खा नवाब का विश्वासी था और बडा साहसी 
था। मार्कर ग्रगिन खा का चेला था । तिहूगा पलटन इसके साथ 
कर दी गई और यह नात से मुशिदाबाद भेजा गया । इसे आदेश 
मिला कि जब मुहम्मद तकी खा सेंठों को तुम्हारे हवाले कर दे 
नंब उन्हें यहां सही सलामत ले आना, पर इस बात का पूरा ध्यान 
रखना कि उनके साथ अनुचित या अपमानजनक व्यवहार न होने 
पावे । 


“तवाब की आज्ञा मिलते ही तकी खा बगटुट मुशिदाबाद चल" 
पडा और पहुंचते ही सेठों के घर को घिरवा लिया । पर उसने 
उन्हें कहला भेजा कि 'में आपको शारीरिक, आथिक या और तरह 
की हाति पहुचाने नहीं आया हूँ। सम्मानपूर्वक आपको मुगेर 
भेज देने की मुझे आज्ञा हुईं है। वहां नवाब आप दोनों को अपने 
ही साथ रखना चाहते है । आप निरश्चिन्त हो कर मेरे साथ हो 
३५१२ 


महताबराय 


ले। लाचार दोनों को घर से विदा होना पडा । तीन दिन बाद 
मार्कर भी अपने तिलगो के साथ पहुच गया । ये छोग दोनों 
भाइयो को मृगेर ले गये । 


“बहा नवाब ने पहले तो मिजाजपुरसी की, फिर उनके साथ 
हमदर्दी दिखा कर उन्हें तसल्ली दी और अपनी मजबूरी बता 
कर कहा कि आप लोग बेफिक्र हो कर यहा अपने लिए मकान 
बनवा ले, मुशिदाबाद की तरह अपनी कोठी खोल ले, दरबार 
में आया-जाया करें और माली मामलों में जैसे पहले सरकार को 
मदद पहुचाते थे वैसे ही आगे भी पहुचाते रहे । कहने के लिए 
उसने उनको आजाद कर दिया, पर वे बराबर नजरबन्द ही रहे। 
जब कही जाते तो जासूस यह देखते रहते कि कही दूर न निकल 
जायेँ। उन्होंने अपनी कोठी भी खोल ली और देशकाल को देखते 
हुए जिस प्रकार रह सकते थे रहने लगे” 


मगर जाते समय ऐमियट को कासिमबाजार में ही समाचार 
मिला कि जगत्‌सेठ महताबराय और उनके भाई महाराज स्वरूपचेंद 
गिरफ्तार कर लिये गये थे । समाचार मिलते ही उसने वासीटाटे 
को इसकी सूचना भेज दी । २४ अप्रैल को वासीटार्ट ने मीर कासिम 
को लिखा -- 


“मे अभी मि० ऐमियट का एक खत मिला है जिसमे लिखा 
है कि २१ तारीख को मुहम्मद तकी खा अपने सैनिकों के साथ 
वीरभूम से मुशिदाबाद जा धमका और उसी रात को जगतूसेठ 
के घर जा कर उनको और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया। फिर 
उन्हें हीरा-फील ले गया । इस समय दोनो वही हिरासत में हे । 


३५३ 
ज० २३ 


जगत्‌सेठ 


“मुझे इस पर बडा आश्चर्य हुआ है । आपके मसनद पर बैठने 
के बाद ही मेने सेठों की उपस्थिति में आपसे मिल कर कहा था कि 
आप उन दोनो प्रभावशाली व्यक्तियों से राज-काज मे सहायता लेते 
रहेगे और उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुचने न देगे । आपने 
भी यह स्वीकार कर लिया था । पिछली बार जब मुगेर में आपसे 
मिला था तब मेने फिर उनके सम्बन्ध में आपसे बात की थी और 
आपने मुझे यह आइवासन दिया था कि मे उन्हें किसी प्रकार की 
हानि न पहुचाऊगा । ऐसे व्यक्तियों को घर से घसीट कर हे 
जाना अत्यन्त अनुचित काम था । उनके लिए तो यह अपमान- 
जनक था ही, आपकी अपनी प्रतिज्ञा के भी प्रतिकूल था। दूसरे 
किसी भी नाजिम के समय में उनकी ऐसी अप्रतिष्ठा नही हुईं। जो 
कुछ हुआ है वह आपको ही नहीं, मुभको भी कलकित करने 
वाला है ।* 

वासीटार्ट ने सेठो की रिहाईं पर जोर दे कर लिखा था कि 
उनकी कारा-म॒क्ति से ही हम दोनो अपयश से बच सकेगे। मीर 
कासिम पर॑ उसकी बातो का कोई असर न पडा। २ मई को उसने 
यह पत्रोत्तर दिया -- 

“आज तक सेठो के सम्बन्ध मे न तो किसी ने मुझे कूछ लिखा 
था न कहा था। 

“अब आपने उनके पक्ष में ये बातें कही हे तो मुझे अपनी 
स्थिति स्पष्ट कर देनी पड़ती हैँ । 

“यह बात जग-जाहिर है कि अभी हाल तक, प्रत्येक नाजिम के 
समय में, ऐसे व्यापारी जहां अपना कारबार चलाते रहे हे वहां 
सरकार का भी हाथ बंटाते रहें हे । उद्दहरण के लिए, में अमीचंद 
३५४ 


महताबराय 
का नाम ले सकता हूँ। अगरेजों पर निर्भर करने वाले व्यापारियों 
का और इन सेठो का भी अपना हाल यह था कि बे नाजिम से 
मिलते-जुलते और सरकार को सहायता देते रहते थे। 

“इंश्वर को धन्यवाद है कि आपको मेरे शब्द अभी तक याद 
हे। यह ठीक है कि मेने स्वयं कहा था कि 'े दोनो भाई विशेष 
स्थान रखने वाले हे । मेरे लिए इनके सहयोग से काम. करना 
ही उचित होगा। पर इन तीन बरसो में वह सहयोग मुझे कभी 
प्राप्त न हो सका । मेने इन्हें बार बार लिखा कि अपना व्यवसाय 
चलाते रहो और निजामत को भी मदद पहुचाते रहो। पर इन्होने 
मेरी बातो पर कभी ध्यान नहीं दिया । अपना कारबार तो बन्द 
कर ही दिया, निजामत को भी जितनी उलूमन में डाल सकते 
थे डालते गये । मेरे साथ इनका ऐसा बर्ताव होने लगा मानो में 
इनका दुश्मन था--इनके लिए अछत के बराबर था। मदद देने 
की कोन कहे, इन्होने दरबार में आना-जाना भी छोड़ दिया। 

“मेने इन्हे यहा आने को मजबूर किया तो इसलिए नही कि 
ये अगरेजों से मिल कर चाले चल रहे थे, बल्कि इसलिए कि मुभे 
इनसे कितनी ही बाते दर्याफ्त करने की जरूरत थी--कई सर- 
कारी काम इनके बिना रुके पडे थे । यह तो शुरू से ही दोनों 
ओर मानी हुईं बात थी कि अपना व्यवसाय चलाते हुए, इन्हें नाजिम 
और निजामत से भी सरोकार रखना पडेगा। 


“आपने भोहें तान कर मुझे अपनी प्रतिज्ञाओं की याद 
दिलाई है । क्‍या प्रतिज्ञा या सधि-पत्र मेरे ही लिए है, आपके लिए 
नही ? क्‍या आपकी दृष्टि मे वह बस बच्चों का खेल है जिसके 
घेरे से आप जब चाहे और जेसे चाहें बाहर निकरू जा 

शेण५ 


' जगतसेठ 

सकते है ? आपकी अपनी ओर से जो कुछ हो रहा है उसे में 
और क्या कह सकता हूँ? आपके कमंचारी मेरे आमिलो को 
बलपूर्वक ले जाकर कद कर दे तो में तो यही कहगा कि आपने 
संधि-पत्र को ठुकरा दिया। हा, आप सभवत यही कहेंगे कि 
. आपकी ओर से कुछ भी अनुचित नही हुआ। जब आपके कर्मचारी 
मदोन्‍्मत्त हो कर अत्याचार करते फिरते है तब सधि-पत्र पर 
हरताल नही लगती, तब मुझे इसका प्रतिवाद करने का कोई 
अधिकार नही होता, तब किसी पर कलक नहीं लगता । पर जब 
म॑ अपनी ही प्रजा और अपने ही आश्रित व्यक्ति को अपने पास 
बुलवाता हूँ तब आपके कहने के अनुसार में सधि-भग कर बंठता 
हूँ , मेरा शासन शासन कहाने योग्य नही रह जाता, में सब की, 
विशेषत: आपकी, दृष्टि मे बहुत ही नीचे गिर जाता हूँ। ईश्वर 
ही जानता है कि यह मेरे लिए कितनी अगम्य और आश्चर्यजनक 
बात है । 


“इन दोनों ने मेरे नाजिम होने के दिन शपथपूर्वक प्रतिज्ञा की 
थी कि, आपकी जान के साथ हमारी जान रहेगी, आपकी भलाई 
में ही हम अपनी भलाई समभेगे ।' यह बात सारी दुनिया जानती 
है। मेने इन्हे यहा बुलवा लिया हें तो इसीलिए कि ये बराबर 
मेरे साथ रहे और परपरा के अनुसार अपना ही नहीं, सरकार का 
भी काम-काज करे | आपने इनकी ओर से जो कुछ लिखा है 
वह सिफारिश है या और कुछ, मुझे मालूम नहीं । आपने मुझ पर 
सधि-भग का दोषारोपण किया है। यह तो आप ही जानते होंगे 
कि जो सधि-पत्र आपके पास है, उसमे इनका उल्लेख हैँ या नही। 
आपने लिखा हूँ कि में अपने आपको कमजोर साबित और बदनाम 
' ३५६ 


महताबराप 
कर दूगा । पर परमात्मा जानता हें कि मेने इन्हे किसी बुरे उहेश 
से नही बुलुवाया है । मेने न्याय के विपरीत न तो कभी किसी को 
गिरफ्तार कराया, न किसी की जान ली। खोजा वजीद के 
साथ भी मेने अन्याय नही किया । में इतना ही चाहता हूँ कि सेठ- 
बन्धु यही रह कर काम-काज करे । अगर आप सच को भूठ या सफेद 
को स्थाह बता कर, मेरा नाम उछालना चाहते ह तो इसका मेरे 
पास कोई इलाज नहीं। हा, अगर इसाफ भी कोई चीज हे तो में 
कहूँगा कि इस विंयय में वाद-विवाद की गुजाइश ही नही। 


बकलम' नंवाब--- 


“हम दोनो के बीच जो सधि हुईं थी उसका एक सिद्धात 
था कि न तो कपनी के कर्मचारियों की ओर से में कोई सिफारिश 
करू न मेरे कर्मंचारियो की ओर से आप । पर आप लोग उस बात 
को बिलकुल भल गये है और शर्त के खिलाफ काम कर रहे हे । 
अपना नाम' जगाना और मनमानी करना, यही आपका उद्देश 
हो रहा है । में लाचार हूँ ।" 

कलकत्ते में एऐमियट गरम दल का नेता और मीर कासिम' का 
परम द्रोही था । उसने जगत्‌ पेठ की रिहाईं की बात की तो 
नवाब पर इसका कोई अच्छा प्रभाव न पडा। दोनों के बीच और 
भी कोई समझौता न हो सका । इधर पटने के अगरेज प्रधान एलित 
ने नवाब के कुछ आमिलो को गिरफ्तार कर कलकत्ते भिजवा दिया 
था तो इसके जवाब में नवाब ने अगरेजो के कुछ गुमाझ्तों को 
कद करा लिया था । ऐमियट की मुगेर-यात्रा निष्फल रही और 
उसे अपने साथी हे को जामिन के तौर पर वही छोड कर लोटना 
पड़ा । लौटने से पहले वह एलिस को लिख गया कि लडाई के लिए 

३५७ 


जगत्‌ सेठ 


तैयार रहो और एलिस ने लड़ाई की घोषणा होने से पहले ही २४ 
जून को नवाब की सेना पर आक्रमण कर दिया । 


अगरेजों ने पहले से ही अपना कार्यक्रम निश्चित कर रखा 
था। विचार यह हुआ था कि २३ जून को ऐमियट के प्रस्थान 
करते ही, पटने पर अधिकार कर लिया जाय । सेनानायक किस 
स्थान पर एकत्र होगे और किस मार्ग से किसको कहा जाना होगा 
यह सब १८ जून तक निश्चित हो चुक। था । कुछ सेनिक तो 
उतसे भी पहले पटने भेजे जा चुके थे । पटने के किले में अगरेजों 
की ओर से किसी को आक्रमण की आशका न थोी। सामरिक 
दृष्टि से किला भी मजबंत नहीं कहा जा सकता था । एलिस ने 
२३ जून की रात को ही उस पर आक्रमण की तेयारी कर ली और 
२४ को अगरेज, तारो की छाह, फाटक तोड कर किले में जा 
घसे और वहा लट-मार करने लगे । मीर मेहदी खा तो मुगेर 
भाग चला, पर छाल सिह और मुहम्मद अमीन के पराक्रम' से 
किला फिर नवाब के अधिकार में आ गया । 

इतने में मगेर से कृूमक ले कर मारकर पटने आ गया और उसने 
अगरेजो की कोठी घेर ली। एलिस, फूलटंन आदि अंगरेज छपरे 
भाग गये । उनका विचार और भी दूर भाग जाने का था, पर वहीं 
वे रामनिधि नामक फौजदार ओर समरू द्वारा गिरफ्तार कर 
लिये गये । 


७ वी जुलाई को गवर्नर को मीर कासिम का एक पत्र मिला 
जिसमे नवाब ने लिखा था--'म॑ एलिस साहब को हृदय से अपना 
परम शत्रु ही समझता आया हूँ । इस समय देखता हूँ कि वह बन्धु 
कह कर सम्बोधन किये जाने के सर्वेथा योग्य हे । यह बात उनकें 
३५८ 


सहताबराय 


विविध आचरणो से व्यक्त हो पडी है। उन्होने चोर की तरह रात के 
समय पटना के किले पर आक्रमण कर के बाजार को लूटा, प्रांत काल 
से तीन पहर तक केवल लूट और नर-ह॒त्या से प्रतिष्ठित महाजनो 
एवं नागरिकों को त्रस्त किया । मेने एक समय आपसे दो-तीन 
सो बन्दू्के मांगी थी, किन्तु आप मेरे उस अनू रोध को पूरा नही 
कर सके थे, परन्तु हमारे साथ आन्तरिक मित्रता होने के कारण 
ही एलिस साहब ने इस हत्याकाड में अपनी सेना की सारी तोप- 
वन्दूक एवं युद्ध-सा मग्नी मुझे सौप दी और स्वय सेना के भार-वहन 
की उत्कट चिन्ता से छट्टी] ले ली । आपने अन्याय से निर्देयतापूर्वक 
निर्दोष नगरवासियों को नर-ह॒त्या से त्रस्त करके कई लाख रुपयो 
की द्रव्य सामभ्री लूट ली हे । इस बात पर भली-भाति विचार करके 
दरिद्रों की क्षतिपृर्तिं करना कम्पनी का कत॑व्य है । सिराजु- 
दुदौला के समय कलकत्ता की लूट के बाद यही बात हुई थी। इंसा 
के नाम पर धर्म-शपथ कर के आप लोगो ने सामरिक व्यय का 
निर्वाह करने के लिए हमसे जमीदारी ली थी। आपकी सेना हमारे 
पास रह कर सेव हमारी उन्नति की चेष्टा करेगी, इस बात की 
दार्ते हुई थी । किन्तु, काम पडने पर, देखते हं कि आप हमे नष्ट 
करने के लिए ही इतनी बडी सेना रक्‍खें हुए हे। जब आपकी 
सेना हमारे साथ इस प्रकार का--सधि-विर८6--व्यवहार कर रही 
हैं, तब मेरे लिखने का यही अभिप्राय हैं कि, आप मेरी जो जमीदारी 
भोग कर रहें है उसका तीन वर्ष का राज-कर आपको मेरे पास 
जमा करना चाहिए । गत कई वर्षो से कम्पनी के गुमाश्तो ने 
निजामत के अधिकार से जितने अत्याचार किये है, बलपूर्वक 
जितना धन लटा है, देश के छोगों की जितनी क्षति की हैँ, इस 
समय उसका प्रतीकार करना कम्पनी का कतंव्य है । आप लोगों 
३५६ 


जगतसे 5 


को अब इतनी हानि उठानी पडेगी कि जैसे आप लोगो ने बर्दवान 
एवं अन्य स्थानों का अधिकार प्राप्त किया था, वेसे ही उन्हें लोठा 
देना पडेगा*। 

ऐमियट और उसके साथी मुशिदाबाद में ही 
गिरफ्तार हो गये । इस पर उसने अपने सनिको को गोली चलाने 
का हुक्म दे डाला । नवाब की ओर से खून का बदला खून से ही 
लिया गया और ऐमियट को प्राय सात अगरेजो के साथ मोत का 
शिकार होना पडा । 

नवाब ने अपने सभी फौजदारों को लडाईं शुरू हो जाने की 
सूचना दे दी । 

ऐमियट और हें को मुगेर रवाना कर अगरेज तलवार खींचने 
के साथ, मीर कासिम के वजाय और किसी को मुशिदाबाद की 
गद्दी पर बिठाने के लिए उधेड-बुत भी करने लगे थे। उनकी दृष्टि 
में मीर जाफर से उपयुक्त व्यक्ति मिलना कठिन था--बही मीर 
जाफर जिसे तीन ही साल पहले नालायक बता कर वे उसी गद्दी 
से उतार चुके थे । १० जुलाई को उन्होंने उसके साथ दूसरी सधि 
कर नीबू को कछ ओर निचोड़ लिया और बदले में उसे निजामत 
दे दी । मीर जाफर ने स्वीकार कर लिया कि-- 

१--अंगरेजो को कही कोई शुल्क न देना पडेगा । सिर्फ नमक 
पर उन्हें ढाई प्रतिशत चुगी देनी पड़ेगी। 

२--इस देश के व्यापारी यथारीति पूरा शुल्क दिया करेगे । 

३--इस सबंध में मीर कासिम के आदेश रद्द समभे जायगे । 





* “पीर कासिम” का हिन्दी अनुवाद। 
रे६० 


महताबराय 

४--कपनी को इस लडाई से होने वाली हानि की पूर्ति के 
लिये तीस लाख' रुपये दिये जायगे । दूसरे अगरेज व्यापारियों की 
भी क्षतिपूर्ति की जायगी । अगर इतना रुपया नकद न दिया जा 
सका तो उन्हे बदले में जमीन दे दी जायगी। 


५--नवाब को १२ हजार सवार और १२ हजार पंदल से 
अधिक सैनिक रखने का अधिकार न होगा । आवश्यकता पडने पर 
कपनी उन्हें सामरिक सहायता देगी और इसके लिए बदंवान, 
मेदिनीपुर और चटगाव उसके अधीन बने रहेंगे । 

६--सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आधा माल 
छोड़ कर, पूनिया में शोरा और सिलहट में चुना खरीदने का एका- 
धिकार कपती को होगा । 


७--कलकत्ते की टकसाल के रुपये मुशिदाबाद की टकसाल के 
रुपयो के बराबर ही माने जायगे और उन पर बद्टा काटना जुमरमें 
समभा जायगा । 

इस सधि-पत्र पर कपनी की ओर से हस्ताक्षर करने वाले 
सात सदस्यों मे से तीन थे वासीटाटं, कारनक और वारेन हेस्टिग्स । 


लडाई शुरू होते ही मीर कासिम ने मीर तकी खां को वीरभूम 
से मुशिदाबाद की ओर बढने के लिए लिखा । जाफर खा, आलूम 
खा और हैबतुल्ला उसके सहायतार्थ भेजे गये । मुशिदाबाद के 
फौजदार सैयद मुहम्मद खां के सहयोग प्रदान न करने पर भी 
अतिम तीनों ने कासिमबाजार को घेर लिया और वहा के अगरेजों 
को कैद कर म्‌गेर भेज दिया । मुहम्मद तकी खां के बढ आने पर 
अंगरेज सेनापति ऐडम्स से उसकी भागीरथी के तट पर कटवा के 
पास १९ जुलाई को भिडत हुईं। 


३६१ 


जगत्‌ सेठ 


इस लडाई में तकी खा ने बडी वीरता दिखाई, पर अपने 
सैनिकों का पूरा सहयोग न प्राप्त होने के कारण उसे मेंदान 
हारना और स्वय बरी तरह से घायल होकर मरना पडा। मेलीसन 
ने “भारत के निर्णायक युद्ध नामक (अगरेजी) ग्रथ मे लिखा हे-- 
“उसके जो घडसवार पिछले दिन लेफ्टिनन्ट लेन के विरुद्ध लड चुके 
थे आज तटस्थ-से बने रहे । अगर उन्होने फिर लडाई में भाग लिया 
होता तो जीत मीर कासिम की होती, अगरेजों की नहीं। पर 
भारतवर्ष के इतिहास में ऐसे देशद्रोह के उदाहरण भरे पडे हे। 
अंगरेजो को जो सफलता हुईं है उसका प्रधान कारण यहा के 
राजाओं, नवाबों और सरदारो का पारस्परिक ईर्ष्या-देष ही रहा 
है, यह निस्सकोच कहा जा सकता है।' 


अब अगरेज मुशिदाबाद की ओर बढे । मीर कासिम की सेना 
से नगर की रक्षा न हो सकी और बत्र॒ुपक्ष ने फिर कासिमबाजार 
पर अधिकार कर लिया । दोनों ओर से मोरचाबदी उसी गिरिया 
के पास हुईं जहा प्राय तेईस साल पहले अलीवर्दी खा सरफराज खा 
को पराजित कर चुका था । मीर जाफर की ओर से सेनानायक 
मीर नसीर, मीर बदरुह्दीन, शेरअछली खा आदि थे। ऐडम्स के 
आक्रमण के समय मार्केर ओर समझ के पेर उखड गये या वे जानबू 
कर पीछे हट गये । अगर बदरुददीन, मीर नसीर आदि की तरह 
वे भी पराक्रम दिखाते तो मीर कासिम की जीत हुए बिना न॑ 
रहती । मेलीसन ने लिखा हैँ कि “नवाब के पक्ष को आवश्यकता थी 
तो मुहम्मद तकी खा जैसे रण-कला-कृुशल सेनापति की । अगर वह 
कटवा में न मारा जाता और गिरिया में उपस्थित होता तो उस 
पक्ष का विजयी होना निश्चित था | पर वहा न तो बैसा सेनापति 
३६२ 


महताबरायप 
था न स्वयं समीर कासिम जो अपने लिए लड़ने वाली सेता का 
हौसला बढा कर, उससे अपनी विजय की आशा को फलीभूत कर 
सकता ।” परिणाम यह हुआ कि विश्वासघात के कारण उसकी सेना 
को यहां भी १ अगस्त को पराजित होना पडा। 


तीसरी लडाई इतिहास मे 'उधवानाला' के नाम से प्रसिद्ध है । 
यह राजमहल के पास ऐसे स्थान पर हुई जिसके एक ओर तो 
भागीरथी थी ओर दूसरी ओर उधवा या उदयनाला । नवाब ने 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर वहा मोरचाबदी कराई थी । उसके 
सैनिको की सख्या प्राय ४०,००० थी। मुशिदाबाद से पटने जाने 
वाली सडक के किनारे एक पुराना किला था जिस पर उन्होने 
अधिकार भी कर लिया था । नयी चहारदीवारी बना कर, तोपें 
भी उप युक्त स्थानों पर चढा दी गईं थी। 
पर प्रकृति ने भी उस दुर्ग को सरक्षित वनाने में बडी सहायता 
पहुचाई थी। एक ओर तो बहुत लम्बी चोडी फील थी ओर दूसरी 
ओर दुर्गम पर्वतमाला। अगरेजो की छावनी और किले के बीच वह 
भील या खाईं बरसाती नदी की-सी रुकावट का काम कर रही थी। 
यहा भी विश्वासघात ने मीर कासिम के कवच को अभेद्य नही 
रहने दिया । एक अगरेज सैनिक कपनी की नौकरी छोडकर, कुछ समय 
पहले मीर कासिम की सेना मे भरती हो चुका थ।। वह पथों ओर 
पगडडियो से पूरा अभिज्ञ भी था । जब उसे अपने देशद्रोह पर 
परचात्ताप होने लूगा तब एक रात को चपके चुपके अपनी छावनी 
से निकल कर सेनापति ऐडम्स के पास पहुचा और उसे बताया कि 
भील की गहराई सब जगह एक-सी न थी ; कही कही उसे पार 
करना भी सभव था। मत्र मालम होते ही ऐडम्स ने छापा मारा 
३६३ 


जगत्तेठ 


और रात को ही दीवार लाघ कर किले के पास पहुच गया। 
सुबह होते ही ५ सितम्बर को उस पर कब्जा भी कर लिया । उस 
मौके पर भी अरमनी सेनानायकों ने पीठ दिखा कर और अपने 


आदेशो से अपनी सेना को ही आपद्ग्रस्त कर, नमक का हक अदा 
किया 


इसके बाद हुई इन पराजयों की वह प्रतिक्रिया जिसमें मीर 
कासिम की क्रोधाग्नि से कितने ही अपराधी-निरपराधी भस्मीभूत 
हो गये । 

इस प्रकार नष्ट होने वालों मे अगरेज ही नहीं, भारतवासी 
भी थे। 

युद्ध-सम्बन्धी समाचारों ने मीर कासिम को विक्षिप्त-सा कर 
दिया और उसे बातावरण विश्वासघात से भरा हुआ प्रतीत होने 
लगा । स्वय मरने से पहले उसने उन सभी कंदियों को मार 
डालने का निश्चय किया जिनके दोप प्रमाणित हो चुके थे या 
जिन्हें वह सन्देह की दृष्टि से देखता आ रहा था । 

मीर कासिम की विफलता के कारणो के विश्लेषण के लिए, 
इतिहासकार और मनोवेज्ञानिक का पूरा सहयोग चाहिए । उसने 
कभी मध्यममार्ग का अवलूम्बन नहीं किय। | किसी पर विश्वास 
किया तो यह भूल कर कि 'विश्वस्त नाति विश्वसेत्‌र। किसी पर 
अविश्वास किया तो इसे भी चरम सीम। को पहुचा दिया । बेतिया 
पर चढाईं की तो ग्रगिन खा की सलाह मान कर, नेपाल पर भी 
चढाईं किये बिना न रह सका । इस लड़ाईं में जीत होने पर भी वह 
हार के ही बराबर साबित हुईं। एक जमीदार से जत्रुता हुईं तो 
जमीदार-मात्र को शत्रु मान लिया और ऐसी तीक्ष्ण दडनीति 
से काम लिया कि उस समाज में बगाल से बिहार तक कोई उसका 
च्ष्द्दड 


मसहताबराय 
मित्र या शूभचिन्तक न रह गया। फिर जहां यथेष्ट विवेक न था 
ओर अपनी ही भुजाओं के भरोसे सब कुछ करना था, वहां साल 
दो साल के ही हास्त्र-सग्रह और नयी कवायद से पहाड़ कंसे टूट 
सकता था ? जो हो, जब आशा निराशा में परिणत हुईं तब 
मीर कासिम को अपने चारों ओर शत्रु ही शत्रु नजर आने लगे 
ओर वह सब के खून का प्यासा बन गया । 


इन लोगों के रक्‍त से, गगा का जल ही नहीं, उसके पास की 
भूमि भी रजित हो गईं। इनमें मुख्य थे राजा रामनारायण, 
राजवल्लभ, राय राया उम्मेदराय, राजा फतह सिह, राजा बुनियाद 
सिह, शेख अब्दुल्ला, जगतसेठ मह॒ताबराय, महाराज स्वरूपचद 
और पटने के एलिस आदि अगरेज कंदी । 

इनमें कुछ की ह॒त्य। मुगेर में ही हुईं और बाकी की पटने में 
या उसके आसपास । 


रामनारायण को उसके गले से बाल भरा घडा बांध कर, 
गंगा में ड्बा दिया गया। कितने ही औरों की भी यही दशा हुई। 
जगत्‌सेठ की ह॒त्या* के समय और स्थान के सम्बन्ध मे मतभेद हे । 
“मृताखरीन' में लिखा हे कि मीर कासिम के मुगेर से प्रस्थान 
करने पर पटने के पास बाढ में उनकी हत्या हुईं। पर उसके अनु- 
बादक ने ही इसे स्वीकार नहीं किया था। वह लिख गया है :--- 

“जगत्सेठ महताबराय भी मुगेर के किले के बूजजं से गगा में 
ही डाल दिये गये थे । उस समय उनके नौकर चून्नी ने बहुत अ्जें- 


मिन्नत की कि मुझे भी अपने मालिक के साथ बाघ कर या कम 


8 ललुलअलल_लतुललकुइलललई_ननलनल्‌“ल न ईलललललल न अल लुभललन्‍अब इस नललल सब बलगम मराा पारा !!ंएधभधए्स्‍घ्सध्ध्६छ्घ्घ्स्भ्भभ्ाआआआनशणणणणणशननणनणएशननशथाणणणाणणआआथआथआथआईआखआखआख इधखधख आशा 





“पारिवारिक श्रुतिपरम्परा के अनुसार, इसकी तिथि थी आसिन सुदी १०, 
सवत्‌ १८२०। 


३६५ 


जगत सेठ 


से कम उनते पहले नदी मे डाल दिया जाय। पर उप्तकी एक न 
सुनी गई और महताबराय के बहुत समभाने-बुझाने का भी कोई 
असर न हुआ। तब उसने खुद नदी में कूद कर अपने प्राण त्याग 
दिये । यह बात मुझे उस समय की जनश्रुति से ही नही, चुन्नी 
के बाबूराम नामक एक सगगे-सबधी से भी मालूम हुईं थी | यह 
पहले जगत्सेठ के यहा काम करता था, अब दस साल से मेरा 
नौकर हे । 

“हो सकता हैं कि गूलाम हुसेन ने दोनो भाइयों की हत्या के 
बारे मे जो कुछ लिखा हैँ वह ठीक हो, पर इतना तो में अवश्य 
कहुँगा कि उस समय सर्वेसाधारण में जो बात प्रचलित थी उसके 
यह विपरीत है । मूगेर के किले में एक बूर्ज कायम है जिसके पास 
से प्राय दस हजार नावे हर साल गुजरती हे। उनके सवारो मे 
एक भी शख्स ऐसा न होगा जो उस बूर्ज की ओर इशारा कर यह न 
कहे कि इसी के पास दोनो सेठ-बन्धु नदी मे डाल दिये गये थे । मुगेर 
में एक भी ऐसी बूढी औरत न होगी जो चुन्नी की स्वामि-भक्ति 
और त्याग की कया न जानती हो ओर जो उन दाब्दों को न 
दोहरा सके, जो उस ऐतिहासिक अवसर पर उसके मुख से अपने 
मालिकों के कातिलों के सामने निकरू थे । यह भी याद रखना 
चाहिए कि जिस समय गुलाम हुसेन ने अपनी पुस्तक लिखी थी 
उस समय वह सेना के साथ था । वेसी परिस्थिति मे न तो वह 
इस घटठना को बात चला सकता था और न इसके विषय में 
बहुत पूछताछ ही कर सकता था। और उसने जो कुछ लिखा 
उस पर फिर नजर नहीं डाली--उसमे कोई सशोधन नही किया।' 


गूरिगत खां भी जिन्दा न बच सका | इसके अरमनी साथियों के 
३६५ 


महताबराय 


सम्बन्ध में भी मीर कासिम के मन में सदेह हो चला था। ग्रगिन खा 
अगरेजो के शुभचिन्तक* खोजा पिट्स का भाई था और 
अगरेजो ने इससे भी मित्रता कर ली थी । इसका हत्यारा तो कोई 
मूसलमान सेनिक था, पर कहा गया है कि वह हत्या भी समीर कासिम 
के ही आदेश से हुईं थी । 

जो पटने का हत्याकाड कहा जाता हैं उसका सबंध अगरेज 
कंदियो से था। मीर कासिम मुँगेर के किले की रक्ष। का भार 
अरबअली खा नामक सरदार पर छोड आया था, पर जब 
अगरेज सेना बहा उधवानाला की विजय के बाद १ अक्टूबर 
को पहुँची तब अरबअली ने भी विरोध के बजाय विश्वासघात 
ही किया | यह सुनते ही मीर कासिम क्रीधान्ध हो गया 
और उन सभी कैदियों के कत्छ का हुक्म दे दिया। 


इस हत्याकाड की जिम्मेदारी समरू को सौपी गई ओर उसने 
ऐसी करता दिखाई कि लोगो को कहना पडा कि वह सेनानायक 
होकर भी कसाईखाने का काम न भूला था । ५ अक्टूबर को एक 
एक करके उसने एलिस, हे, लशिगटन आदि का कत्ल करा डाला। 
जब नवाब की फौज के सिपाहियो ने 'हलालखोर' का काम बता कर 
इसे करने से इनकार कर दिया तब उसने उन्हें कठोर दड देकर 
बाकी काम पूरा करा लिया । एक डाक्टर फुलटेन को छोड़ और 
(कोई जीवित न रह सका । एलिस के नन्‍हें बच्चे को भी समरू ने 
दया का पात्र न समझा । २८ अक्टूबर को अगरेज मुगेर से पटने 





कि. 


*# “रियाजुस्सलातीन” के लेखक ने, १७८६ मे डाक मृशी का काम करते 
हुए भी लिखा थाकि गुरगिन खा उन सेनानायकों तथा अन्य पदाधिकारियों 
भे था जो (अगरेजो के) षड़यत्र में सहयोगी थे ।” 


२३६७ 


जगत्सेठ 


के पास पहुचे और आक्रमण की तैयारी करने छगे । ६ नवम्बर 
को किले पर उनका अधिकार हो गया, पर मीर कासिम इससे 
पहले ही अपने परिवार को रोहतासगढ भेज, पटने से प्रस्थात 
कर चुका था । 


वास्तव में उसका उद्देश था अवध के नवाव वजीर शुजाउद्दोला 
की शरण लेना । जब मेजर एडम्स ने उसका पीछा किया तब 
रोहतासगढ से भी धन-जन को अन्यत्र भेज कर मीर कासिम 
कर्म्मनाशा प।र चला गया और ऐडम्स को ससराम लौट जाना 
पड़ा । 


मीर कापिम बनारस पहुचा तो राजा बलवन्त सिह ने उत्तकी 
आवभगत की। शुजाउद्दौला का आइवासन उसे पहले ही मिल 
चुका था । यह कुरान पर अपने हाथ से लिखे हुए, सहायता के 
वचन के रूप मे था । मीर कासिम को कुछ लोगो ने कहा भी कि 
शुजाउददोला बात का धनी नहीं तो उसे विश्वास न हुआ ओर 
वह बनारस से इलाहाबाद चला गया । वहां शाहआलूम और 
शुजाउद्दौला के लखनऊ से आने पर उसने दोनो से मुलाकात कर 
उनसे सहायता मागी । दरबार में अब कूटनीतिक घात-प्रतिघात 
होने छगे । मीर कासिम विपन्न हो कर भी अभी धनवान्‌ बना 
हुआ था । उसने दरबारियो को चटाना शुरू कर दिया । 
अंगरेजों को और मीर जाफर को इसकी खबर मिली तो वे भी 
चुपचाप न बेठ सके । मुशिदाबाद से शाहआलम के पास दूत 
जाने-आने लगे । शाह आहृूम और शुजाउद्दौला एक पेर इस नाव 
पर तो एक पेर उस नाव पर रखना ही कुछ समय के लिए सबसे 


३६८ 


महतावराप 


अच्छी नीति समभते थे । शुजाउद्दौला का प्रधान मत्री बेनी 
बहादुर मीरजाफर के पक्ष में था। मीर कासिम को आइवासन मिल 
जाने पर भी वह अगर-मगर करने लगा । उसने ऐसा उपाय किया 
कि मीर कासिम को शाह आलम की ओर से कुछ समय के लिए 
ओर ही लड़ाई पर बुदेलखड की ओर जाना पडा। वहा से जीत 
कर लोटने पर ही शुजाउद्दौला के साथ उसकी सधि हुईं जिसके 
द्वारा उसने सहायता के मूल्य के रूप में, उसे ग्यारह लाख रुपये 
प्रतिमास देना स्वीकार कर लिया । 

उधर पटने में मीर मेहदी खां मीर जाफर का पलला पकड़ 
चुका था और उसे घुड़सवारों के सेनानायक का पद भी मिल चुका 
था। मेजर ऐडम्स के मर जाने पर कारनक फिर अगरेज सेनापति 
बन चुका था । जब अगरेजो ने देखा कि शुजाउद्दोला बिहार 
पर चढाई किये बिना न रहेगा, तब वे भी बक्सर के पास मोरचा- 
बदी कर रसद इकट्‌ठी करने लगे । १र इसमें सफलता न होने के 
कारण उन्हें अप्रेल १७६४ में पटने की ओर हटना पडा। 

अन्त में शुजाउद्दौला की सेना ने बिहार पर चढाईं कर पश्चिम 
के प्रदेश पर अधिकार कर लिया और कुछ समय के लिए अगरेजों 
की छावनी को भी घेर लिया। पर बरसात आ जाने पर उसे 
अपना मुकाम बक्सर मे ही करना पडा। अगरेज भी फिर वहीं जा 
पहुँचे । मेजर कारनक कमजोर समझा जाता था और उसकी 
इंमानदारी पर भी शुबहा होने लगा था । इसलिए उसकी जगह 
मेजर मुनरो सेनापति बना कर वहा भेजा गया । अगरेजो की 
सेना में इधर असतोष बढ चला था और वह विद्रोह का रूप भी 
धारण कर चुका था । बरसात का समय मुनरो ने इस विद्रोह 


२६६ 
ज० २४ 


हि. 


जगत्सेठ 
का दमन करने में और सेनिकों के अभाव-अभियोग दूर करने में 
ही बिताया । पर जहां उसके दल में व्यवस्था सूधरी वहां 
शुजाउद्दौला के अपने दल में बेर-फूट की बेल बढने लगी । 
समरू मीर कासिम से लड-भगड़ कर उससे अलूग हो गया और 
उसने शुजाउद्दौला से यहा तक कह डाला कि मीर कासिम उसकी 
जान का गाहक हो रहा था। इसका फल यह हुआ कि 
शुजाउददौला मीर कासिम का शत्रु हो गया ओर उसका धन 
छीन कर तथा उसे अपमानित कर अपने खेमे से बाहर निकलवा दिया। 
उसके ऐसे व्यवहार से भग्नहृदय होकर मीर कासिम' ने फकीरी 
लिबास में वही धरना दे डाला । कुछ समय बाद समभाने-बुभाने 
प्र अपने खेमे में गया भी तो वहां काल के रूप में समरू आ 
उपस्थित हुआ । उसने मीर कासिम का खेमा घेर कर लूट-मार 
शुरू कर दी, जिससे बेगमों को भी बेइज्जत होना और छलूटना 
पड़ा। छगड़े हाथी पर सवार होकर, एक स्वामिभकक्‍त मुसलमान 
सेवक और बाल बच्चों के साथ, मीर कासिम ने बिहार से अतिम 
प्रस्थान किया । 

अगर अगरेजों के बक्सर पहुचते ही उन पर शुजाउद्दौला की 
ओर से आक्रमण होता तो उन्हें हारना ही पड़ता । पर शुजा- 
उद्दौला की छावनी में डके के बजाय सारंगी-तबले बजने लगे 
यें। मीर कासिम को धता बता कर शुजाउदुदौला अन्त में 
लडने चला भी तो २२ अक्टूबर के यूद्ध में उसे ब्री तरह हारना 
और रुहेलखंड की ओर भाग जाना पड़ा। बंपेदी के लोटे की 
तरह लढ़कते रहने वाले शाह आलम ने फिर अगरेजो से दोस्ती 
कर ली । इस लड़ाई की ऐतिहासिक विशेषता इस बात मे है कि 


३७० 


महताबराप 


इससे बंगाल-बिहार में अंगरेजों का मार्ग निष्कटक हो गया और 
ये अब अजेय माने जाने लगे । 

मीर कासिम” जान बचा कर कही अज्ञात-वास करने चला 
गया। पर उससे फिर कुछ बन न पड़ा । जून १७७७ मे दिल्‍ली 
के पास एक कस्बे में किसी शख्स की लाश पड़ी हुई मिली थी । 
पास ही एक पुराना दुशाला भी मिला था। कहा गया है कि वह 
लाश मीर कासिम की ही थी और वह दुशाला ही उसका सर्वस्व रह 
गया था। 


जगत सेठ 


टिप्पणो 
(१) पृष्ठ १९३--१७२९ में मुशिदाबाद के बाजार-भाव इस प्रकार थे--- 
बासफूल चावल फी रुपया १ मन १० सेर 
मोटा (पूरबी) चावल 8... ४ # २५ +» 
मोटा (अन्य जाति का) चावल है ७ + २० )+ 
गेह (बढ़िया) ह.. में / ९ # 
जौ 8. ८ 9) ० #/# 
तेल (बढ़िया) 3१ 87 8 १५ 5 
घी क्‍ ० ४ १० ,+ 


१७४० के बाद हर जगह दाम तेज हो चले थे। उडीसा में तो कही कही: 
चावल का भाव आठ आन। सेर तक हो गया था । कलकत्ता और स्थानों की 
अपेक्षा सुरक्षित होते हुए भी, वहा १७४६ मे चावल एक रुपये को ३० सेर 
ही बिकने लगा था। कपनी ने दामो को बाधने के लिए कुछ समय तक कट्रोल 
चलकाया। मृनादी करा दी गई कि जो व्यापारी बढिया चावल फी रुपया ३४ 
सेरर थौरु घटिया चावल ५० सेर से कम देगा उसके साथ सख्त कारंवाई की 
जायगी। पर दाम बाधे न ज। सके । १७५२ में चावल का बाजार-भाव २२' 
सेर ही हो चला था । और बाजार-भाव इस प्रकार थे.--- 


हि] 


गेहूँ. रु० ४-१०-० को १ मन ६ सेर 
आठा » ८- ०-०० को १ मन 
तेल. ॥ ११- ००० को £ मन 
परद्चिचम बगाल की स्थिति का वर्णन करता हुआ, “महाराष्ट्र पुराण- 


रचयिता गगाराम कहता है कि बर्गी या मराठे जहा तक लूट-मार कर सकते 
थे करने से बाज नही जाते थे । इसका फल यह हुआ कि खाद्य पदार्थों का घोर 


३७२ 


महताबराप 


अभाव हो गया । चावल, दाल, तेल, घो, आटा, चीनी, नमक, हर चीज का दाम 
रुपया सेर हो चला । लोगो को इतना कष्ट था कि हजारो भूखो मर गये । 


कारीगरो के जहा-तहा भाग जाने, मजदूरी बढ जाने और कपास के दाम 
में तेजी आने के कारण कपडा भी बहुत महंगा हो चल्म था । पूरब बगाल में 
मराठों के उपद्रव न होते हुए भी ढाके में १७३८ और १७५२ के बीच 
दाम प्राय ३० प्रतिशत ऊँचे हो गये थे और कई तरह के माल का तो मिलना 
भी अत्यन्त कठिन या असभव हो गया था--श्री कालीकिकर द्वत्त लिखित 
“अलीवर्दी ऐड हिंज टाइम्स” (अगरेजी) के आधार पर। 


(२) पृष्ठ २०८--ईस्ट इंडिया कपनी को बगाल, बिहार और उडीसा 
की दीवानी मिल जाने पर जानोजो ने उससे चौथ की रकम तल्‍लूब की और 
कंपनी की ओर से कटक की वापसी का प्रइन उठाया गया । इस बात पर 
समझोता भो हो गया कि मराठे कटक छोड देगे और अगरेज उन्हे हर साल 
बारह की जगह सोलह लाख दिया करेगे । पर यह कार्य मे परिणत न हो 
सका। उस समय कपनी के कर्मचारियों ने इस बात की बडी छानबीन कराई 
थी कि कभी न॑ कभी उडीसा या कम से कम कटक लौटा देने के लिए रघुजी 
यथा जनोजी सधि-बद्ध था या नहीं । उनका कहना था कि जब तीनो प्रान्तो की 
चौथ के रूप में मराठे बारह लाख रुपये पाते आ रहे थे तब उन्हे उडीसा प्रान्त 
को भी दबा कर बैठ जाने का क्या अधिकार था ? मराठो का कहना था कि 
अलोवर्दी खा उन्हे उडीसा प्रान्त तो दे ही चुका था, उसके अल,वा उन्हे हर 
साल बारह राख रुपये देना स्वीकार कर चुका था। 

सन्धिपत्र मे इस रकम के बारे में अलीवर्दी खा की ओर से कहा गया था--- 

अपनी तथा शहामतजग, सौलतजग और सिराजुद्दौल की ओर से में 
इकरार करता हूँ कि सम्राट अहमदशाह के राज्यकालर के चौथे वर्ष के जिलकाद 
महोने के ९ वे दिन अर्थात्‌ १८ आसिन' ११५७ बगल वर्ष से आरम्भ कर, में 
बगाल, बिहार और उडीस। की चौथ की मद में रघृजी भोसले महाराज (छत्र- 
पति रामराज!) को हर साल बारह लाख रुपये दिया करूँगा। इस रकम' का 


र२७३ 


जगत सेठ 


भुगतान रघुजी के इच्छानुसार या तो जगतूसेठ की या महाराज स्वरूपचन्द की 
माफंत दो छमाही किस्तो मे बनारस में हुआ करेगा। शर्ते यह होगी कि रघुजी 
या उनके वशज या अन्य मराठे या रघृजी के मित्र नरेश, न तो इन प्रान्तो में 
आसन मार कर बैठेगे, न प्रवेश करेगे, न यहा के जमीदारो को किसी तरह 
सतायेगे । अगर किसी से मेरी लडाई हो गई तो वह खुद आकर या अपने 
किसी आत्मीय को भेज कर मेरी सहायता करेंगे । जितने सेनिक में साथ 
लाने को कहँँगा उतने ही लावेगे । प्रत्येक सैनिक को दाल-रोटी के लिए मे 
१) प्रति दिन के हिंसाब से दृगा । उनकी सेना को इसी से सन्तुष्ठ होना 
पडेगा और मुझसे अपने घर जाने की आज्ञा मिलते ही वह बिना मेरी प्रजा को' 
कोई कष्ट पहुचाये यहां से चल देगी। 

(३) पृष्ठ २११--अलीवर्दी खा ( उपनाम महाबत जग ) की मृत्यु, 
८० वर्ष की अवस्था में, शोथ-रोग से हुई। 

वह बड़ा सयमी था। न शराब पीता था न _तमाक्‌। नाच-रग मे भी उसकी 
कोई दिलचस्पी न॑ थी । हा, शिकार खेलने का शौक उसे जरूर था। 


“मुृताखरीन” में दी हुई उसकी दिनचर्या के अनुसार.-- 

वह प्रायः ४ बजे उठ जाता । शौचादि से निवृत्त होने, नमाज पढने और 
कूछ मित्रो के साथ कह॒वा पीने में तीन घटे रूग जाते । 

७ बज वह दरबार करने बैठता । वहा पूरे दो घंटे बिताता । 

९ से १० बजे तक वह दूसरे कमरे में जाकर काव्य, उपाख्यानादि सुनता। 

१० से १२ बजे तक का समय नहाने-धोने और खाने-पीने के लिए नियत 
था । 

१२ बजे वह आराम करने चल्या जाता और १ बजे उठ कर वजू करता, 
नमाज पढता और कुरान का पाठ कर एक प्याहा बर्फ या शोरे से ठढा किया 
हुआ पानी पीता । चौबीस घटो में उसके लिए यही काफी होता । 

इसके बाद मौलवी-मुल्ला आते और इस विद्वत्परिषद्‌ का हे बजे विसर्जन 
होता । 

३७४ 


महतावराय 


३ से ५ तक एक अन्तरग सभा होती, जिसमे जगत॒ृसेठ तथा अन्य विधि 2 
पदाधिकारी ही स|म्मलित' हो सकते । 


५ से ७ तक का समय हसी-मज।क के लिए था । कुछ लोग ऐसे थे जिनकी 
जबान कमाल पैदा कर देती । उनकी पारस्परिक नोक-झोक देखने-सुतने और 
पाद रखने की चीज' होती । 


अब बत्ती जलाने का समय हुआ--नौकर-चाकर बाहर चले गयें--बेगमें 
आ पहुँची और उनसे वार्तालाप होने लगा । 


नियमानुसार अलीवर्दी खा कूछ ताजा या सूखा फल खाकर ही ब्याढू 
करता । खाते-खि गाते, हँसते-हंसाते उसके सोने का समय हो आता । स्त्रिया 
अन्त.पुर चली जाती । शेखचिल्ली की-सी कोई कहानी सुनता हुआ वह नींद 
लेने लगता । रात को हर दो-तीन घटे बाद नींद दूट जाती, पर वह नियत 
समय पर उठे बिना न रहता । 


(४) पृष्ठ २१३--कम्पनी को दीवानी मिल जाने पर बगाल और बिहार 
की ही आय प्राय २ करोड़ ६८ लाख बताई गई थी । और वह भी रुपयों में 
नही, “सिक्‍्को” में । इसका ब्योरा यह था -- 


(१) बगाल 


१--ब्दवान, मिदिनीपुर आदि जिलो को छोड़कर बाकी हिस्से का माल 
प्रायः १ करोड ४६ लाख 
२--कम्पनी को भिले हुए बर्दवान, मेदिनीपुर, चटंगाव, कलूकत्ते और 


चौबीस परगने का माल प्राय ५५ लाख 

भालू का जोड प्राय २ करोड १ राख 
३---चुगी, जुर्माना इत्यादि से होने वाली आय 

प्रायः ६ राख 

कल जोड प्राय. २ करोड ७ लाख 


३७०५ 


जगन्‌ पेठ 


(२) बिहार 

१७६६ में माल प्राय ७५ लाख 
पटने में डच कंपनी से मिलने वाला नजराना प्राय, १५ हजार 
जोड़ प्राय ७५ लाख १५ हजार 
मिनहा प्राय १४ लाख 
अर्थोत्‌ 

जागीरदारो को छूट प्राय. ९ लाख 
नवाब को नजराना प्रायः १ लाख 
शितावराय का वेतन प्राय. १ लाख 
उसे जरूरी खचे के लिए मिलने वाला भत्ता प्राय ३ लाख 


इस प्रकार बगाल-बिहार से होने वाली आय प्राय" २ करोड ६८ लाख थी । 

(५) पृष्ठ २४५--हालवेल ने लिखा है कि मरने से पहले अलीवर्दो खा 
ने एक दिन' सिराजुद्दोला को बुलवाया और उसे यह अन्तिम उपदेश दिया --- 

“मेने तुझे यथासभव सुरक्षित कर दिया। समय मिलता तो तेरी एक 
और समस्या हल कर जाता । पर मेरी बाजी खतम होने पर है, तुझे वह 
समस्या अब खुद हुल करनी होगी । तिलगाना में अगरेज और फरासीसी जो 
कुछ कर चुके हे, उसका ध्यान रखना। उधर के नवाबों के आपस के झगडों 
से लाभ उठाकर उन्होंने सारे प्रान्त्त की बदरबाठ कर ली है । उनसे सावधान! 
रहना। यहा सब से बलिष्ठ अगरेज हे । तूने उनका माथा कुचल दिया तो और 
विदेशी तेरा कुछ भी बिगाड़ न सकेगे । उन्हे किलेबन्दी करने या सैनिक रखने 
तो हगिज मत देना। अगर तूने मेरी सलाह न मानी तो तेरा राज्य रहने का 
नही।* 

हालवेल किस्सा-कहानी लिखने मे सिद्धहस्त था। उस समय भी (१७५६) 
दूसरे अगरेजो ने उसकी बात को मनगढत बताया था। पर बुद्धि गवाही नही 
देती कि बात बिलकूल मिराधार रही होगी । अगरेज इतिहासकार डाडवेल के 


२७५ 


महतावबराय 


कथनानूसार “यह सभव' न था कि दक्षिण में दो मुसलमान नवाब मार दिये 
जाय, तोसरा विधमियों के हाथ की कठपुतली बनकर रहे और एक मुसलमान 
नाजिम के दरबार में इन बातो की चर्चा या इन पर टीका-टिप्पणी भी न हो। 
अलोवर्दी खा ने यह जहूर कहा होगा, चाहे जब कहा हो, चाहे जिन राब्दों में 
कहा हो । इस बात का तो ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है कि जब निजामुल्मुल्क 
के बेटे नासिर जग के मारे जाने का समाचार मुशिदाबाद पहुँचा था तब उसके 
द्वारा दडित होने से फरासीसी बाल बाल बचे थे।* 

(६) पृष्ठ ३०१--पडित जवाहरलाल नेहरू अपनी हिन्दुस्तान की 
कहानी” (श्री रामचद्र दडन-कृत हिन्दो अनवाद) मे लिखते हे-- 

“उक खास ध्यान देने को बात यह है कि हिन्दुस्तान के वे हिस्से जो 
अँगरेजो के कब्जे मे सब से ज्यादा अर्से से रहे हे आज सब से ज्यादा गरोब है । 
असल मे एक ऐसा नवशा तैयार किया जा सकता है जिससे ब्रिटिश राज्य-कालू 
के माप और क्रमश निर्धनता की वृद्धि का घनिष्ठ सबंध प्रकट हो। कुछ बडे 
शहरो से या कुछ नए औद्योगिक प्रदेशों से इस जाच में कोई बुनियादी फर्क 
नही आता । जो बात ध्यान देने की है वह यह है कि कुल मिलाकर आम 
जनता की हालत क्या है, और इस वात में कोई शक नही है कि हिन्दुस्त।व के सब 
से ज्यादा गरीब हिस्से बगाल, बिहार, उडीसा और मद्रास प्रेसीडेसी के हिस्से 
है । रहन-सहन का सब से अच्छा मापदड पजाब में है। अँगरेजो के आने से 
पहले बगाल निश्चित रूप से एक धनो और सुमृद्धिशाली प्रात था। इन 
विषमताओं के कई कारण हो सकते हे । लेकिन यह बात समझ पाना मुश्किल 
है कि बगाल, जो इतना धनी और समृद्धिशाली था, ब्रिटिश शासन के १८७ वर्षों 
में, अँगरेजो द्वारा उसकी दशा सुधारने और वहा की जनता को खुदमुख्तारी की 
कला सिखाने की जबर्दस्त कोशिशो के बावजूद, आज गरोब, भूखे और मरते 
हुए लोगों का भयानक समूह है। 

“हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन का पहला पूरा तजुर्बा बगाल को हुआ। 
उस राज्य की शुरुआत खुल्लमखुल्ला लूट-मार से हुई, और उसमे ज्यादा से 
ज्यादा जमीन का लगान सिर्फ जिंदा किसान से ही नही, बल्कि उसके मरने पर 


३७७ 


जगत्सेठ 


भी वसूल किया जाता था। हिन्दुस्तान के अँगरेज इतिहासकार एडवर्ड टामसन 
और जो० टी० गैरट* हमको बताते हे कि, अंगरेजो के दिमाग में दौलत के 
लिये इतना जबदंस्त लालच भरा हुआ था कि कोर्टज और पिजारो के यूग 
के स्पेनवासियो के समय से लेकर आज तक उसकी मिसाल नही मिल सकती । 
खास तौर से बगाल में तो उस वक्‍त तक जाति नहीं हो सकती थी जब तक 
कि वह चूसते चूसते खोखला ना रह' जाय। इसके बाद कितने ही वर्षों तक 
अँगरेजी व्यवहार की भयकर आ्थिक अनैतिकता के लिए क्‍लाइव खास तौर 
से जिम्मेदार था--वही क्लाइव, वही साम्राज्य-निर्माता, जिसकी मूर्ति रूदन 
में इडिया आफिस के सामने खडी है। यह तो खूली हुई छूट थी। पैगौडा 
व॒क्ष को बार बार हिलाया गया | यहा तक कि वह वक्‍त आया कि बंगाल 
को अत्यन्त भयंकर अकालो ने बरबाद कर दिया । बाद में इस ढरे को 
तिजारत बताया गया, लेकिन उससे क्‍या असर होता हैँ । इस तिजारत 
को सरकार का नाम दिया गया, और तिजारत क्या थी खुली लूट थी । 
इस ढग की मिसाल इतिहास में नहीं है । और यहा यह बात ध्यान में रखने 
की हूँ कि यह॒ चोज अलग अलग नामों में और अलग अलग' शकलो में कुछ 
वर्षों तक ही नहीं बल्कि कई पीढियों तक चलती रही। खुली और सीधी' 
लूटमार की जगह कानूनी हुलिया में, शोषण ने ले ली, और हालाकि उसकी 
वजह से खुलापन कम हो गया लेकिन हालत बदतर हो गई । हिन्दुस्तान में 
शुरू की पीढियों में त्रिटिश राज्य में जो हिंसा, धन-लोलुपता, पक्षपात और 
अनेतिकता थी, उसका अदाज भी छरूगाना मुश्किल है । एक बात ध्यान देने 
की है कि एक हिन्दुस्तानी लफ्ज, जो अँगरेजो भाषा मे शामिल हो गया है 
लूट है। एडवर्ड टामसन ने कहा है और यह बात सिर्फ बगाल के 
हवाले में ही नही कही गई है, “ब्रिटिश हिन्दुस्तान के शुरू के इतिहास का 
घ्यान आता है, जो कि शायद दुनिया भर में, राजनीतिक छल की सबसे बड़ी 
मिसाल है ।” 


* एडवर्ड टामसन और जी टी गेरेट “राइज एड फुलफिलमेट आव 
ब्रिटिश रूल इन इंडिया” (लूदन, १९३५) 


३७८ 


महताबराप 

'इस' बात का नतीजा, यहा तक कि शुरू के बरसो मे ही इसका नतीजा 
यह हुआ कि १७७० का अकाल पडा जिसने बगाल और बिहार की करीब एक 
तिहाई आबादी को खत्म कर दिया । लेकिन यह सब प्रगति के हक मे हुआ 
था और बगाल इस बात पर घमड कर सकता हैँ कि इगलेण्ड मे औद्योगिक 
क्रान्ति को जन्म देने में उसने बहुत मदद की। अमेरिकन लेखक ब्रुक ऐडम्स 
हमको बताता है कि यह किस तरह हुआ 'हिन्दुस्तानी-दौलत के इगलैण्ड 
आने से और राष्ट्र की पूजी में बहुत बडी बढवार हो जाने से, सिर्फ उसकी 
ताकत का भडार ही नही बढा, बल्कि उससे उसकी गति में लचीलेपन के 
साथ बहुत तेजी भी आईं। प्लासी के बाद बहुत जल्दी ही बगाल की लूट लन्दन 
में पहुँचने लगी और तुरन्त ही उसका असर हुआ मारुम देता है, क्योकि सब 
प्रामाणिक लेखक इस बात से सहमत है कि औद्योगिक क्रांति सन्‌ १७७० से 
शुरू हुईं। प्लासी की लडाई १७५७ में हुई और उसके बाद जिस तेजी 
से तब्दीली हुई, उसकी बराबरी की शायद कही भी मिसाल नही है । सन्‌ १७६० 
में प्लाइग शटिल का आविष्कार हुआ सन १७६४ में हप्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी 
का आविष्कार किया, सन्‌ १७७६ में क्राम्पटन ने कातने की अपनी मशीन 
निकाली, सन १७८५ में कार्टराइट ने शक्ति सचालित करघा पेटेन्ट कराया 
और १७६८ में वाट ने अपना भाष एज्जिन बना कर पूरा किया ।--हालाकि 
इन मशीनो से उस समय के गतिशील आन्दोलनो को निकासी का रास्ता मिला, 
लेकिन वह गति और तीतब्रता उनकी वजह से नहीं थी । आविष्कार खुद तो 
गतिहीन होते हे वें पर्याप्त शक्ति के उस भडार के इकटढठे होने की 
प्रतीक्षा करते हे जो उन्हे चाल करे । उस भडार की शक्ति हमेशा ही रुपये के 
रूप में होगी--तिजोरी मे इकट्ठा रुपया नही, बल्कि फेर में पडा हुआ रुपया | 
हिन्दुस्तान के खजाने के आने और उसके बाद जो रुपये की लेन-देन फैली 
उसके पहले इस' काम के लिए काफी शक्ति नही थी । 


“शायद जब से दुनिया शुरू हुई है किसी भी पूजी से कभी भी इतना 
मुनाफा नही हुआ जितना कि हिन्दुस्तान की लूट से, क्योकि, करीब करीब 
पचास बरस तक ग्रेट ब्रिटेन का कोई भी मुकाबला करने वाला नही था ।* 


२३७९ 


जगत््‌सेठ 


(७) पृष्ठ ३१३--श्री पूर्णचन्द नाहर ने १९२३ में “जगतूसेठों की 
वश्ावली” शीषंक लेख के साथ एक पुराने फरमान का भग्रेजी अनुवाद प्रकाशित 
किया था। उससे जान पडता है कि बादशाह अहमद शाह ने १७५२ में जगतसेंठ 
महंताबराय के आवेदन पर, उन्हे पारसनाथ की. पहाडी दे दी थी। फरमान में 
इसका कारण बताया गया था कि यह रवेताम्बरी जैनियो का तीर्थस्थान था, 
महताबराय स्वय खवेताम्बरी थे और सम्लाट से ऐसे दयादान के पूरे अधिकारी 
थे। इस पहाडी के अलावा उन्हे मधुबन नामक स्थान' में एक कोठी भी दे दी गईं 
थी जिसका वर्णन इस प्रकार किया गया था.-- 

जमीन लाखिराज--रकबा ३०१ बोधे। 

चौहदी .--- 

परद्चिम--जयपुरिया उपनाम जयनगर का नाला। 
पू्वं--पुराना नाला। 

उत्तर--श्वेताम्बरी जेनियों का बनवाया हुआ जलूभरी-कुड। 

दक्षिण---पारसनाथ की पहाडी। 

फरमान की पीठ पर अहमद शाह के वजीर खा करीमुद्दीन (कमरुद्दीन) 
खा बहादुर के दस्तखत थे । 

जान पडता है कि मूल फरमान कलकत्ता हाई कोर्ट के किसी मुकदमे में 
सबूत के तौर पर पेश हुआ था और इसका अगरेजी अनुवाद १९ मार्च १८६८ 
को हुआ था । 


इंडिया हिस्टोरिकल रेकार्ड्स कमीशन के पाचवे अधिवेशन में नाहरजी ने 
यह अनुवाद प्रदशित किया था। 


(८) पृष्ठ ३७१--अपने जीवन के अन्तिम दितो में मीर कासिम कहा रहता 
था, क्या करता था ऐसी बातो पर कुछ प्रकाश पोलियर नामक एक स्विस-फ्रेंच 
इंजीनियर के विवरण से पडता है । इसका अगरेजी अनुवाद डाक्टर प्रतुलूचद्ध 


गुप्त शाह आलम एंड हिंज कोर्ट” के नाम से सपादित तथा प्रकाशित कर 
चुके हे । 


३८० 


महताबरा+ 


पोलियर ईस्ट इडिया कंपनी का कर्मचारी था। उसकी स्वीकृति से वह 
कुछ बरसो तक शुजाउद्दौल्ला का नौकर रहा। कुछ समय उसने शाह आलम 
सानी की सेवा में भी बिताया। 

वह लिख गया है कि 

“मीर कासिम बक्सर छोडने के बाद मारा मारा फिरा, अन्त में दिल्ली के 
पास पलव॒ल में जा बसा। वहा टूटी-फूटी दो दीवारो के बीच एक पुराने खेमे 
में रहता था । ज्ञायद नजफ खा उसे सहायता के रूप में कुछ नियमित रूप 
से दिया करता था । उसके पास कूछ धन जरूर था, पर अपनी रहन-सहन से 
वह इसे जाहिर नही होने देता था 

“बह अपना खाना आप ही तैयार कर लेता था। नजूम में विश्वास रखने 
के कारण, उसे जो समय पत्र-व्यवहार से बचता था उसका उपयोग यह देखने 
में करता था कि उसके ग्रह कब अच्छे होने वाले थे।* 

पोलियर ने सुना था कि वह ६ जून १७७७ को मरा था और उसका 
दृशाला बेच कर ही उसकी अचन्त्येष्टि-क्रिया की गई थी। 

मीर कासिम के मरने पर उसके बाल-बच्चे और भी पतले पड़ गये । जो कुछ 
उनके पास बच गया था उसे पड़ोसियो ने लूट लिया। औरतो का तो पता न' चला 
कि उन्हें कौन उडा ले गया, पर उसके दोनो छोटे बच्चों को नजफ खां ने पनाह 
दी। अपनी छावनी में उसने उनके लिए एक छौलदारी और एक पालकी का 
इन्तजाम करा दिया था। पोलियर ने उन्हें वहा एक दिन अपनी आखो देखा 
भी था। 


३८९६ 


खुशालचंद 


सोभ्यं॑ चन्द्रः पतति गगनादल्यशेषैम॑यूसेः / 
वही चन्द्र, अब थोडी ही बची हुई किरणो के साथ, आकाश से गिरता 
आ रहा है ' 


यात्येकतो 5स्तशिसरं पतिरोषधीना 
माविष्कतो <रुण पुरःसर एकतोडक ; 


तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्याम्‌ 
लोकी नियम्यत इवेष दशान्तरेषु | 


उधर वन॑स्पतियों का स्वामी 

अस्त-शिखर पर जाता है, 
इधर अरुण के सग सूर्य लो 

उदय-शिखर पर आता है । 


एक साथ ही दो तेजस्वी 

चढते--गिरते जाते हैं, 
समयचक्र की गतिविधि मानों 

जग को स्पष्ठ बताते हेँ। 


“शाकुन्तल ( पद्मानुवादक श्री अनिष्द्ध ) 


३८२ 


खुशालचन्द 


( १) 
महताबराय और स्वरूपचन्द के मारे जाने पर, पहले के ज्येष्ठ 
पुत्र खुशालचन्द को जगत्सेठ की और दूसरे के ज्येष्ठ पुत्र उद्बतचंद 
को महाराज की पदवी प्राप्त हुईं। खुशालचन्द के सगे भाई थे 
गुलाबचन्द, सुमेरचन्द ओर सुखालचन्द; उद्धंतचन्द के अभयचन्द 
और मेहरचन्द। परपरानृसार, ये सब के सब सेठ कहाने लगे। 


और भाई तो कंद होकर मूगेर जाने से बच गये थे, पर 
गूलाबचन्द और मेहरचन्द को जाना पडा था। मीर कासिम ने 
इनकी जान तो नही ली पर दोनों भाई शाह आलम के पजे में फस गये 
और इनके बाप-चचा इनकी रिहाई के लिए मीर जाफर से सिफारिश 
कराने ऊगे । शूजाउद्दौला ने बहेसियत वजीर उसे लिखा कि 
“सेठों के लडको की रिहाई के सम्बन्ध में आपने जो अनूरोध किया 
है उसे मेने बादशाह सलामत तक पहुँचा दिया है। राजा बेनी 
बहादुर शीघ्र ही दरबार में उपस्थित होकर उन्हें इसकी याद 
दिलायेगे और सारी बाते ते-तमाम होते ही आपको इसकी सूचना 
भेज देगे।” वास्तव में शाह आलम को सोने की चिड़िया हाथ लग 
गईं थी और वेसे सम्राट से यह आशा करना व्यर्थ था कि वह 
उदारतापूर्वक ही पिजरा खोल देते की इजाजत देगा। दोनों की 
रिहाई हुईं तो खुशालचन्द के कीमत चुका देने अर्थात्‌ बादशाह का 
मुह मोतियों से भर देने पर। तब तक गुलाबचन्द ओर मेहरचन्द 
जहा-तहा शाह आलम की छावनी में दस-बारह महीने नजरबन्द 
रह चुके थे। 

१६ अक्टूबर १७६४ को जगतूसेठ खुशालचन्द और सेठ 


३८३ 


जगत सेठ 
उद्वतचन्द का एक खत कलकत्ते पहुचा जिसमे उन्होंने गवनेर 
को लिखा था'-- 


“कुछ दिन पहले हम आपको दो और पत्र भेज चुके हें। 
दूसरा पत्र हमने अपनी भेट के साथ भेजा था और आपको यह 
सूचित किया था कि हमारे भाई सेठ गुलाबचन्द और बाबू मेहरचन्द 
यहां पहुंच गये हे । आपको दोनो पत्र मिल गये होंगे । हमारा दुर्भाग्य 
हैं कि आपका कोई उत्तर नहीं मिला है। बहुत कष्ट भेलने के 
बाद हमारे भाइयो की रिहाई हो गईं और दोनों सकृशरू घर 
पहुच गये । हम सब ने आपको धन्यवाद दिया और यह मनाया कि 
आप फूलें-फले और दीर्घायु हों। जो कुछ हम भेज चुके हे उसे 


० कब है, 


स्वीकार कर आप हमें कृतार्थ करेगे। 
मीर जाफर को सूबेदारी मिलते ही क्लाइव उसे इंगलेण्ड से 
बधाइयां भेज चुका था । उसने लिखा था --- 


“मेरी हादिक इच्छा थी कि आप ही सिंहासन को सुशोभित 
करें और जब वह पूरी हो गई तब मेने पहला काम यह किया कि 
ईश्वर को धन्यवाद दिया और बाढ दाग कर अपनी प्रसन्नता प्रकट 
की। बगाल फिर आपकी छत्रच्छाया मे आ गया है, प्रजा को मीर 
कासिम जैसे अत्याचारी से छुटकारा मिल गया है और सर्वत्र शान्ति 
हो चली है । 

वह शान्ति प्रजा के नीरव ऋन्‍दन का ही दूसरा ताम थी। मीर 
जाफर के फिर नवाब होते ही कपनी का पाया और भी मजबूत 
हो गया था और अगरेज मनमानी रीति से निःशुल्क व्यापार तथा 
अत्याचार करने लगे थे । 

३८४ 


खुशालचन्द 


सितम्बर १७६४ में ही मीर जाफर को “बार बार निमंत्रण 
आने पर” कलकत्ते जाना पडा। वहा कौसिल ने आतिथ्य-सत्कार" 
पर ३४९८ रुपये ही खर्च कर उससे लाखों रुपये देने का 
वादा करा लिया। 

मीर जाफर कपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में ३० लाख रुपये 
देता स्वीकार कर चुका था। उसने अगरेज व्यापारियो की भी क्षति- 
पूति करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। 

सेनिक व्यय के लिए कपनी को बर्दवान, मेदिनीपुर और चटगांव॑ 
मीर कासिम से मिल चुके थे । इन चकलो या जिलों से होने वाली 
आय प्राय. ५० राख रुपये थी। पर कपनी की ओर से कहा गया 
कि वह शुजाउद॒दौला के आक्रमण जेसी असाधारण परिस्थिति में 
पर्याप्त नही हो सकती थी--इस अतिरिक्त व्यय के लिए मीर 
जाफर को स्वीकार करना पड़ा कि “जब तक वजीर (शुजाउद्दोला ) 
से लड़ाई बनी रहेगी तब तक में ३१ जुलाई १७६४ से आरभ कर 
कंपनी को ५ लाख रुपये प्रति मास देता रहूँगा।” मीर जाफर के 
मर जाने पर उसके उत्तराधिकारी को भी यही प्रतिज्ञा करनी 
पड़ी । 

इस अतिरिक्त आय के अछावा कंपनी को, कंपनी के अधि- 
कारियों को और अगरेज व्यापारियो* को क्षतिपूति या पुरस्कार 
के रूप में मीर जाफर से मिलने वाली सारी रकम प्रायः १ करोड़ 
२७ लाख रुपये थी। 

* जहा एक ही अगरेज अधिकारी और व्यापारों दोनों होता था, 
वहा अधिकारी की हैसियत से वह्‌ इनाम-इकराम या नजराना तो पाता ही, 
व्यापारी की हैसियत से वह अपना नुकसान भी पूरा करा लेता था । 

३८५ 
ज० २५ 


जगतुप्तेठ 


मीर जाफर ने नन्दक्‌मार को अपना दीवान बनाया--उसी 
नन्‍दकमार को जो चन्दननगर पर चढाई के समय अगरेजो के काम 
आ चुका था। पलासी के युद्ध के बाद वह क्लाइव का मुशी और दीवान ९ 
हुआ था और क्लाइव की कृपा से उसकी पदोन्नति भी हुईं थी। 
जिस समय वारेन हेस्टिग्स मुशिदाबाद में कपनी का प्रधान नियुक्त 
हुआ था, उस समय नन्दकुमार उन जिलों का तहसीलदार था जहां 
के जमीदारो से माल वसूल करने का अधिकार मीर जाफर द्वारा 
कम्पनी को मिल चूका था। तभी से हेस्टिग्स और नन्‍्दक्‌मार के 
बीच वह अनबन शुरू हुईं थी जिश्बके कारण ननन्‍्दक््मार को एक दिन 
फासी चढ़ना पडा। हेस्टिग्स और वान्सीटार्ट एक ही दल के थे, इस 
लिएः गवर्नर के सदभाव का भी नन्‍्दकुमार को सहारा न रह सका। 
उबर मीर कासिम के.नाजिम हो जाने पर तो वह न घर का रहा, 
न घाट का । पर दुदिन में भी बह मीर जाफर का शुभचिन्तक बना 
रहा। १७६३ की क्रान्ति के बाद उसके अपने दिन भी फिरे बिना 
न्‌ रह सके । मीर जाफर के जोर छगाने पर कौसिल ने उसकी बात 
मात्र ली ओर-ननन्‍्दक्‌मार उसका दीवान हो गया । शाह आलम से 
उसे महाराज का खिताब भी मिल गया। 


मीर जाफर २४ जुलाई १७६३ को दूसरी बार मसनद पर 
बेठा था। ५ फरवरी १७६५ को उसको मृत्यु हुईं। बान्सीटारद तब तक 
बिंदा हो चुका था और कौसिल के प्रेसिडेण्ट का काम स्पेसर नामक 
एक अधिकारी बम्बई से कलकत्ते जा कर करने रूगा था । 


(२) 


मीरन के एक ६ साल का बेटा था और बहुतों की दृष्टि में 
है८६ 


खुशालचन्द 
नाबालिग होते हुए भी वही मीर जाफर का उत्तराधिकारी हो 
सकता था। पर मरते समय शायद मीर जाफर यह इच्छा प्रकट 
कर गया था कि मीरन का सौतेला भाई नज्मुहोंला ही उसका 
उत्तराधिकारी हो, और उसके मरते ही यह मसनद पर जा बेठा। 
'पर मसनद पर जा बैठना एक बात थी और कौंसिल की स्वीकृति 
प्राप्त कर लेना और बात । वह स्वीकृति भी उसे मिल गई। उससे 
संधि करने के लिए एक प्रतिनिधि-मंडल-मशिदाबाद भेजा गया: और 
नज्मुद्दौला के सामने उसने जो मसोदा- रख दिया उस पर अभिच्छक 
होते हुए भी उसे- दस्तखत कर देने पड़े। 


इस प्रतिनिधि-मंंडल' के सदंस्य थे मि० जाल्स्टनें, मि० सीनियर, 
मि० मिडल्टन और मि० लेस्टर । इने लोगों ने २५ फंरवरी को 
ही कौंसिल को लिखा कि, “नवाब ने मसौदे को चार. बार पढ़ां--- 
'पुराने संधि-पत्र से इसका मिलाने किया--फिर सोचं-पसमभमंकर 
उन्होंने अपनी स्वीक्षति दे दी।” पर नवाब नें सैलेक्ट कमिंटी को 
इस सम्बन्ध में ओर ही. कूछ लिखकर ययाथ बात उसे बता दी। 
.. उत्तके पत्र का सारांश यह था--मेरा विश्वास था कि मि० 
जान्स्टन, मि० सीनियर आंदिं मुझसे सहानुभूति दिखायेंगे,; मूंके 
सान्त्वना देंगे। लेकिन वे तो मिलते हीं और ही बांतें करने लेगै---- 
'मातमपुर्सी के बजाय. और ही प्रसंग छोड़ बैठे । कंहा कि ढाके 
“से मुहम्मद रजा खां को बुलवाइए ओर जब तक वहूं आ न जाये 
दीवानखाने में न बेठिए। मेने उन्हें यहू आपत्ति-जनंक - बताया 
और पिता जी का लिखित आदेश भी दिखाया। पर उन्होंने यही 
कहा कि उत्तका अब कोई मल्य न रहा, अब तो आपको हमारी बात 
माननी होगी। फिर उन्होंने मेरे सामने एक कागज निकाह कर 


३८७ 


जगत्सेठ 

रख दिया और बोले कि इस पर दस्तखत कीजिए। मजमृन पढने 
के लिए मेने नन्‍्दकमार को बुलवाया तो मि० जान्स्टन और मि० 
लेस्टर के तलूवो से आग लग गईं। मेरे मुशी ने पिछले सधि-पत्र 
से मिला लेने की सलाह दी तो मि० जान्सटन ने उसे दरबार से 
ही निकलवा दिया। मेने फौरन कागज पर दस्तखत कर दिये और 
वे उसे ले कर चले गये । 

“इसके बाद मृहम्मद रजा खां आ गये और नायब* बन बेठे। 
आते ही उन्होने यह काम किया कि मुभसे पूछे बिना ही नकद और 
सामान मिलाकर २० लाख से ऊपर की मालियत ल॒टा दी--जिसे 
जो मन में आया दे डाला। अब भि० जान्स्टन उन्तके सरक्षक बन 
गये है, मि० लेस्टर उनके वकील और राजा दुलेभराम उनके सामे- 
दार। हर मुशी से उन्होने मृचछका ले लिया हैँ और मेरी मोहर को 
अपने ही पास रखने लगे हे । अपनी मरजी से लोगों को नौकरी, 
खिताब, खिलअत या हाथी-घोड़े दे डालते हें---जवाहरात लूटा देने 
के लिए भी मेरी इजाजत लेना जरूरी नहीं समभते।* 

जनवरी में ही कपनी के संचालकों का यह आदेश आ गया था 
कि कोई भी अधिकारी किसी भी नवाब या राजा से, बिना उनकी 
इजाजत के चार हजार रुपये से अधिक पुरस्कार या नजराना हगिज 
न ले। पर कोसिल ने उनके पत्र को रद्‌दी की टोकरी में डालकर 


* मुहम्मद रजा खां की नियुक्ति की बात संभवत पहले से ही चल 
रही थी और मीर जाफर ने इसका इस कारण विरोध किया था कि रजा 
खा ईमानदार न था--ढाके में वह प्रायः बीस छाख रुपये हजम कर चुका 
था और मागने पर कुछ भी देने को तैयार न था। हा, अँगरेजो से उसकी 
गहरी छनने लंगी थी । 


३८८ 


खुशालचन्द 
नज्मुद्दोला से--या नायब सूबा मृहम्मदर रजा खां से--लाखों 
रूपये ले लिये थे। मीरन के बेटे को गददी न देने का प्रधान कारण 
यह हुआ था कि उस हालत में नाबालिग नाजिम की ओर से सारा 
प्रबन्ध कपनी को स्वयं करना पडता, जिसका अर्थ यह होता कि 
कौसिल किप्ती से इस प्रकार अपनी मृटठी गरम न करा सकती। 


मई में क्लाइव कलकत्ते पहुचा। कपनी के हित की दृष्टि से वह 
मीर जाफर के नाबालिग पोते का ही पक्षपाती था, पर नज्मृहोौला 
गद्दी पर बेठ चुका था, कौसिल ने उसे नाजिम स्वीकार कर लिया 
था, उस स्वीकृति की कीमत मेबरों ने चुकवा ली थी--इन सब 
बातों को देखते हुए उसे तख्रता उलट देना युक्तिसगत न जचा। 
फिर नज्मुद्दोला से नुकसान ही क्‍या था ? कंपनी के लिए बालिग 
बेटा भी नाबालिग पोते के ही समान था और आखिर जिन अगरंजों 
ने बहती गगा में हाय धो लिये थे उन्होंने उसके पदानुसरण को 
छोड़ ओर क्या किया था ? 


हां, क्लाइव ने इतना जरूर किया कि कलकत्तें पहुंचते ही 
उसने सचालकों के नये आदेश के पालन की सब से स्वीकृति करा 
ली और किसको कितना मिला था--कसे मिला था--इन बातों 
की जाच भी शुरू कर दी। 


भडाफोड होने पर मालम हुआ कि जवाहरात के अलावा 
कौंसिल के मेम्बरों को इतना नकद मिल चुका था -- 


रुपया 
मि० स्पेसर २१०,००० 
मि० प्लेडेल १०५,००० 


३८६, 


जगतसेद 


मि० सीनियर १८०,००० 
मि० मिड्ल्टन १२८,६०० 
मि० लेस्टर १२८,६०० 
मि० बडेंट १०५,००० 
मि० भ्रे १०५,००० 
मि० जें० जान्स्टन' २५०,००० 
मि० जी 9) ५२,५०० 


१,२६४,७०० रुपये 


क्लाइव के पूछ-ताछ करने पर मालूम हुआ कि मि० जे० जान्स्टन' 
के दबाव डालने पर ही यह रकम रसरि्दिवत के तोर पर विभिन्न 
सदस्यों को दी गई थी। यह भी मालम हुआ कि नकद रुपये का एक 
अंश जगत्‌सेठ से जबरन वसूल किया गया था। 

५ जून को क्लाइव ने खुशालचन्द को कमिटी के सदस्यों के 
सामने बुढ़वा कर उतका ब्रथान लिया । उन्होंने कहा कि :-- 

“जब मि० जान्स्टन और कौसिल के दूसरे सदस्य मुशिदाबाद 
पहुंचे, तब उन्होने हुगली के आमिल मोतीराम से कहलाया कि हम 
लोग नवाब की ओर से नयी व्यवस्था करने आये हे; अगर आपने 
हम लोगों का मुह मीठा कर दिया तो हम आपके छाभ का भी 
ध्यान रखेगे, वर्ना आपको हानि ही हानि उठानी पड़ेगी। आप पहले 
लाडे क्लाइव और दूसरे सदस्यो की ऐसी भेट कर चुके हे। अगर 
आपने हमें भी सतुष्ट कर दिया तो हम आपके हितचिन्तक बने 
रहेगे ओर आपकी अभीष्टसिद्धि होती रहेगी। पर हमें निराश 
होना पड़ा तो आपको हमसे किसी प्रकार की सहायता न मिल 
३६० 


खुशालचन्द 


सकेगी ।' इस पर मेने कहा कि लाडे क्लाइव ने तो हमसे न कभी 
कुछ मागा न हमने उन्हें कुछ भी दिया । उन्होने कहलाया कि आपको 
बात मालम न होगी पर आपके बाप और चचा ने दिया था। अगर 
आप कारबार करना चाहते हे तो हमें खुशी खुशी पांच लाख रुपये दे 
दीजिए । लाचार मेने सवा लाख रुपया देना स्वीकार कर लिया-- 
पचास हजार तो नकद और बाकी मुफस्सल में अपना पावना वसूल 
हो जाने पर। उन्हें यह बात मजूर हुईं और मेने मोतीराम ओर 
अपने मुत्सहियों की मार्फत ५० हजार रुपया भेज दिया । मि० 
जान्स्टन और उनके साथियों के कलकत्ते लौटने से पहले मेरा पावना 
वसूल न हो सका। इसी बीच लार्ड क्लाइव यहां आ गये और में यहा 
उनसे मिलने आया तो मुभसे पूछताछ की गई। मुझे जो कुछ 
मालूम था, मेने बता दिया । अपने इस बयान में एक भी लपज 
भूठ नही कहा हैं।" 


जब लार्ड क्लाइव ने खुशालचन्द से कहा कि में आशा करता 
ह कि आपने कोई भी बात घटा-बढा कर नही कही होगी” तो उन्होंने 
बेधडक यह जवाब दिया कि 'इस कागज की कीमत एक करोड़ 
रुपये से कम नहीं हो सकती ।' 


७ और ८ जून को मोतीराम का इजहार हुआ। वह इस प्रकार 
था :--- 
प्रशन--तुमने जगत्सेठ के पास जाकर उनसे रुपया मांगा ! 
उत्तर--हा, मेने मांगा। 
प्रशन--तुम्हे उनके पास किसने भेजा ! 
३६१ 


जगवूसेठ 

उत्तर--मुहम्मद रजा खां ने मुझे इस्माइल अली खां के साथ 
जगत्‌सेठ के पास भेजा। 

प्रशन--तुम्हे मुहम्मद रजा खा के पास किसने भेजा ? 

उत्तर--मि० जान्स्‍्टन ने। 

प्रझन--मि० जान्स्टन ने तुमसे मुहम्मद रजा खां को क्‍या 
कहलाया ! 

उत्तर--उन्होने कहा कि रजा खा से जाकर कहो कि हम 
सेठों से इतना रुपया चाहते हे। 

प्रशनन--यह सदेसा मि० जान्स्टन ने ही भेजा या और किसी 
सदस्य ने भी ? 

उत्तर--मुझे तो जो कुछ कहा मि० जान्स्टन ने ही । 


प्रशन--मि० जान्स्टन ने यह सदेसा अपनी ही ओर से भेजा 
था ओरों की ओर से भी ? 


उत्तर--उन्होंने अपनी ओर से और मि० सीनियर, मि० 
लेस्टर, मि० मिडल्टन की ओर से भेजा । 
प्रशन--हां, तो मुहम्मद रजा खां से क्‍या बातें हुईं ? 
उत्तर--मने उन्हें तीन लाख माग कर देने को कहा। 
प्रशन--तुम म्‌हम्मद रजा खां के पास कब गये थे ? 
उत्तर--म्‌झे पहला दिन याद नही, हा, बात ते होने में बीस 
दिन लगे थे। 
प्रदन--एक दिन इधर या उधर तो बता ही सकते हो ? 
३६२ 


खशालचन्द 


उत्तर--म कह नहीं सकता, पर बात २१ रमजान के करीब 
की है । 

प्रशन--मुहम्मद रजा खां ने क्‍या जवाब दिया ? 

उत्तर--उन्होंने कहा कि में जो कुछ कर सकता हूँ करूंगा, 
पर सेठो से रुपया लेना मुनासिब न होगा। इससे मेरी बदनामी 
हुए बिना न रहेगी। 

प्रशन--जगत्सेठ का बयान सही हे या नही ? 

उत्तर--हे । 

प्रशन--सेठों से रुपया न मिलने पर उनका कारबार बन्द हो 
जाने के बारे में तुमने कुछ कहा था ? 

उत्तर--हां, मेने यह जरूर कहा था कि अगर सेठो ने कौसिल 
के मेम्बरो की माग पूरी कर दी तो वे उनके मददगार बने रहेंगे। 
अगर उन्होंने रुपया न दिया तो कौसिल का रुख बदले बिना न 
रहेगा। 

प्रशन--तुम्हारा कहना है कि इस्माइल अली खा तुम्हारे साथ 
सेठों के पास भेजा गया था। वहां क्‍या बाते हुईं ? 

उत्तर--जब इस्माइल अली खां ने ३ लाख रुपया मांगा तो 
जगत्‌सेठ ने कहा कि अगर १० से १५ हजार तक की अंगूठी या 
और कोई ऐसी ही चीज मॉयगते तो में उनकी माग पूरी कर देता । 
इस्माइल अली ने कहा कि यह तो हगिज मंजूर नहीं हो सकता। 
इस पर जगत्‌सेठ ५० हजार देने को राजी हो गये, पर इस्माइल 
अली खां को वह भी मजूरन हुआ। अन्त में जगत्सेठ ने कहा कि 
में खुद मुहम्मद रजा खां से मिल कर बातें कर लूगा। 

३६३ 


जगत्सेद 

प्रशन--दोनो की बातचीत के समय वहा और कौन था ? 

उत्तर--में था, पर मेने उसमें कोई भाग नही लिया। 

प्रशन--तुम्हे मालम हैं कि उनके बीच कया ते हुआ ” 

उत्तर--हा, मेने सुना कि जगतूसेठ पहले ७५,००० रुपये 
देने को तैयार हुए। फिर वह लाख पर पहुचे और अन्त में सवा 
लाख पर। मुझे यह बात मुहम्मद रजा खा से मालूम हुईं। 

जगतृसेठ वही उपस्थित थे । उनसे पूछा गया कि आपके और 
मोतीराम के बीच जो बाते हुईं उनकी सूचना आपने किसी को 
दी ? उन्होंने उत्तर दिया कि हा, मेने सब कुछ अपने भाई को, 
अपने मुशी भूगुलाल को और अपने वकीरू चिस्कीमलरू को जा सुनाया। 


प्रशन--(मोतीराम से ) तुमने सेठों से जो कुछ मांगा वह॑ अपनी 
ओर से या कौसिल के मेम्बरों की ओर से ? 

उत्तर--मेने जो कुछ मांगा मेम्बरों की ही ओर से, खास कर 
उनकी ओर से जो मुझे भेज चुके थे। 

प्रशत--वया यह सच हे कि जगतसेठ के यहां से रुपया भाते 
ही मुहम्मद रजा खा ने उसे मि० जान्स्टन के पास मोतीभील भेज 
दिया और जब मि० जान्स्टन ने सारी बात सुनी तब उन्होंने अपनी 
नाराजगी जाहिर की ? 

उत्तर--यह सच हे कि मृहम्मद रजा खां ने रुपया मोतीभील 
भेज दिया ओर मि० जान्स्टन ने यह कह कर नाराजगी जाहिर की 
कि यह रकम इस प्रकार क्यो भेजी गई ? यह या तो मोतीराम 
की मारफत भेज दी जाती या चुपचाप मुझे दे दी जाती ।! 


प्ररन--जगतूसेठ का बयान हैँ कि तुम उनके पास तीन बार 
३६४ 


खुशालचन्द 
गये--पहली बार. जब वह अकेले थे, दूसरी बार जब इस्माइईल अली 
खां मौजूद था और तीसरी बार जब' वह अपने भाई के साथ थे। 
यह सच है ' 

उत्तर--हां, में उनके पास तीन बार गया । 

प्रन्‍न--कभी उस रुपये के बारे में भी बात हुईं ” 

उत्तर--हुईं। जब में पहली बार गया था, तब उन्होंने ७५ 
हजार देना स्वीकार किया था, पर मुभसे कहा था कि कौसिल के 
मेम्बरो को समझा देना कि हमारी आर्थिक अवस्था ऐसी हैँ कि 
इससे अधिक हम दे ही नहीं सकते । मेने वादा किया कि मेम्बरों 
को बात' समभा दूगा। 

प्रदन--मुहम्मद रजा खा से तुमने कहा कि अगर सेठ मांग पूरी 
कर देंगे तो उनका व्यवसाय सुरक्षित रहेगा, नही तो उनकी ओर 
कौसिल का रुख अच्छा न रहेगा। यह बात तुमने अपने मन से कही 
या किसी के कहने पर ” 

उत्तर--मि० जान्स्टन के कहने पर। 

प्रशन--तुमने यहां जो बयान किया हैं वह सच्चा तो हे? 

उत्तर--बिलक्‌ल सच्चा । शुरू में में घबराया हुआ था, इसलिए 
मुमकिन है कि कही कोई गलती हो गई हो । 

१८ जून को मोतीराम को पूरी कौसिल के सामने उपस्थित 
होना पडा। सेलेक्ट कमिटी के सामने वह जो इजहार कर चुका था 
वह उसे पढ कर सुना दिया गष्ा। उसने निम्नलिखित संशोधनों के 
साथ उसे स्वीकार कर लिया -- 

पहले प्रइन के उत्तर में उसने कहा कि वह मुहम्मद रजा खां 

३६५ 


जगत्सेठ 


के हुक्म से इस्माइल अली खा के साथ जगतूसेठ के यहां गया था, 
पर रुपया मांगने के लिए नही। 

प्रन्‍न किया गया--हुपया न मिलने पर, सेठो का कारबार न 
चल सकेगा--यह तुमने मुहम्मद रजा खा से कहा या नही ” 

इसका उसने वही उत्तर दिया जो सेलेक्ट कमिटी के सामने 
दे चुका था। इतना उसने जरूर कहा कि सेलेक्ट कमिटी ने उसके 
अपने शब्दों को न लिख कर उनका भावार्थ-मात्र लिख लिया था। 

एक दूसरे प्रश्त के उत्तर में उसने मुकर कर कहा -- 

“जब हम दोनो जगतूसेंठ के पास गये थे तब उन्होंने अंगूठी या 
बसी और कोई चीज देने की बात नहीं कही थी--सिर्फ इतना 
कहा था कि अगर बीस-पच्चीस हजार रुपये की बात होती तो 
मे उसे पूरा कर देता। जब इस्माइल अली खां ने इसे अस्वीकार 
कर दिया तब उन्होंने कह! कि में मुहम्मद रजा खां से खुद मिल कर 
बाते कर लूगा। जब वह रजा खा से मिले तब उन्होंने पचास 
हजार देना स्वीकार किया।” 

“मुहम्मद रजा खां से तुमने जो कहा कि अगर सेठों ने मांग 
पूरी कर दी तो उनके कारबार को कभी नुकसान न पहुचेगा, 
नही तो कौसिल का रुख फिरे बिना न रहेगा--यह बात तुमने 
अपनी ओर से कही या किसी के कहने पर” ? 

इसका उत्तर उसने वही दिया जो कमिटी के सामने दे चुका था। 

यही उसको जिरह समाप्त हुई। 

इसके बाद लेस्टर ने कहा कि गवाह से यह पूछा जाय कि “जब 
मि० जाल्स्टन ने तुमसे कहा कि सेठों से हमें नजर मिलनी चाहिए 
३६६ 


खुशाल्चन्द 
तब क्या उन्होने यह भी कहा कि तुम जाकर मुहम्मद रजा खां से 
कहो कि वह इस बात को सेठो तक पहुंचा दे ? ” 

इस सवाल के जवाब में मोतीराम ने कहा कि हां, मि० जान्स्टन 
ने मुभसे जो कुछ कहा वह मृहम्मद रजा खां के सामने दोहराने 
के लिए ही। 

इस पर लस्‍्टर ने अपनी सफाई में शपथ ग्रहण कर यह बयान 
किया कि “मोतीराम सेठों के पास जो सदेसा ले गया उसके विषय 
में में कुछ भी नहीं जानता।” 


इस मामले की पूरी जाच कर लेने पर सेलेक्ट कमिटी इस 
निर्णय पर पहुची कि :--- 


१-सेठों को डरा-धमका कर उनसे सवा लाख रुपया ले 
लिया गयाथा। 


२--नवाब और मुहम्मद रजा खां से सरकार की कमजोरी 
ओर नायब के डरपोकपन से फायदा उठा कर उनसे नकद और जिंस 
मिला कर, १,७००,००० रुपये से भी अधिक ऐठ लिया गया था । 


कई साल बाद पालंमेट-दह्वारा इस सम्बन्ध में फिर जांच 
होने पर कुछ लोगों ने यह बयान किया कि नोयब और भुहम्मद 
रजा खां ने जो कुछ दिया था वह अपनी इच्छा से ओर बिना किसी 
तरह के बाहरी दबाव के ही। पर जगतूसेठ से मिलने वाली रकम के 
बारे में किसी से यह कहते न बन पड़ा। जेनरल कारनक ने वहां 
अपने बयान में कहा कि “सेठों की आदत किसी को भेट या नजर 
देने की न थी। उसे एक भी ऐसा अवसर याद न था जब कि उन्होंने इस 
रूप में किसी को कुछ दिया हो। जिस समय लेस्टर आदि को उन्हें 


३९७ 


जगत्सेठ 

यह नजराना देना पडा था उस समय वह मुशिदाबाद में ही था। 
जगतूसेठ ने उत्से पूछा था कि लेस्टर ने रकम लौटा दी है, मुभे 
इस हालत में कया करना चाहिए ? कारनक ने उन्हे सलाह दी थी 
कि अगर आपने वह रकम अपनी खुशी से ही दी हो तो अब उसे 
वापिस नही लेना चाहिए, पर अगर बात और हो तो ले लेना चाहिए। 
जगत्‌सेठ ने लौटाई हुई रकम को रख लिया । फिर उन्होने कारनक 
से कहा कि मालूम नहीं और मेम्बर क्‍या करने वाले हे। इसमें 
तनिक भी सदेह नही कि जगत्‌सेठ से जो कुछ लिया गया था, आंखें 
तरेर कर ही* |” 


पर दोबी अंगरेज थें--सो भी पदाधिकारी--इसलिए सेलेक्ट 
कमिटी ने यह कह कर सारी बातों पर चौका छगा दिया कि 
मोतीराम ने जो धमकी दी थी उससे मि० सीनियर, मि० मिड्ल्टन 
ओर मि० लेस्टर का तो कोई सरोकार ही नहीं था और मि० 
जान्स्टन ने नजराना लिया और उसका बटवारा किया भी तो वह 
यह मान लेने को तेयार थी कि मोवीराम ने मुहम्मद रजा खां या 
सेठों तक जिस भ्ाभंग के साथ सदेसा पहुंचाया उसकी जान्स्टन 
को जानकारी न थी। 

यों न्यायालय में विचार का अभिनय समाप्त हुआ और अन्याय 
प्रमाणित हो जाने पर भी किसी अंगरेज का बाल बांका न 
हुआ। 


बलाइव का मत था कि बंगाल में कंपनी को सेना और धन- 
संबंधी सारा अधिकार अपने हाथ में कर लेना चाहिए, नही तो 





* सि० लिटल 
“बे8८ 


खदलचन्द 

कासिम जेसा सांप उसे कभी न कभी फिर डसे बिना न रहेगा। 
नाजिम के दोनों जहरीले दांतो को तोड़ देने के विचार से वह २५ 
जून को ही मुशिदाबाद गया और अनायास ही अमीष्टसिद्धि कर 
नज्मुहोला को ओर भी निर्जीव कर दिया। उसकी स्वीकृति से 
अब यह ते हुआ कि :-« 

(१) शत्रुओं से बंगाल-बिहार को सरक्षित रखना कंपनी का 
काम होगा और इसके लिए आवश्यक सेना भी वही रख सकेगी * | 

(२) माल उगाहनें और उसके सम्बन्ध में सारी व्यवस्था 
करने का अधिकार कपनी को ही होगा। 

(३) नवाब को कपनी हर साल प्राय. ५३ लाख दिया करेगी। 
बाकी आय॑ या व्यय से उसे कोई सरोकार न होगा। 


(४) इस ५३ लाख रुपये से नवाब को अपनी सारी आवश्यकताओं 
की पूर्ति करनी होगी. जिसमे दरबार और निजामत (न्याय विभाग) 
का सारा खर्चे शामिल समझा जायगा। 


(५) नवाब के जिम्में कपनी करा जो कुछ पावना था उसकी 
या कर के रूप में उसे बादशाह को जो कुछ देना होगा उसकी 
अदायगी की उस पर कोई जिम्मेदारी न रहेगी। . 


* जो सवि कौसिल कर चुकी थी उप्तकी भो एक दछात॑ यह थी कि में 
(नज्म हौला) कपनी को सेना को अपनी ही सेना समझता हूँ और स्वीकार 
करता हूँ कि माल की वसूली और सरकार के या अपने ठाटबाठ को 
दृष्टि से जितने सैनिक आवश्यक होगे में उतने ही रखूंगा। 


$ ५,३८६,१३१॥- ) जिसमे १,७७८,८५४-) तो नवाब के अपने 
खर्चे के लिए था बाकी ३,६०७,२७७॥ ] 'निजामत और दरबार के खर्चे 
के लिए । इस सरकारी खर्च पर भी नवाब का कोई अधिकार न रहा ॥ 


३९.६ 


जगत्‌पेठ 
सारा प्रबन्ध खुद करने के लिए कम्पनी अभी तैयार न थी, 
इसलिए क्लाइव ने व्यवस्था यह की कि -- 


(१) सैयद मुहम्मद रजा खा बहादुर नायब, महाराज दुर्लभ- 
राम दीवान और जगतूसेठ प्रबधकारिणी समिति के सदस्य होगे। - 


(२) फौजदार, आमिल तथा अन्य अधिकारी इसी समिति के 
अनुशासन में रहेगे और इसके अलावा भी सारा राजकाज इसी के 
कहें अनुसार होगा। जो कुछ यह कर देंगी वह्‌ नवाब को मजूर होगा । 


(३) अगर कही प्रजा के साथ अन्याय या अत्याचार होगा 
और समिति इसे न रोक सकेगी तो गवर्नर को इसकी सूचना 
शीक्रातिशीध्य भेज दी जायगी। 


(४) आवश्यक व्यय करने के बाद जो कुछ बचत रहेगी 
उसे खजाने में जमा कर देना होगा। उसके दरवाजे में तीन तरह के 
तीन ताले लगेंगे ओर प्रत्येक सदस्य अपने पास एक चाबी रखेगा। 


(५) अगर तीनों में कोई भी बाकी दो की राय के खिलाफ 
कुछ भी करेगा तो उन दोनों को गवर्नर के पास इसकी सूचना 
भेज देनी होगी। 

(६) वसूली के लिए जितने पैदल या घुड़सवार समिति की 
दृष्टि में आवश्यक होंगे उतने ही रखे जा सकेगे और समिति का इस 
ओर बराबर ध्यान रहेगा कि कही भी फजूलखर्ची न हो। 

(७) कोई भी सदस्म बिना दूसरों को जताये दरबार में 
अकेला न जा सकेगा। सब का कतेंव्य होगा कि मिल जुल कर काम 
करें और एक दूसरे को हानि न पहुंचावें। 

४09 


खुशालचन्द 


(८) समिति इस बात का भी ध्यान रखेगी कि दरबार में 
ऐसे लोग न रहने पावे जो लगाने-बुफाने वाले या धोखेबाज हों या 
जिनसे किसी प्रकार के भी अनिष्ट की आशका हो। 


(९) कम्पनी और नवाब के बीच मेत्री बराबर बनी रहें--- 
राजकाज के बारे में कोई शिकायत न हो--कम्पनी को रुपये-पैसे 
की कोई जोखिम न उठानी पडे--इन बातों की देखरेख के लिए 
राजधानी में उसकी ओर से एक रेजिडेट रहेगा। वह हर महीने 
यह हिसाब समझ लेगा कि कितनी आय हुईं ओर कितना व्यय 
हुआ। पद-प्रतिष्ठा के अनुसार उसका जो वेतन नियत होगा बह 
उसे निजामत से मिला करेगा। 


इस समिति के सदस्यों में कोई महत्वाकांक्षी था तो दुर्लभराम । 
मृहम्मद रजा खा की भीरुता और जगतूसेठ की उदासीनता ने कपनी 
को उनसे तो निदरशक कर दिया था, पर उसने अपने रेजिडेट मि० 
साइक्स को शुरू में ही दुलंभराम से सावधान रहने और उसे अपनी 
निर्दिष्ट सीमा के बाहर पाव न पसारने देने का विशेष आदेश दे 
दिया था। 


इन तीनों के बीच अधिकारों का विभाजन न होने पर भी, 
नियम या परिपाटी यह पड गईं कि रजा खा दो माल की वसूली 
का काम देखने लगा और दु्ंभराम हिसाब-किताब रखने का। 
खुशालूचद खजाची बन गये और तीनो ताले प्रायः उन्ही के 
हायो खुलने या बन्द होने लगे। फिर भी राजकाज उनके लिए 
एक तरह का जजाल था जिससे उनकी आन्तरिक इच्छा दूर ही 
रहने की प्रकट होने लगी। बात यह थी कि न तो वह स्वयं 
४०४ 


ज० २६ 


जगत्‌सेठ 
फतहचद थे, न अब शुजाउद्दौला खां या अछीवर्दी खां का जमाना 
ही रह गया था। 

नज्मुद्दोला से क्लाइव ने जो जो अधिकार चाहा ले लिया 
और उसे नाम को ही नवाब नाजिम रहने दिया । अब उसका 
ध्यान इस ओर गया कि इस व्यवस्था को सम्राट से भी स्वीकृत 
करा लिया जाय और उसकी सनद हासिल कर ली जाय । 

बक्सर में मंदान मार लेने पर अगरेजो ने शुजाउददौला का 
दूर तक पीछा किया और उसे अवध छोड कर भी भाग जाने को 
विवश कर दिया था। शाह आलम अब इलाहाबाद में उन्हीं के 
आश्रयी के रूप में रहने लगा था और उनके मांगने पर उन्हें 
काशी-नरेश बलवन्त सिंह से कर वसूल करने का अधिकार दे 
चुका था। शर्ते यह हुई थी कि बनारस-गाजीपुर का इलाका 
छोडकर शुजाउद्दौला का बाकी राज्य अगरेज उसे दिला देगे 
और उसके रक्षक बने रहेंगे। क्लाइव को यह समभोता कुछ 
आपत्तिजनक जचा--कारण कि अवध में ऐसी उथल-पुथल कराने 
की दृष्टि से कपनी की शक्ति पर्य्याप्त नही कही जा सकती थी 
और इस बात का निरचय नहीं था कि आगे होने वाली सभी 
लड़ाइया पलासी की ही लड़ाई के समान होगी। इसलिए उससे 
शाह आलम और शुजाउद्दौला से ऐसी संधि कर ली जिसमे कंपनी 
का लाभ तो अधिक से अधिक था और जोखिम नहीं के बराबर थी। 

१२ अगस्त १७६५ को शाह आलम ने फरमान द्वारा यह 
स्वीकार कर लिया कि-- 

(१) नज्मुद्दोला नवाब नाजिम तो रहेगा पर बगाल, बिहार 
और उड़ीसा का दीवान न समझा जायगा। 
०२ 


खुशालचन्द 


(२) दीवानी का स्वत्व कपनी को प्राप्त होगा। 

(३) कंपनी उन प्रान्तों की ओर से शाह आलम को प्रतिवर्ष 
२६ राख* रुपये देने या भेजने के लिए बाध्य रहेगी--पर इतना 
राजस्व और निजामत-संबंधी व्यय काट कर जो कुछ बचत होगी 
उसकी हकदार वही समभी जायगी। 

दूसरी सधि शुजाउददोला के साथ १६ अगस्त को हुई। 
इसके अनुसार-- 

(१) कोडा के अलावा इलाहाबाद के कुछ हिस्से पर शाह 
आलम का खास कब्जा बना रहा। 


(२) बलवन्त सिह की स्थिति में किसी प्रकार का अन्तर न 
पड़ा और वह शुजाउद्दौला के ही अधीन बने रहे। 

कंपनी को बगाल-बिहार-उड़ीसा की दीवानी मिल जाने पर 
क्लाइव ने अपने मालिकों को लिखा,--- 


“इससे आपकी प्रभुता और प्रभाव में स्थायित्व आगया 
हे--भविष्य में कोई नवाब नाजिम चाहें भी तो, सेनिक और 
आथिक दक्ति के अभाव के कारण, बल या छुल से आपका राज्य 
नही छीन सकता। प्रभुत्व के विभाजन से यहा काम चलना असभव 
हु--सर्वेसर्वा हो कर या तो कंपनी रहें या नवाब। आप' स्वयं 
विचार ले कि आप के हित की दृष्टि से दोनों मे कौन सी बात 
वांछनीय हे । 

* “समप्राद के पास पहुचा देने के लिए कपनी अपनी पटने की कोठो से 


राजा शिताबराय या सम्राट-द्वारा मनोनीत अन्य व्यक्ति को प्रतिमास 
२१६,६६६।॥७ )॥ दिला दिया करेगी और इसमे से किसी प्रकार का 


बट्टा या हुडावन न काठा जायगा ।* 
४०३ 


जगत्लेठ 


“आप एक सम्पन्न राज्य के अधीश्वर बन गये हे। बस यह 
समभा लेना चाहिए कि इसके दीवान ही नहीं, मालिक भी अब 
आप ही है। 

“मीर जाफर, मीर कासिम, आरकट का नवाब मुहम्मद 
अली भी--मन ही मन या प्रकट रूप से अगरेजो के द्वेपी रह 
चुके हे। वर्तमान नवाब (नज्मुद्दोला ) की चल सके तो सभव है 
कि वह भी उन्हीं का पदानुसरण करने छगे। 

“हिन्दुस्तान के नवाब या राजा हमारे प्रति अनु रक्ति-भक्ति 
दिखा सकते हैँ तो भयभीत रहने के कारण ही। आपका कक्तंव्य 
है कि सेना ओर कोष--इन दो साधनों को अपने हाथ से कभी 
निकलने न दे ।" 

दीवानी मिल जाने पर क्लाइव ने जगत्सेठ को कंपनी का 
सराफ तो नियुक्त कर दिया, पर वह सराफी पद-प्रतिष्ठा की 
दृष्टि से मूल्यवान्‌ होते हुए भी, लाभ की दृष्टि से उनके लिए विशेष 
उपयोगी या महत्वपूर्ण वस्तु न थी। 

इस नियुक्ति से पहले ही उनका घराना अघटित घटनाओं के 
षट्चक्र का अहेर बन कर क्षत-विक्षत हो चुका था और आरोही 
से अवरोही बन चुका था । 

जून में ही खुशालचन्द और उनके भाई क्लाइव को लिख 
चुके थे---- 

“हम अपनी विपन्नता का वर्णन किन शब्दों में करे ! क्रात्मा 
समीर कासिम ने हमारे पिता और पितृव्य के साथ जो दुव्य॑वहार 
किया--जिस नृशसता से उन्हें मार डाला वह कल्पनातीत हैं। 
४०४ 


खदालचन्द 
जो धन-संपत्ति उनके साथ थी वहसब की सब' उसने लूट ली। 
फिर हमारे भाई सेठ गूलाबचन्द और बाबू मेहरचन्द को उसमें 
शाह आलम के मुत्सद्दयों के हवाले कर दिया । अरसे तक दोनों 
कदी बने रहे और उन्हें तरह तरह की यत्रणाये भोगनी पडी । अन्त में 
अपनी रिहाई की ऊची से ऊची कीमत चुका देने पर वे घर आ सकें; 
पर इसके लिये उन्हें कर्ज लेना पड़ा और अपने जवाहरात को 
बधक रखना पडा। वह कर्ज हम अभी तक नहीं चुका पाये हें। 
कूछ रुपया तो हमने जेवर-जवाहरात बेचकर या चादी के बर्तेनों 
के सिक्‍के ढाल कर अदा कर दिया है, पर बाकी कर्ज चुकाने में 
हमें बडी ही कठिनाई हो रही है।” 

मौखिक सहानुभूति दिखाने या अधिक से अधिक उपकार 
उपर्युक्त नियुक्ति के रूप मे करने के सिवाय क्लाइव उन्हें सकट 
से उबारने के लिए कुछ न कर सका। हा, कुछ समय बाद उसने 

उन्हे “लोभी” बता कर भला-बुरा अवश्य कहा और उन्हें इस बात 
की सूचना दे दी कि समय के परिवर्तन के कारण जहा अगरेज 
बीती हुईं बहुत सी बातों को बिसार चुके थे बहा उन्हें भी अतीत के 
आकाश से वर्तमान के धरातल पर उतर आना और जगरेजों से 
प्रत्युषतार की आशा त्याग देना ही उचित था। २४ नवम्बर 
१७६५ को वह खुशालचन्द को लिखता हे-- 

“आप तो इस बात से अनभिन्ञन नही कि में आप के पिता का 
और आप के परिवार-मात्र का कैसा शुभचिन्तक ओर सहायक रह 
चुका हँँ। और आप जानते ही हे कि आरभ से आज तक आप के 
प्रति मेरा कैसा सद्भाव रहा है। ऐसी अवस्था में मेरे लिए यह 
विन्ताजनक हो रहा हैं कि अपनी साख बनाये रखने ओर समाज 

४०५ 


जगत्सेठ 


के प्रति कर्तव्य का पालन करने के लिए आपको जिस मार्ग पर 
चलना चाहिए उसकी ओर आपका विशेष ध्यान नही हैं । 

“यह निश्चित हुआ था कि सरकारी रुपया खजाने में ही 
रहा करेगा जिसके लिए तीन विभिन्न ताले होगे । पर मे देखता हूँ 
कि सारा रुपया आप के अपने घर पर ही रहने छगा है। फिर मुझे 
मालम हुआ हे कि जमीदारो से जो जमा मिल सकती हे उससे 
कम पर ही आप गावो के ठीक दे देने के पक्ष में अपनी सम्मति देने 
लगे हे । मेने यह भी सुना है कि जिन जमीदारो के जिम्में आपकी 
कोठी का पुराना पावना है उन पर आप अदायगी के लिए दबाव 
डालने लगे हें--हालाकि पाच महीनो से उन्होने सरकारी माल अदा 
नही किया है । मुझे आपका यह काम कतई पसन्द नही और में 
आपको यह करने न दूगा। 


“आपका घराना इस समय भी काफी धनी हैँ । पर आपका 
लोभ बढता जा रहा है। मुझे डर हे कि अपनी इस प्रवृत्ति को 
आपने न रोका तो आपको हानि उठानी पडेगी और आपकी 
निस्पृहता तथा लोक-हितैषिता के सम्बन्ध में मेरी जो धारणा थी 
वह समूल नष्ट हो जायगी।” 

अप्रेल १७६६ में क्लाइव के मुशिदाबाद जानें पर खुशालचन्द 
ने उससे मुलाकात कर कहा कि सरकार के जिम्में हमारी काफी 
बड़ी रकम गिरती है, कृपया हमारा हिसाब चुकता करा दें। 
बलाइव ने कारनक, साइक्स आदि से सलाह कर कहा कि “आपकी 
कोठी ने जो कर्ज दिया था उसमे से ३० लाख तो मीर जाफर ने 
अपने कुछ सरदारों को देने के लिये लिया था जिसकी देनदारी 
सरकार को मंजूर नहीं हो सकती । पर २१ लाख उसने 
४०६ 


खुशालचन्द 
अपने और कंपनी के सैनिकों का वेतन चुकाने के लिए लिया 
था। उसके हम देनदार हें। आपको उसका आधा तो दस साल में 
नवाब से और आधा कपनी से मिल जायगा।” 


क्लाइव ने जो व्यवस्था की उसे स्वीकार करते हुए कंपनी के 
सचालकों ने कुछ समय बदद यह लिखा कि “जगत्‌सेठ-परिवार 
हमारे ही कारण बहुत विपन्न हो चुका है । इसलिए हमसे सहायता 
पाने और अपनी हित-रक्षा कराने का वह विशेष अधिकारी है।” 


८ मई १७६६ को नज्मुद्दौला की “अचानक” अकाल-मृत्यु 
हो गईं। उसके बाद उसका छोटा भाई सेफुद्दौला तवाब बनाया 
गया। 


( ३) 


यह मशहूर है कि “कमजोर की हांडी जो जबंदस्त ने देखी, 
दिल ने कहा--बे पूछे हुए खोल के खा ले।” बगाल में पके हुए 
भात को, कपनी के बडे अधिकारियों ने भी रूपक कर हप करना 
शुरू कर दिया । काई छुडानें का बीड़ा उठां कर जो क्लाइवं 
इस बार कलकत्ते आया था और जिसने अनुशासन की बागडोर 
कड़ी कर वातावरण में सुधार आरभ कर दिया था--उसके 
अपने मुह से भी लार टपर्क बिनान रह सकी और जहा भीर 
जाफर ने उसे कलकत्ते और चोबीस परगने का जागीरदार पहले हो 
बना दिया था वहा नज्मुद्दौला को और भी पगु बना देने पर, 
वह अब अन्य अगरेज कम्मंचारियों के साझे में, नमक, सुपारी 
और तबाक्‌ की खरीद-बिक्री का इजारेदार भी बन बेठा। 


४०५७ 


जगत॒सेड 


इन तीनो वस्तुओं में प्रधानता नमक की थी और उसने कपनी 
के सचालको को यह समझाने की चेष्टा की थी कि नमक के 
व्यापार का अधिकार सरकार नें बराबर अपने लिए सुरक्षित 
रखा था--अब कपनी ही सरकार बन गई थी, इसलिए वह यह 
अधिकार या इजारा जिसको चाहती दे सकती थी--उसके हित की 
दृष्टि से सब से अच्छी नीति यही हो सकती थी कि वह शुल्क ले 
कर यह व्यापार अपने ही कम्मंचारियो को करने दे जो राजा 
और प्रजा दोनो के ही शुभवचिन्तक कहे जा सकते थे और जी 
कभी अपने एकाधिकार का दुरुपयोग करने वाले नथे ।यों क्लाइव 
और उसके सामेदारो की व्यापार-समिति ने इस धंधे को हथिया 
लिया ओर सुधार के नाम पर सस्ते से सस्ते दाम में माल खरीदते 
ओर ऊदचे से ऊचे दाम में उसे बेचने लगी। 

इसके हिस्सेदार तीन श्रेणियों मे विभकत थे जिनकी सख्या 
प्राय ६० थी ओर जिनमे गवर्नर, सेनापति, कौसिल के सदस्य, 
फौजी अकसर, सर्जन, पादरी, कक्‍लक--सभी शामिल थे। सब से 
बडा हिस्सेदार स्वयं क्लाइव था जो निजी व्यापार से तोबा कर 
चुकने पर भी प्राय. दो लाख रुपये की पूजी छगा कर औरो का 
पृष्ठपोषक और नेता बन चुका था। 

सरकार को अर्थात्‌ कपनी को नमक पर ३५, सुपारी पर १० 
ओर तंबाकू पर २५ प्रतिशत शुल्क मिलने का नियम हुआ, पर 
कुछ ही समय बाद इसमे वृद्धि कर दी गईं और कपनी को नमक पर 
३५ के बजाय ५० प्रतिशत मिलने लगा। पर जो रक्षक कहें जा 
सकते थे उन्ही के भक्षक बन जाने के कारण कर-बद्धि होते हुए 
भी उतके लाभ में विशेष कमी नहीं हुईं। प्राय, २४ लाख रुपये की 
०८ 


खुशालचन्द 


पूंजी से कारबार शुरू किया गया था। उस पर पहले साल ही प्राय. 
२२ लाख का मुनाफा हुआ। दूसरे साल प्राय १८ छाख का। वास्तव 
में यह व्यापार नही, वैध रूप से होने वाला अत्याचार था। उत्पादन' 
करने वालो को यह अधिकार न होता कि ऊचा दाम मिलने पर भी 
वे अपना माल दूसरो के हाथ बेच सकें । अगर किसी गाव से पूरी 
तादाद में माल न मिल सकता तो इसके लिए उसका जमीदार 
दोषी ठहराया जाता और उससे इजारेदार जुर्माना वसूल कर 
लेता। नम्फ के लिए यह जुर्माना ५) मन था जबकि नमक का 
अपना दाम २) सन था। और विभिन्न स्थानों मे इस भाऊ की 
बिक्री करने के लिए भी अगरेज एजेट या गुमाव्ते मृकरर हो गये 
और इन लोगो ने इजारेदार के छाभ की दृष्टि से जो कुछ जरूरी 
समभा करना शुरू कर दिया। 


पर कपनी के प्रधान अधिकारियो को इतने से ही सतोष न 
हो सका और वे अपने एकाधिकार के क्षेत्र को और भी विस्तृत 
करने लगे । कौसिल के मेबरों ने २५ लाख की पूजी छूगा कर 
सूरत और बबई से आने वाली रुईं के व्यापार को भी हथिया 
लिया । इसका नतीजा यह हुआ कि बगाल में जिस रुई का बाजार- 
भाव पहले १६) से १८) मन था वह अब २८) से ३०) मन हो 
चला। आधुनिक सयुकत प्रान्त की ओर से आने वाली रुईं सस्ती 
पडती थी। उस पर बिहार मे आते ही ३० प्रतिशत के हिसाब से 
चुगी वसूछ की जाने लगी । समसामयिक अगरेज व्यापारी 
बोल्टज ने ऐसे ही एकाधिकार के ओर भी उदाहरण दिये हे। 
राजनीतिक क्षेत्र में सर्वेसर्वा बन जाने पर कपनी और उसके 
कर्म्मचारियों के लिए आशिक क्षेत्र में चाम के दाम चला देना 

४०६ 


सगत्सेठ 


कठिन काम न था। जब बाजार में रईं की माग नही होती तब 
बबई ओर सूरत का माल मुहम्मद रजा खा के पास भेज दिया जाता--- 
इस आदेश के साथ कि जैसे हो इसको जमीदारो के गले मढ दो और 
कीमत वसूल कर भेज दो । यह जोर-जुल्म यहा तक बढा कि कारी- 
गर कपनी के कारखानो मे काम करने की अपेक्षा भूखों मरना 
ही अच्छा समभने लगे । बोल्टूज ने लिखा हें--“ ऐसी मिसालें 
मोजूद हे कि रेशम के कारीगर अपने अगूठे काट कर घर बैठ 
गये हे और कंपनी की गृलामी से अपने आपको बचा लिया है।” 
नमक, सुपारी ओर तबाक्‌ का व्यापार हथिया लेने वालों ने 
अपने आपको यह लिख कर प्रतिज्ञाबद्ध कर लिया था कि अगर 
कपनी के सचालक कभी ऐसा आदेश दे भी तो हम लोग एक 
हो कर उसका विरोध करेगे और इस व्यापार से विरत न होगे। 
जहा क्लाइव को अपनी जेब भरने की आशा होती थी वहां उसे 
सारा आदर्शवाद भूल जाता था और जो एक ओर अनुशासन की 


हिमायत करता वही दूसरी ओर स्वार्थ की वेदी पर उसका बलिदान 
कर बेठता था । 


हक 


कंपनी के कमंचारी अगर नमक के इजारेदार बन बैठे थे 
तो सचालको की स्वीकृति से नहीं--बल्कि कहना चाहिए कि 
उनकी अनिच्छा या अस्वीकृति के बावजूद भी। फिर भी यह 
इजारा तीन साल से अधिक न चल सका। अन्त में सरकार स्वयं 
इजारेदार बन गई । पर अपने कर्मचारियों को सतुष्ट करने 
के लिए उसने उन्हें दीवानी से होने वाली अपनी आय पर २॥ 
प्रतिशत कमीशन के रूप में देना स्वीकार कर लिया । 

क्लाइव इससे पहले ही अपने लिए यह व्यवस्था करा चुका 
४१० 


खुशालूचन्द 


था कि कम से कम गवर्नर को व्यापार करने का कोई अधिकार 
न होगा, पर दीवानी की आय पर उसे कपनी से १०) प्रतिशत 
कमीशन मिला करेगा। इसके फलस्वरूप जहा उसे नमक, सृपारी 
और तबाकू के इजारे से पहले साल प्रायः १९०,००० ) मुनाफे के 
रूप में मिला था वहा अब २७०,००० ) से भी अधिक कमीशन के 
रूप में मिलने लगा। 


संभव न था कि कपनी कलाइव को सदा के लिए कलकत्ते 
था चोबीस परगने का जागीरदार रहने देती, इसलिए मालिक 
ओर नौकर के बीच उस जागीर का विषय यहा तक विवादास्पद 
बन गया कि क्लाइव को अदालत की शरण लेनी पडी। अन्त में 
दोनों के बीच यह समझौता हुआ कि १७६४ से दस * साल तक 
तो क्लाइव या उसके वारिस माल पाने के हकदार समभे जायगे, 
पर उसके बाद वह सारी जमीन लाखिराज हो कर ही कपनी के 
कब्जे में रहेगी | क्‍्लाइव को इस जागीर से हर साल प्राय. पौने 
तीन लाख की आय होने लगी। 


'फोर्ट विलियम' के गवर्नर का वेतन किसी समय कुल ३०० 
पोड सालाना था । पर इधर उस वेतन में इतनी वृद्धि हुईं थी कि 
कलाइव को उस रूप मे ६००० पौड मिलने ऊगे थे । इसके अलावा 
कमीशन था और दूसरी सहूलियते थी। धीरे धीरे कम्मंचारियों से 
निजी व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया, उन्हे आय पर 
कमीशन मिलना भी बद हो गया--पर उनकी क्षतिपूर्ति के लिए 
उनके वेतन बढा दिये गये । 

* कलाइव के इंगलेड लौटने पर उसके और कपनो के बीव दूसरा सम- 
झोता हुआ जिस उसकी जागीर की मीआइ ओर दस साल बड़ा दी गई। 


४९११ 


जगत्सेठ 

क्लाइव ने इस वार बंगाल आकर जो “सुधार” किये इनमें 
एक यह था कि सेना-विभाग में अगरेजों को जो “भत्ता मिलता 
आया था उसे घटा देने का निश्चय कर अफसरो की बगावत का 
सामता किया और बडी ही कठोरता से उनके साथ पेश आ कर 
कपनी का बोक बराबर के लिए हलका कर दिया । इस प्रथा का 
जन्म दक्षिण में उत्तर समय हुआ था, जब उबर के नवाब फरासीसियों 
ओर आगरेजो से सहायता लेने और पुरस्कार के रूप में उनके 
अफप्तरों को मुहमागा भत्ता देने लगे थे। वही से यह प्रथा बगाल 
में आ गईं थी। क्लाइव ने कहा कि “पहले बात और थी, अब और 
हुं। आज जो कुछ देना पडता है कपनी को, किसी मौर जाफर 
या नज्मद्दौला को नहीं*। अब आगे के लिए में यह नियम किये 
देता हूँ कि जब तक पलटन छावनी में रहेगी तब तक अफसरों 
को आधा ही भत्ता मिलेगा। अगर बगाल या बिहार में उसे कहीं 
लडाई पर जाना होगा तो उन्हे पूरा भत्ता मिलेगा और अवध में 
जाने पर ही दूना भत्ता।” पर इससे असंतुष्ट हो कर जहा तहा 
अफप्तरो ने विद्रोह कर दिया ओर यह क्लाइवब का ही काम हो 
सकता था कि उसने जान को जोखिम में डाल कर उसका ऐसे 
साहस ओर तत्परता से दमन किया कि आग तो फेल न सकी और 
सेंना-विभाग ने समझ लिया कि पटने या मुगेर में इस बार 
विद्रोहियो को जहा पद-प्रतिष्ठा ही गवानी पड़ी थी वहा भविष्य 
में वें प्राण गवाये बिना न रह सकते थे। 

प्राय बीस महीनों में ही बगाल में अंगरेजी शाज्य की नीब 


के “यह घर घोड़ो ! आपणा, वह थी बीकानेर, 
घास धर्तेरों घालस्त, दाणो दू नासेर ”! 
ड१२ 


खुशालचन्द 

को काफी मजबूत कर, फरवरी १७६७ में क्लाइव इंगलेण्ड 
के छिए रवाना हुआ । जाने से पहले उसे पांच लाख रुपये की एक 
रकम मुशिदाबाद मे मिलू चुकी थी, जिसके विषय में यह कहा गया 
था कि इसे मीर जाफर मरते समय उसके लिए छोड गया था। 
इसे क्लाइव अपनी जाति के अधिकारियों के सहायतार्थ दान 
दे गया। 

क्लाइव की जगह वेरेल्स्ट गबर्तर हआ और १७६९ में इसकी 
जगह काटयर | इनके समय में कोई खास बात तो नही हुई पर 
गो-दोहन का काम पूर्ववत्‌ जारी रहा। 

मीर जाफर के दूसरी बार मसनद पर बैठने के बाद कुछ ही 
बरसों मे बगाल और बिहार का खून इस खूबी से चूसा गया कि 
उसका रग लालू से सफंद हो चला और शरीर कायम रहते हुए 
भी उसकी सजीवता प्राय जाती रही। १७६९ में कंपनी के अपने 
रेजिडंट को ही मशिदाबाद से लिखना पडा कि -- 


“किसी अगरेज को यह जान कर दुख हुए बिना नही रह 
सकता कि कंपनो को दीवानी मिलने से पहले छोगो की जो 
हालत थी उससे आज कही खराब है । बात बूरी तो है, पर में 
यह कहे बिता नही रह सकता कि सच्ची है । . . . नवाबों को तानाशाही 
के जमाने में भी यह प्रदेश सुखी और समद्धिशाली था। पर आज 
शासन को बागडोर अमगरेज जाति के हाथ मे हो भी, इसकी 
बरबादी दिन-दिन बढ़ती ही जा रहो हू! 

कपनी के सचालकों को यह स्वीकार नही हो सफता था। 

यही कहते रहे कि माल को वसूली से कपनी को जितनी 
आमदनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही थी और जो 


४१३३ 


जगतूसेठ 
रुपया उसके खजाने में आना चाहिए था वह संभवत: नायब 
दीवानों* की तिजोरियों में जा रहा था। 

असलियत यह थी कि वसूली बड़ी ही सख्ती से होने लगी थी 
और कपनी को आय उत्तरोत्तर बढती जा रही थी। राजस्व-सबंधी 
विषयों के ज्ञान और अनुभव के अभाव के कारण, अगरेंज अधि- 
कारियों को बहुत कुछ उन नायब दीवानों और उनके अहलकारों 
पर जहूर निर्भर करना पड़ता था, पर उन्हें और उनकी मार्फत 
जमींदारों को डरा-धमका कर जमा ओर वसूली को बढ़ा देना 
उनके लिए कुछ कठिन काम नहीं हो सकता था । 


पर जमीदार जो कुछ देते उसका बोझ किसानों पर ही जा 
पडता और माल के साथ भालगूजारी बढ़े बिना नहीं रहती। 
इस अध्याय की समाप्ति तब हुईं जब बरसो बाद कार्नवालिस ने 
दवामी बन्दोबस्त कर अमर्यादित' को मर्यादित और अव्यवस्थित' 
को व्यवस्थित कर दिया । प्रासगिक समय में तो यह हाल था कि 
माल-विभाग में कंपनो को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा देना ही 
सुयोग्य अधिकारी का काम समझा जाता, चाहे वह यह खे रखाही 
किसी का गला घोंट कर करता, चाहे किसी अन्य ऐसे ही प्रकार से । 
व्यापार-सबधी जो स्वतंत्रता या स्वच्छंदता पहले थी उसका 
भी तिरोभाव हो गया था । कंपनी और उसके कम्मंचारियों के 
एकाधिकार ने उस क्षेत्र में औरों के लिए कम गुजाइश रहने दी 
थी और वह सदानीरा नदी, अपने उद्गम से विच्छिन्न या वियृक्‍त 
* बंगाल में मुहम्मद रजा खा ओर बिहार में शिताबराय। कुछ समय 
तक बिहार में शिताबराय के साथ रामनारायण का भाई धोरजनारायण 
भी इसी पद पर था। 
४१४ 


खुशालचन्द 


हो कर दिन प्रति दिन सूखने लगी थी ।बोल्ट्ज ने १७७३ में लिखा 
था कि “जहां पहले काशमीरी, मुछतानी, पाठान, शेख, सन्यासी*, 
पगिये, भूटियें और दूसरे व्यापारी दूर दूर से, बड़े बडे काफिलों मे, 
बंगाल पहुचते थे वहा अब कोई आते का नाम नही लेता ! माल 
खरीदने के लिए ये अपने साथ इतना सोना या चांदी लाते थे 
जितना यहां यूरोप, ईरान और अरब से भी न आता था । उन 
व्यापारियो को अब यहां आने का साहस था उत्साह नहीं होता 
और उस बड़े व्यापार-द्वारा होने वाले लाभ से बंगाल सदा के लिए 
बचित हो गया है । 
बगाल के व्यापार का स्रोत अब विदेश की ही दिशा में जोरों 
से बहने लगा था । कलकत्ते से होने वाले निर्यात का मूल्य जहा 
१७६१-६२ में प्राय. ३२ लाख रुपया था वहां १७६७-६८ मे प्राय: 
६० लाख था और १७७०-७१ में ८० लाख से ऊपर पहुंच गया 
था। और यह व्यापार एक-तरफा था, अर्थात्‌ जहा पहले निर्यात 
का दाम चुकाने के लिए चादी का आयात हुआ करता वहां अब 
बाहर से चांदी का आना प्राय. बद हो गया। परिस्थिति यह थी 
कि राजस्व से जो आय होती उसी से माल खरीद कर कंपनी 
इंगलेण्ड ले जाती और अब उसे भुगतान के लिए वहा से चादी ला- 
कर जगत्‌सेंठ की कोठो में दरबारदारी नहीं करनी पड़ती। कंपनी 
का कारबार चीन में भी था ओर वहां भी पहले माल की खरी- 
दारी के लिए इगलेण्ड से चादी भेजी जाती, थी। पर अब बगाल- 
नही कहा जा सकता । उस समय जत्थों में चलने वाले नागा-“सन्याप्ती” 
प्राय मराठो के ही समान उपद्रवी समसे जाते थे। “पगियों” से मतलूब 
पगड़ी वाले व्यापारियों से था--कल्कत्ते की “पगियापट्‌टी” । 
४१५ 


जगत््‌सेठ 

बिहार की चांदी के निर््यत से चीन में भी दाम चुकाने की 
समस्या हल को जाने रंगी। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों 
प्रान्तो में मुद्रा-सबधी सकठ उपस्थित हो गया ओर प्रजा को उस 
दारण दुभिक्ष के कारण होने बाला दु सभी भोगना पडा । 


( ४) 

१० मार्च १७७० को संफुद्दोला भी संसार से “अचानक 
चल बसा । अब उसके छोटे भाई मुवारक॒द्दोला को पगडी बधी। 

नज्मृद्दोला ओर संफूद्दौला की मृत्यु के कारण प्राकृतिक थे 
या नही, इस सम्बन्ध में कुछ लोगो ने उस समय भी सदेह प्रकट 
किया था। पर कारण चाहे जो भी रहे हो, यह तो जानी हुईं बात 
थी कि किशोरावस्था में ही दोनों विषयासक्त हो गये थे और इससे 
उनके स्वास्थ्य में घृत लूग गया था। गद्दी पर बैठते समय एक की 
उम्र अठारह साल की थी और दूसरे की पद्रह साल की । क्लाइव 
ने नज्मुद्दोला को “बेश्या-पुत्र, अशिक्षित, अयोग्य, दु्बंल और नीच” 
बताया था, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि कपनी की दृष्टि 
से यह अवाछुनीय था या इन नवाबों के चरित-सुधार की ओर 
उसके अधिकारियों ने कभी कुछ भी ध्यान दिया । ५३ लाख की आय' 
के लोभ से अपना राज्य कंपनी के हाथ बेच कर नज्मुद्रौला ने तनिक 
भी दु.ख या खेद प्रकट नहीं किया था। बल्कि आनन्द-विभोर हो 
कर क्लाइव से यही कहा था कि खुदा का शुक्र हे कि में अब जितनी 
कसबियां चाहगा रख सकूगा। मुबारकुद्दोला मसनद पर बेठते 
समय तेरह साल का था । कुछ ही समय बाद कंपनी के आलछोचक 
बोल्टज ने लिखा-- 


४१६ 


खुदालचद 

“इस बच्चे के लिए भी हरम की व्यवस्था करा दी गई है। 
संभव हैँ कि इसकी भी अकाल-समृत्यु* हो जाय। चाहे जब और जैसे 
इसकी मृत्यु हो, फीलखाने से एक हाथी को लाकर मसनद पर बिठा 
देता ही विशेष उपयुक्त होगा। हाथी भारी भरकम जानवर हो 
कर भी हुक्मबरदार होता हे, बहुत दिनों तक जीता हैँ और तडक- 
भड़क की दृष्टि से उसकी उपयोगिता को देखते हुए उस पर खर्च 
भी कम ही बंठता हूं। 

इन नवावों को मिलते वाली वृत्ति उत्तरोत्तर कम होती गई। 
नज्मृद्दोला को ५३ लाख की जगह बूछ ही महीने वाद ४१ 
लाख मिलते लगा था। सेफुद्दोला को ३२ छाख ही मिलने रूगा 
और जब उसकी जगह मुबारक्द्दोला बेठाया गया ठंब पहले तो 
इसे ३२ लाख देना स्वीकार किया गया. पर एक वर्ष के ही 
भीतर यह रकम घटाकर १६ ऊछाख कर दी गईं | 

इसी प्रकार जहां महम्मद रजा खा का वापिक वेतन ९ लाख 
नियत हुआ था वहा १७७१ से उसे ५ लाख ही मिलने लगा । 
दुलेभराम से सतक रहते हुए भी , उसके वेतन में कठोती नहीं 
की गई और १७६९ या १७७० में उसके मरने तक उसे दो छाख 
वाषिक ही मिलता रहा। जगत्सेठ के वेतन या वृत्ति पर कोई 
प्रकाश नही पडता, पर जिस समय कपनी के सचालको ने रजा खां 
का वेतन घटा देने का आदेश भेजा था उस समय यह भी लिखा' 
था कि 

“जगतसेठ को जो कछ देना पड़ता है वह खजाने पर बोभ के ' 
बराबर हो रहा हैं। आजतक उन्होने न तो हमारी कोई ऐसी सेवा 


| . आल कल लक लललल लत अलललल लंबा हा अर इााा ाााााााााााााााााआा४ााा॥ल्‍७७७७७७४७७४७८७४८४७्७७७७७७शए७्ल्‍न७७४७७७७॥/७७७॥७७७७॥७॥७॥७/७एए"ए"भ"शश#/"णणणश हीना तल तक भी ीऊ-ऊ सी दीऊ.हथ"8 ९२२२ 


* वास्तव में इसकी मृत्यु १७९३ में हुई। 


जगतसेठ 


यथा सहायता की है और न हमें कोई ऐसा लाभ ही पहुंचाया ह। 
१७७० में “खालसा” या खजाना मुशिदाबाद स॑ उठकर कलकत्ते 
चला गया और उसके बाद उन्हें पारिश्रमिक देने का प्रश्न ही नहीं 
रहा। बिहार में नायब शिताबराय को १ छाख वाषिक मिलता था, 
ओऔर उसके अलावा ३ लाख भत्ते के रूप में भी। 

खुशाल्चंद और क्लाइब के बीच जो समझौता हुआ था उसके 
अनुसार कंपनी और नवाब मिलकर उन्हें २९१ लाख रुपये पुराने 
हिसाब में देने वाले थे । कंपनो के लेखे से जान पड़ता हुं कि दस 
क्स्तों में उन्हें नवाब से हर साल १०५,०००) और कंपनी से भी 
उतना ही भिछना ४थल हुआ था । १९ पूस, बंगला फसली साल 
११८७ (सन्‌ १७७०) तक उन्हें कंपनी से ५४६,२७५॥॥) मिल 
बका था भौट एशक्के खिम्मे ५०३,६२४।) बाकी रह गया था । 
नवाब से उहँ किए पुएाम था ५१५,०००) और उसके जिम्में बाको 
रह गया था ५३५, ०० ०) । पर कंपनी के ही कागजात में खुशालचंद 
के एक आवेदन-पत्र का सारांश मिलता हैँ जो ७ जून, १७७३ 
को कलकत्ते भेजा गया था और जिसमें उन्होंने लिखा था कि 
जहां उन्हें पिछले साल २१०,०००) मिलना चाहिए था वहां 
१५०,०००) ही मिला था और मंगिने पर कंपनी के कम्मेचारी 
उन्हें संतोषजनक उत्तर न दे सके थे । इस पर आश्चय प्रकट करते 
हुए उन्होंने कंपनी को क्लाइंब के कोल-करार की याद दिलाई 
थी और इस कर्ज का भी कछु इतिहास बताया था। 

इसका संबंध पलास्ी के युद्ध के बांद की घटनाओं से था। 
क्रान्ति की पूर्ण सफडता के लिए क्ऊाइव ने महताबराय से कहा 
था कि आप मीर जाफर को नवाब नाजिम स्वीकार कराके बादशाह 


खुशालचन्द 
से सतद मंगा दीजिए । इस पर खर्च का सवाल उठा था और क्लाइव 
ने उन्हें यह वचन दे दियाथा कि अगर आपको नवाब से रुपया न मिल 
सका तो उसका देनदार में हूँगा । जगत्‌सेठ ने दिल्‍ली से सनद मंगा 
दी थी और उस सिलसिले में उन्हें जो कुछ खर्च करना पड़ा था 
उसका हिसाब चुकता करने से पहले ही मीर जाफर गद्दी से हटाया 
जा चुका था। सनद मंगा देने के हिसाब में उनकी कोठी का १५ छाख 
जोर दूसरी मदों में ६ छाख अर्थात्‌ कुल २१ लाख मीर जाफर या 
कंपनी के जिम्मे बाकी रह गया था। मीर कासिम के समय में तो 
उन्हें निराश हो जाना पड़ा था, पर बाद मीर जाफर या नज्मुद्दोला 
को गद्दी मिली भी थी तो बे पूराना कर्ज कदा व कर एप 
अन्त में जब क्लाइव दूसरी वार गव्भश होकाश जाया तव उम्हों 
अपना हिसाब पेश किया । उसी समप्र बह हि्लंश हुआ २ 


ं, ४ 353/ 


७ ० >- 


3 हू ६ पर 
अप 


लाख का आधा तो कंपनी दे दे! है शाह अयत। सं पाजू: 
खुशालचंद का आवेदन यह था कि नवाब के हिस्से को रकम भी अब 
उन्हें कंपनी से ही मिलनी चाहिए थी। 

काटियर के बाद वारेन हेस्टिंग्स १७७२ में बंगारू का 
गवर्नर हुआ । इसका जन्म १७३२ में हुआ था और १७५० में 
यह कंपनी का नौकर होकर कलकत्ते आया था। यह सन्मार्ग पर 
चलने वाला कर्मचारी समझा जाता था, पर उसी मार्ग पर चलते 
हुए १७६४ तक ही ३०,००० पौंड थोक कर चुका था। कक ने 
तो पालंसेंट में इस पर इतिहास-प्रख्यात दोषारोपण करते हुए 
बरसों बाद यह कहा कि उस समय के सभी कम्मंचारी एक ही 
थेली के चट्ट -बद़ थे और हेस्टिंग्स दूसरों से किसी भी प्रकार 
भिन्न न था । 


४ ६ 


जगत सेठ 

शाह आलम से दीवानी मिल जाने पर कपनी को हर साल 
२६ लाख रुपये देते जाना अखरने लगा था । हेस्टिग्स के मतानुसार 
क्लाइव ने ऐसी उदारता दिखाकर भूल की थी । इसलिए जब शाह 
आलम अपनी मर्जी से मराठो का पल्‍ला पकडकर दिल्‍ली चला 
गया तब उसे वह रकम बचा लेने का अच्छा मौका हाथ लगा 
और उसने यह कहकर उसे भेजना बद कर दिया कि १७६९-७० 
के अकाल ने बगाल का हाल इतना बुरा कर दिया था कि कपनी 
के लिए कुछ भी भेजना असभव हो गया था । शाह आलम की ओर 
से तकाजे पर तकाजा होने रूगा, जिसके जवाब मे हेस्टिंग्स ने 
उसे यह स्पष्ट करा दिया कि बगाल अब दिल्‍ली से पूर्णत. स्वतत्र 
हो चुका था और कर के रूप में अब वहा एक भी रुपया भेजने 
वाला न था। 


इधर कंपनी की करतूृतो की ओर ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का 
ध्यान विशेष रूप से जाने लगा था । बगाल में जो राज्य स्थापित 
हो चुका था और जिसका विस्तार असभव न था उसके कारण 
कई प्ररन उठ खड़े हुए थे । इनमें सब से महत्वपूर्ण यह था कि 
वह राज्य इंगलेण्ड का था या उसकी प्रजा कहाने वाले मुट्ठी भर 
लोगों का ? पालेमेट ने इसका उत्तर यह दिया कि वह राज्य 
इंगलेण्ड का था--कंपनी को वहा की पारछंमेंट या सरकार से स्वृतत्र 
होकर सात समुद्र पार भी हुकूमत करने का कोई अधिकार नहीं 
हो सकता था । 

कंपनी या उसके कम्मंचारियों ने इधर जो कुछ किया था उससे 
वह इंगलेण्ड में बहुत बदताम हो चुकी थी । एक बड़े नेता की 
टिप्पणी यह थी कि “हिन्दुस्तान में अन्याय क॑ और अनेतिकता के 
४२२ 


खुशालचन्द 
कारण होते वाली दुर्गन्ध पृथ्वी से आकाश तक फैलने पर है।” पर 
पालेमेट के लिए वह अन्याय या अनैतिकता उतनी चिन्ताजनक 
नही थी जितनी कपनी की निरंकुशता और राजनीतिक क्षेत्र मे भी 
उसकी बल-वृद्धि। हिन्दुस्तान से लौटने वाले अगरेज पैसे के जोर 
से पालंमेट में भी घुसने छगें थे और जो उस क्षेत्र को अपनी 
बपोती समभते आये थे उन्हें “बगाल की लूट” का यह सब से 
खतरनाक पहल दीखने रूगा था । 


कहा जा सकता हैं कि कपनी को यथासभव नियंत्रित करने 
के आन्दोलन की जड़ मे आदर्शवाद ही नही था, बहुत कुछ ईर्ष्या-देफ 
भी था--दलबदी के रूप में होने वाली स्पर्द्धा या सघर्ष भी था। 


जो हो, इस आन्दोलन का फल यह हुआ कि १७६७ मे पार्ूंमेट- 
द्वारा हस्तक्षेप आरभ हो गया और नये विधान के अनुसार कपनी 
के अपने नियमों मे कुछ हेर-फेर किये गये । साथ ही, एक निश्चित 
अवधि के लिए, सरकार को प्रतिवर्ष ४ लाख पौड देना उसका 
कत्तंव्य कर दिया गया । गरज यह कि उस “लट” में अब सरकार 
भी हिस्सेदार बन बैठी और प्रबल विरोध होने, पर भी पा्ंमेट मे 
यह सिद्धात स्वीकार कर लिया कि बगाल में या अन्यत्र कपनी 
अनियंत्रित शासन नहीं कर सकती थी। 
पालंमेट को हस्तक्षेप का दूसरा मौका १७७२ में मिला। 
मार्च में शेयरहोल्डरों को १२॥ प्रतिशत मुनाफा मिल जाने के कुछ 
ही महीने बाद कपनी ने सरकार से दस लाख पौड कर्ज मांगा। 
इसका विरोध तो हुआ ही, कंपनी और उसके कम्मंचारियों ने इधर 
प्रायः पद्रह* सालों मे जो कुछ किया था उसकी भी जाच की गईं ५ 
इसका नतीजा मालूम होने पर सर्वसाधारण को यह धारणा पुष्द 
४ रहे 


जंगतसेठ 


हो गईं कि “बगाल में जो अत्याचार या लूट हो चुकी थी उसकी 
'कहानी सुनकर किसी का भी दिल दहंले बिना नहीं रह सकता 
था।'' मार्च १७७३ में कपनी की ओर से फिर कर्ज के लिए दर्खास्त 
की गई---इस बार १५ लाख पौड मागा गया । पालेमेट ने उसे 
१४ लाख पौड देना तो स्वीकार कर लिय।, पर ऐसी शर्तो पर जिनसे 
कंपनी और भी जकडबद और ब्रिटिश पार्ंमेट या सरकार के लिए 
नियत्रण का मार्ग और भी सुगम हो गया । 

यह नया विधान “रेग्यूलेटिज्ऱ ऐक्ट” था । कपनी के अपने 
संघटन के साथ इसने इस देश में भी शासन के ढाचे को बहुत कुछ 
बदल दिया । अब गवर्नर की जगह गवनेर-जनरल और उसके 
सहायको के रूप मे चार कौसिल-सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था 
हुई और जहां तक सधि या विग्रह का सम्बन्ध था, बबई और मद्रास 
भी बंगाल के ही अधीन कर दिये गये। गवनेर-जनरल की कौसिल 
के बहुमत का निर्णय ही सरकारी निर्णय समभा जा सकता था। किसी 
प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में वोट बराबर होने पर गवनर- 
जनरल सभाध्यक्ष की हेसियत से एक वोट और दे सकता और 
जो निर्णय चाहता करा सकता था। उसका अपना वेतन 
२४,००० पौड नियत हुआ और उसकी कौसिल के प्रत्येक सदस्य 
का १०,००० पौड। विधान-द्धारा ब्रिटिश सरकार को बगाल में एक 
पर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का भी अधिकार दिया गया और 
प्रधान न्यायाधीश का वेतन ८,००० पौड नियत हुआ। 

गवनेर-जनरल के पद पर वारेन हेस्टिग्स की ही नियुक्ति हुईं 
और उस न्यायाधीश के पद पर उसके मित्र सर एलिजा इस्पे की । 

दीवानी मिल जाते पर भी कंपनी ने प्रबन्ध का भार नायब 
४२४ 


खुशालचन्द 
दीवानों के ही कधो पर छोड दिया था और कानूनगो-आमिल आदि 
ही प्रधान अधिकारी रहते आये थे । इनके काम पर निगरानी 
रखने के लिए कुछ अगरेज वेरेल्स्ट के समय में ही “सुपरवाइजर'' 
नियुक्त हो चुके थे, पर कानूनगो किसी को पूरी बाते बताने के 
लिए तैयार न था और बिना उसके सहयोग के किसी को यह मालूम 
न हो सकता था कि जमीदार ने किसानो से कितना वसूल किया 
और सेकड कितना सरकार को दिया । कानूनगो के असहयोग 
का प्रधान कारण यह था कि अगर वह इन बातो की जानकारी 
औरो को हो जाने देता तो माल-महकमे की किल्‍ली पुश्त दर पुश्त 
उसके घराने के हाथ मे न रह सकती । पर यह उसकी खामखयाली 
थी कि जो काम टोडरमलरू कर चुका था उसे अठारहवी सदी में 
अगरेज और भी खूबी से न कर सकेगे या यह कि मीर कासिम 
पर भी विजय प्राप्त कर लेने वाले उससे पार न पा सकेंगे । 

११ मई १७७२ को यह ऐलान किया गया कि अब नवाब 
मुहम्मद रजा खा तायब दीवान न रहेंगे और स्वय कपनी दीवान के 
रूप में सर्वसाधारण के सामने उपस्थित होगी। 


तभी से हर जिले में एक कलक्टर की नियुक्ति की व्यवस्था 
हुईं और माल की तहसील के अछावा वह और कामों के लिए भी 
जिम्मेदार बना दिया गया । हर जिले में, दीवानी अदालत और 
फौजदारी अदालत कायम हुईं और दीवानी अदालत का प्रधान 
भी कलक्टर ही कर दिया गया । 

माल-विभाग में ऊपर से देख-भाल का काम एक खास कमिटी 
को सौपा गया । हिसाब-किताब की जाच “रायराया नामक 
पदाधिकारी द्वारा होने लगी। सर्वप्रथम, इस पद पर (महा) राजा 


ड्श्ण 


जगत्‌ पेठ 
दुर्लभराम के पुत्र राजा राजबल्लभ*की नियुक्ति हुईं । उसका मासिक 
बेतन ५,०००) था । 

बगाल ओर बिहार में नायब दीवान का पद उठ जाने पर 
मुहम्मद रजा खा और शिताबराय पर अमानत में खयानत का 
आरोप किया गया और गिरफ्तार कर दोनो कलकत्ते पहुचाये गये । 
वहा महीनों मामला विचाराधीन रहा । अन्त में दोनो निर्दोष 
प्रमाणित हुए--विशेषत शिताबराय। हेस्टिग्स ने स्वीकार किया 
कि उन पर जो अभियोग लगाया गया था वह निराधार था । 
बिहार लोटने पर वह “रायराया” कर दिये गये, पर मर्माहत होने 
के कारण उसके कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र 
महाराज कल्याण सिह उनके उत्तराधिकारी हुए और उन्हे ऊंचा पद 
भी प्राप्त हुआ । मुहम्मद रजा खा प्रमाणाभाव के कारण दोषी तो 
न ठहराया जा सका, पर ढाके की तरह मुशिदाबाद में भी वह कई 
लाख पेट में डाल चुका था--उसके सबंध मे अधिकारियों का यह 
सदेह बना ही रहा। कपनी की खेरखाही वह इतनी कर चुका था 
कि यह सदेह होते हुए भी सचालक उसकी पुनरनियुक्ति कराये बिना 
न रह सके । बालछिग होने पर मुबारक॒द्दौला ने उसे बरखास्त 
कर भी दिया तो वह [फिर उसका दीवान बन बैठा । 

हेस्टिग्स के समय में माल-विभाग और न्याय-विभाग का 

संघटन ही नये ढंग से नही हुआ, कुछ और “सुधार” भी किये गये --- 





* १७५७ की क्रान्ति के समय का राजबल्ूमभ १७६३ में ही मीर कासिम 
के हाथों मारा जा चुका था । 

| शिताबराय की जागीर दक्षिण बिहार और चंपारन में थी। 

_ रजा खा की मृत्यु १७६१ में हई। 





खुशालचन्द 
(१) अंगरेज कम्मंचारी निजी व्यापार करने के लिए 
स्वतंत्र न रहे । 

(२) नमक, तंबाकू और सुपारी को छोड़कर, और सभी 
चीजों पर २॥ प्रतिशत चुंगी भरने का नियम हो गया, और किसी 
अंगरेज व्यापारी का माल भी अब इससे बरी न रहा। 

(३) दस्तेकों के दुरुपयोग की गुंजाइश मिटा दी गई। 


(४) कलकत्ता, हुगली, मुशिदाबाद, ढाका और पटना--इन 
पांच स्थानों में ही चुंगी लेने-देने की व्यवस्था रही ; बाकी चौकियां 
उठा दी गई । 


फिर भी यह नहीं कहां जा सकता कि अंगरेजों की हध-शासन- 
प्रणाली*को समाप्ति या और “सुधारों से भ्रष्टाचार बंद हो गया 
और शासन-छ्षेत्र की कलंक-कालिमा धुलू गईं। जिसकी औरों को 
मनाही थी वही काम खुद हेस्टिंग्स कर रहा था । हर कलक्टर के 
लिए यह लाजिमी कर दिया गया था कि वह अपने एजंट या 
“बनियन को गांवों का ठीका या बंदोबस्त लेने न दे। उन्त दिनों 
प्रायः हर अंगरेज का एक “बनियन"” होता जो उसके लिए “पीर 
बाबर्ची, भिश्ती, खर का काम करता और जिसपर उसे अपनी 
छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आथिक समस्या के हल के लिए 
तिर्भर करंनता पड़ता । हेस्टिंग्स के अपने “बनियन कासिम॑- 
बाजार के क्ृष्णकान्त नंदी (“कंतू बाबू”) थे जिनका उल्लेख 
ऊपर हो चुका हैं। उसकी जानकारी और रजामंदी से “कंतू बाबू” 


# जिसमें दीवान होते हुए भी कंपनी दीवानी प्रधानतः हिन्दू-मुसलमान 
अधिकारियों से ही कराती थी । 


४२७ 


जगत सेठ 

तेरह लाख से भी अधिक की आय के गावो के ठीकेदार बन चुके 
थे और इसके अलावा अपने बारह-तेरह साल के बेटे लोकनाथ 
नदी के नाम से भी बहुत से गावो के ठीके ले चुके थे । हेस्टिंग्स 
ने अपनी सफाई में जो कुछ कहा था वह उसके पक्षपातियों को भी 
सतोषप्रद नही जान पड़ता*। उसकी कौसिल के सदस्य और उसके 
हिमायती रिचार्ड बारवेल ने इतना धन कमाया कि एक १७७५ में ही 
वह ४० हजार पौड इगलेड भेज सका। इससे पहले वह १७६९ 
में अपनी बहन को लिख चुका था कि “ढाकके में 'सुपरवाइजर' 
का पद प्राप्त करने के लिए में ५००० पौड खर्च करने को तैयार 
हँ। वारवेल के एक दूसरे खत से जान पडता हू कि कंपती के 
कर्मचारियों के लिए व्यापार का निषेध हो जाने पर भी वह 
हिंदुस्तानी व्यापारियों के नाम से नमक का कारबार करने लगा था। 


बगाल में जहा १७७६ मे कम्मंचारियो के वेतन में २५१,५३३ 
पौड खर्च पड़ा था वहां १७८४ में ९२७,९४५ पडने लगा था । 
इसका कारण प्रधानतः यह था कि कई कम्मंचारी--विशेषत: 
हेस्टिग्प के पक्षयाती---ऊची से ऊची तनखाह' पाने लगे थे। 
नमक के लिए जो बोर्ड बना था उसके प्रधान को १८,४८० पौड 
प्रतिवर्त मिलता आ रहा था और बाकी पाच मेबरो मे प्रत्येक 
को ६२५७ पौड से १३,१८३ पौड तक । माल-विभाग में पाच 
पदाधिकारियों को ४७,३०० पौड मिलता था, और शुल्क विभाग में 

* केम्बन्रिज हिस्टरी, भाग ५ । अगर हेस्टिग्स की कौसिल में बहुमत 
उसके विरुद्ध न होता तो उसके काले कारतामो पर संभवतः कुछ भी प्रकाश न 
'पड़ सकता । 


४२८ 


खुशालचन्द 


तीन पदाधिकारियों को २३,००० पोड। हेस्टिंग्स ने अपनी सफाई 
में कहा था कि नमक से सबध रखने वाले बोर्ड के मेबरो को मुनाफे 
पर १० प्रतिशत दे देने पर भी कपनी को ५४०,००० पौड की बचत 
होने लगी थी । पर जेसा कि एक आधुनिक लेखक ने कहां है--- 
“प्रइन तो यह है कि जीवन के लिए नमक जेसी आवश्यक वस्तु से जो 
इतनी बडी आय हो रही थी उसका रिआया पर क्या बोफ पड़ 
रहा* था ? 


यह करम्मे का फल माना जाय या और कुछ, ऐतिहासिक तथ्य 
हैँ कि सिराजुद्दौला का विध्वस करने-कराने वालो का अपना 
जीवन भी प्राय दु खान्त ही रहा । उनमे मीरन तो प्राय सब से 
पहले मारा जा चुका था; जगत्‌सेठ महताबराय, महाराज स्वरूपचंद, 
राजा राजबल्लभ आदि मीर कासिम के क्रोधानल में पड कर छार 
हो चुके थे, स्वय मीर कासिम सिराजुद्दोला को बेगम को लूटने के 
पाप का प्रायश्चित्त करते हुए मर चुका था। मीौर जाफर और 
दुलेभराम भी सुख-शान्ति न पा सके थे। स्क्राफ्टन। दूसरी बार 
बगाल आते समय कही समुद्र मे डब चुका था ओर सूत्रधार 
क्लाइव के जीवन-नाटक की समाप्ति भी अश्रुपात और आत्म- 
घात से हो चुकी थी। 
पर क्लाइव के हाथो “गुलाब के फूल” सूघने वाला गुरूघंटाल 
नन्‍्दक्‌मार बचा हुआ था और एक ओर भपर तो दूसरी ओर 
चट्टान के बीच अपनी नाव को पार लगाने की चेष्टा करता ही 
जा रहा था। मुहम्मद रजा खा सूबा नायब न रहते हुए भी नवाब 
7 इसके साथ डूबने वाले यात्रियों में हेनरी वान्सीटार्ट भी था । 
४२९ 


जगवसेठ 
नाजिम का सबसे प्रधान अधिकारी बना हुआ था | वारेन हेस्टिग्स 
गवर्नर और फिर गवर्न र-जनरल बन चुका था | फिर भी ननन्‍्दकुमार 
का यह दृढ आत्मविश्वास था कि वह अन्त में ऐसे शत्रओ पर भी 
विजय प्राप्त करके ही रहेगा। इसी विश्वास के बल पर वह नये 
दौर दोरे में भी अपनी पुरानी चाल से ही चलता आ रहा था। 

दूर बंठे हुए भी कम्पनी के सचालक यह अच्छी तरह जानते 
थे कि यहा किस काम के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। 
जब मुहम्मद रजा खा पर दोषारोपण की बात उठी थी तब उन्हे 
लगा था कि उसके विरुद्ध प्रमाण जुटाने के काम में नन्‍्दकुमार 
शेष सहायक हो सकता था और उससे उस अवसर पर वैसी 
सूगाप्रता छी भी गईं थी। हेस्टिग्स को बात अच्छी लगने वाली न 
धी, पर वह इसफा दिरोध ने कर सका था। उसके गवर्नर-जनरल 
हो घाने पर ण३ कौविए में उसका अपना विरोध शुरू हुआ और 
विरोधियों से नन्दकुमार को प्रोत्साहन मिला तब निर्भयः होकर 
इसने खुले आम हेस्टिग्स को भी ललकार दिया और उसकी पणड़ी 
उछाल दी । 


कोसिल में ११ मार्च, १७७५ को उपस्थित होकर इसने 
गवरने र-जनरल पर कई इल्जाम लगाये जिनमे एक यह था कि ताबा- 
लिग मुबारक्‌द्दौला की सौतेली मा मुन्नी बेगम* से प्राय. साढे तीन 
लाख रिश्वत खाकर ही उसने उसे नवाब की अभिवाविका का 
+ यह नज्मुद्दोला और सफुद्दोला की भा थी। मुबारकुद्दौला की अपनी मा 
का नाम ब्बू बेगम था। मुन्नी बेगम को १७७५ में ही पद-त्याग करने पर 
१२,००० ) मासिक वृत्ति मिलने लगी । वह १८१३ में ६० साल की होकर 
मरी । 


४३० 


खशाल चंद 
'पद दे दिया था। उस संबन्ध में कौसिल के किसी निर्णय पर पहुचने 
से पहले ही हेस्टिग्स आपे से बाहर होकर उठ पडा और यह कह- 
कर चला गया कि उसकी अनुपस्थिति मे कौसिल की कोई मीटिंग 
ही नही हो सकती थी। उसके पक्षपाती बारवेल ने तो उसका 
पदानुसरण किया, १र सभा स्थगित नही हुईं । बाकी तीनों मेबरों 
ने प्रस्ताव-द्वारा गव्नेर-जनरल को भ्रष्टाचारी बताया और मुन्नी 
बेगम से मिली हुई रकम को खजाने मे जमा करा देने का उसे 
आदेश दिया । पर इसके बाद ही ऐसा घटनाचक्र चला कि नन्द- 
कुमार का अभियोग अभियोग ही रह गया और उसे स्वय 
अभियुक्त बनकर याघ्तविक न्याय के लिए तीनो लोक के न्यायाधीश 
के पास जाधा षड़ा। 


बात यह हुईं कि २३ अप्रेल को हेरिटग्स, बारवेठ और हेनरी 
वान्सीटार्ट के भाई जाज वान्सीटार्ट ने मिलकर नन्दकुमार और 
अन्य दो व्यक्तियो* पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होने साजिश कर 
कमालुद्दीन को यह कहने के लिये मजबूर करना चाहा था कि 
हेस्टिग्स और बारबेल दूसरो से भी घूस ले चुके थे । जहा तक 
हेस्टिग्स का सम्बन्ध था, तीनो ही अभियुक्त निर्दोष प्रमाणित हुए । 
पर नन्दकुमार और फाक इस बात के दोषी ठहराये गये कि वे दोनो 
बारवेल पर दोषारोपण कराने की साजिश कर चुके थे | फाक पर 
जुर्माना हुआ, पर नन्दकुमार को ऐसा दण्ड नही दिया गया, कारण 
कि एक दूसरे मामले में उसे पहले ही प्राण-दण्ड मिल चुका था। 


उस पर मुशिदाबाद के एक व्यापारी की ओर से मोहन प्रसाद 


# इतमें एक अँगरेज था जो कम्पनी का कम्मंचारी न था। 
४३१ 


जगत््‌सेठ 
नामक व्यक्ति जालसाजी का कोई मुकदमा दायर कर चुका था? 
६ मई को मजिस्ट्टो ने उसको सुप्रीम को के पास भेज दिया । 
वहा ८ से १६ जून तक नन्‍्दकुमार का विचार हुआ और उसे दोषी 
ठहराकर कोर्ट ने उसे फासी की सजा दे दी। ५ अगस्त को वह 
फासी चढा भी दिया गया। 

वास्तव में यह एक प्रकार का हत्याकाण्ड था जिसमे प्रेरक 
वारेन हेस्टिग्स था, काय्य॑-सम्पादक सुप्रीम कोर्ट और हत्या कानून 
की आड में की गईं । चीफ जस्टिस सर एलिजा इस्पे हेस्टिग्स का 
सहपाठी रह चुका था और उसका घनिष्ठ मित्र था। कलकत्ते मे वह 
गवर्नेर-जनरल से जिसे जो पद या काम चाहता दिला सकता था। 
अपने एक रिश्तेदार को साथ लाया था और उसे पुलों और सडको 
के ठीके दिला दिये थे । इस लिए अगरेजो की मण्डली में भी उसका 
नाम “पुलबन्दी पड गया था। 

याद रखने की खास बात यह है कि जुर्म साबित हो जाने पर 
भी इस देश में जालसाजी के लिए प्राणदड देने का कोई नियम 
या विधान नही था। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अभियुक्त नदकुमार का 
विचार इंग्लिश पद्धति से किया और इंगलेड के कानून के अनुसार 
उसे दंड दिया। पर इंगलेड मे* १७२९ से ऐसा कानून था 
भी ओर कलकत्ते में वह अंगरेजों के लिए लागू भी बताया जा 
सकता था तो इस मामले का उससे क्या सरोकार हो सकता था? 
ननन्‍्दकुमार न तो कलकत्ते का निवासी था न उसने सुप्रीम कोट 
की स्थापना के बाद वह जुर्म किया था। उसके फासी चढ जाने 


3३२०७ >यहपामया2 इक, ०३३०-१० ३३एक-०ान-१+पाहडुकक- 


* जालसाजी के लिए स्काटलेड या उत्तरी अमेरिका में भी प्राण-इंड देने 
का विधान नही था । 
४ड३इा३२ 


खशालचंद 
के बाद, यहां जाब्ता फौजदारी चला भी तो इंगलेड के १७२६ के 
कानन के आधार पर। 
इससे भी यही साबित होता हे कि वहां का १७२९ का 
कानून यहा लागू नहीं समझा जा सकता था। इस विषय पर 
बड़े बड़े लेबक बहुत कुछ लिख चुके हे । स्थानाभाव के कारण 
यहां उनकी आलोचना-प्रत्यालोचन। का साराश भी नहीं दिया 
जा सकता । मोटी बात यह हूँ कि ननन्‍्दकमार के साथ न्याय नहीं 
किया गया; उससे हेस्टिग्स से दुश्मनी की कीमत वसूल की गई। 
मोहन प्रसाद को उकसाने वाला स्वय गवने र-जनरल था'। जजों 
ने यहां तक पक्षपात किया कि फर्य्यादी के वकील बनकर नदकमार के 
गवाहो को भकमभोर डाला । बात जमीन पर की थी तो कानून 
आसमान का उठा छाये। सर जेम्स स्टिफेन ने भी अपनी पुस्तक* 
मे यह मत प्रकट किया हैं कि “अगर इस मामले में मुद्दई 
की ओर के ही सबूत पर मुझे निर्भर करना पडता तो मे नन्द- 
कूमार को दोषी न ठहरा सकता।” पर इन बातो को उन्हें क्या 
परवा हो सकती थी जिनका एकमात्र उहेश था नन्‍्दकूमार को 
कच्चा खा जाना ? सकल्पसिद्धि के लिए उन्हें दस दिन से अधिक 
इस मामले का विचार भी नहीं करना पडा। अभियुक्त को फासी से 
हलकी सजा देना उन्होने कानून और सुप्रीम कोर्ट की शान के 
खिलाफ सममका । वास्तव में वह हेस्टिग्स या अन्य गवरनेर-जनरल 
की भी शान के खिलाफ होता । अगरेज जाति या कपनी का आतंक 
जमाने के लिए नन्‍्दक्‌मार जेसे बाधक या विरोधी को सदा के लिए 
नष्ट कर देता ही उन्होंने अपना कततेंव्य समभा । 


इमामममाम>. 





+ “नन्दकुमार ऐड इम्पे”। 
४३३ 
ज० २८ 


जंगतूसेठ 


नन्‍्दकुमार के बरिस्टर ने उसे क्षमा-प्रदान कराने की बड़ी 
चेष्टाये की भी तो सफल न हो सका । मुबारक्‌द्दोला ने एक आवे- 
दन-पत्र भेजकर बताया कि किसी भी दृष्टि से नन्‍्दकुमार ऐसे दंड 
के योग्य न था, पर चीफ जस्टिस से उसे डाट-फटकारकर औरों को 
भी भयभीत कर दिया । सबसे आइरचर्यंेजनक बात यह हुईं कि 
कौसिल में हेस्टिग्स के विरोधियों ने भी नन्‍्दकुमार की ओर से सुप्रीम 
कोर्ट को आवेदनयत्र भेजने या भिजवाने में कोई दिलचस्पी नहीं 
ली। उनमे फान्सिस हेस्टिग्स का कट्टर दुश्मन था और अपनी उहेश- 
सिद्धि के लिए ननन्‍्दक्मार का उपयोग भी कर चुका था। पर वह भी 
गाढे दिन उसके काम न आया । एक लेखक का अनुमान है कि उसका 
दृष्टिकोण यह था कि हेस्टिग्स को कलकित करने और उसे नीचा 
गिराने में, नन्‍दकुमार जीवित रहकर मेरी जितनी सहायता कर 
सकता हैं उससे कही अधिक फासी चढ जाने पर कर सकेगा ! 

नन्‍्दकुमार बड़ा प्रपची था, इसमें संदेह नहीं। पर अगरेजों 
की सहायता का उसे एक दिन उनसे यह पुरस्कार मिलेगा, यह 
संसार के लिए कल्पनातीत था । उसके शुभचिन्तकों में हिंदू और 
मुसलमान दोनों ही थे, पर हिढ़ुओं को विशेष दुख पहुचाने 
बाली बात यह थी कि वह कुलीन ब्राह्मण था और दीवान भी रह 
चुका था। 

बरसों बाद भी जब बके के प्रयत्न से गडे मुर्दे उखाडे 
गये तब हेस्टिग्स ने अपनी सफाई में ननन्‍्दकूमार को भला-बुरा 
तो बहुत कहा, पर स्पष्ट शब्दों में उसके अभियोग को निराधार 
न बता सका । मुन्नी बेगम उसे डेढ लाख रुपया देना स्वीकार कर 
चुकी थी । उप्तके सबंध मे हेस्टिग्स का यही कहना था कि यह रकम 
४३४ 


खुशालचंद 
उसे मुशिदाबाद में खिलाने-पिलाने पर खच्चे करने के लिए दी गई थी । 
कई अगरेज इतिहासकारों ने भी इसके लिए उसकी निन्‍्दा की है। 
अजगर यह मान भी लिया जाय कि उसने डेढ लाख से एक रुपया 
अधिक नही लिया तो भी अपने अधिकार का यह भयंकर दुरुपयोग 
ही कहा जा सकता है कि “गवर्नर की हैसियत से जिसे सब मिलाकर 
२०००० और ३०००० पौड के बीच मिल रहा था उसने मुशिदा- 
बाद जाने पर आतिथ्य का खर्च भी तवाब से ले लिया और वह 
भी २२५ पौड प्रति दिन के हिसाब से*। 


जहां हीरालाल साह से लेकर महताबराय तक उद्नति ही 
उन्नति होती गई थी वहा खशारहूचद के समय से अवनति आरंभ 
हुई और अठारहवी शताब्दी का अन्त होते होते इस वश्ञ की 
आभा का अवसान हो गया । 


इसके कारण बताये गये है महताबराय और स्वरूपचंद के 


मारे जाने से सेठ-बश को लगने वाला धक्का और खुशालचद की 
अपनी फजूलखर्ची । 


इसमें संदेह नहीं कि वह धक्‍का जबदेस्त था और उसमनें 


इमारत के कुछ हिस्से को गिरा दिया तो बाकी को डांवाडोल कर 
दिया । 


खुशालचंद अपव्ययी थे, यह भी निराधार नही जान पड़ता। 
उनके परिवार का माहवारी खच्च प्राय, एक लाख रुपया था। 
“मुताखरीन” का अनुवादक लिख गया हे कि १७८० में भी 





नि अ न नननकम मम. 
कलज+--+ः हकलकफीजजड ऑॉज-++ कऑंभाणा ् ओि औो चिता 


सेठ-परिवार में सब मिलाकर प्राय. चार हजार व्यक्तियों का 
* केम्ब्रिज हिस्टरी, भाग ५ । 


४३५ 


जगतसेठ 
भरण-पोषण होता था जिसमें १२०० स्त्रिया थी। कहा गया हैं कि 
जब क्लाइव चलने लगा था तब उसने खुशालचद को तीन लाख 
रुपये की वा्धिक वृत्ति दे जाने की इच्छा प्रकट की थी, पर 
इन्होने उसे स्वीकार नहीं किया था । 

पर उस अवनति और अवसान का प्रधान कारण कुछ और था। 
अंगरेजों की अमरूुदारी हो जानें पर जब सारी व्यवस्था ही बदल 
चुकी थी ओर राजनीति के साथ अयनीति का भी सृूत्र-सचालन' 
लदन या कलकत्तें से होने लगा था तब यह आशा तो दुराश्षामात्र 
ही हो सकती थी कि जगत्‌सेठ-परिवार पहले की ही तरह समृद्धि- 
शाली और प्रभावशाली बना रहेगा। 


जब दीवानी मिल जाने पर कंपनी खुद इतजामकार हो गईं थी 
और मृशिदाबाद से खालसा-दफ्तर भी कलकत्ते चला गया था तब 
सरकार से उनका पुराना सबध तो विच्छिन्न हो गया था और जो जल' 
पहुले मुशिदाबाद जाकर एकत्र हुआ करता था वह अब गासन-प्रणाली 
के बदल जाने से ओर ही जगह जाने और वहा के पेड़-पौधों 
को पिक्‍त करने छगा था। 

शासन के साथ वाणिज्य-व्यापार की भी प्रणाली बदलने लगी 
थी और जहां कलकते की उन्नति हो रही थी वहा प्रान्त के अन्तर्गत 
पुरातरे नगर दिन दिन अवनत होते जा रहें थे। 

१७७० के दुभिक्ष और महामारी के कारण बंगाल की 
आधी या एक तिहाई* आबादी नष्ट हो गईं, फिर भी अगरेजों 


/2५३+94-३०९-२७० कनननीीीनाकिननम-म-नन. उन 4 बवम.-_-५+949-4.0+-५७ ४०»४*---७-०७»-“*“४“+ननन >जभील कमी पे >»पाफ५ बन» कक -+फ »«२कतन+ न नमन न- ९4० बन नमन १११ ज-+-..+--अपभा पक लनन न +कट कल काणा। मकान. री. आ43++. ल्‍ममपाकाना अप» 3ान-पानन-न कलम. कक कान आम कल बल शक 


* हेस्टिग्स का अनुमान एक तिहाई का था पर और अगरेज प्रत्यक्षदशियों 
ने ही आधे की हानि बताई थी । टामसन और गैरेट का अनुमान है कि उस समय' 


ड३६ 


खुशालचंद 
ले अपना रास्ता नहीं छोड़ा। उनकी राजनीति लठेरो की ही 
बनी रही और वे अपनी लूट के क्षेत्र का विस्तार करते ही गये । 
जल के अभाव से इस देश के पेड-पौधे तो सूखने छगे और इंगलैंड 
में हरियाली बढने लगी । मराठे अगर एक बार लाख-करोड लटकर 
ले भी गये थे तो वइ एक आकस्मिक घटना थी जो अनिष्टकर होते 
हुए भी जगतसेठ के लिए विशेष चिन्ताजनक नही कही जा सकती 
थी । पर अगरेजो के आधिपत्य और उनके हारा निरन्तर होती 
रहने वाली लूट की बात और थी। १७५७ के बाद घटने वाली 
ख्ुद्लल/बद्ध घटनाओं ने सारी स्थिति में आमुल परिवर्तेत कर 
दिया और प्रान्त में खुशहाली न रहने पर खुशालचद के घराने के 
लिए भी खुशहाल बने रहना असभव हो गया । 
मुशिदाबाद की पुरानी टकसाल १७७७ तक बद नहीं हुईं 
थी। पर कपनी की ओर से वहा के सिक्‍को के बारे में शिकायत 
होने लगी थी और उसे बंद करा देने के लिए कपनी मुबारकृद्दौला 
पर दबाव डालने लगी थी । कुछ ही समय बाद वह टकसाल बंद 
कर दी गईं और म॒द्राप्रसार पर भी कपनी का एकाधिपत्य हो गया। 
उसी साल खुशालचद को गवनेर-जनरल से इस बात को 
शिकायत करनी पड़ी कि उसके आदेशानुसार उनकी कोठी ने 
कनेल गोडार्ड को तीन लाख रुपये की हुडी दे दी थी । उसकी रकम 





जन-सख्या प्राय. डेढ करोड थी, और मरने वालों की सल्या कम से कम तीस 
लाख । उनका यह भी कहना है कि जब इतने लोग 'बेवफादारी से मरकर 
सरकार के लिए एक विकट समस्या खडी कर गये तब मुहम्मद रजा खां 
ने राजस्व मे दस प्रतिशत वृद्धि कर, सारी कमी को जिन्दा रह जाने वालो से 
'पूरा करा लिया--राइज ऐंड फूलफिलमेंट आव ब्रिटिश रूल इन इंडिया | 


है 5 3 


जगतसे८ 

कलकत्ते में मिलने वाली थी, पर वहां वालों ने यह कहकर 
भुगतान करने से इन्कार कर दिया था कि उस समय उनके पास 
कूल एक लाख रुपया मौजूद था और उन्हे तीन लाख कम्मेचारियों 
का वेतन चुकाने के लिए ही चाहिए था । 

१७८० में खुशालचद ने राजा चेतसिह को इस बात से 
आगाह किया कि बनारस के अनूपदास ओर ब्रजनिर्वाणदास के जिम्में 
उनका कुछ रुपया पावना था और उसकी वसूली में उन्हें कठिनाई 
हो रही थी । इस पर चेतसिह ने उन दोनों कर्जदारों को कहलाया 
कि सेठो का पावना शीक्ष से शीघ्र चुका दो । 

खुशालचद अन्त समय तक कोठवाली का काम करते रहे, 
पर किसी बडे पेमाने पर नहों। बनारस के गोपालदास* की कोठी 
उनके जीवनकाल में ही आगे बढने लगी थी और शीघ्र ही उत्तर से 
दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक प्रसिद्धि पाने वाली थी । मुशिदाबाद 
से राजश्री विदा हो चुकी थी और उसके साथ ही जगत्‌सेठ को 
अपने घर से लक्ष्मी के प्रस्थान की सूचना मिल चुकी थी । 

पर चचला लक्ष्मी के रूठ जाने पर भी खुशालचंद अन्त तक 
मुक्तहस्त बने रहे । पारसनाथ तीर्थ में जेन-मदिरों के जीर्णोद्डार 
और निर्माण के लिए उन्होंने जो कुछ दान दिया वह उनकी धम्मे- 
निष्ठा के साथ उनकी उदारता का परिचायक था । 





* विशेष प्रसिद्ध मनोहरदास के पिता और आसाम के वतंमान गवर्नर 
श्री श्रीप्रकाश जी के प्वेज। इनकी कोठिया कलकत्ता, मुशिदाबाद, पटना, गया, 
गाजीपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, रूखनऊ, बरेली, जयपुर, नागपुर, सूरत, बबई, 
मछलीबदर, मद्रास, टाडा, फूछपुर, आगरा, दिल्‍ली, पून/, अहमदाबाद और 
बड़ौदा में बताई गई हे--क लेंडर आ।व परश्शियन कारेसपान्डेन्स”, भाग ७ । 
४३८ 


खुद्यलचंद 

१७८३ में उन्होने हेस्टिग्स के पास एक आवेदन-पत्र भेजकर 
कंपनी के कोषाध्यक्ष के पद की याचना की । उस समय हेस्टिग्स 
दौरे पर था, पर उसने उन्हें सहानुभूति-पूर्ण उत्तर देकर अपने 
परिवार का पुराना पद प्राप्त हो जाने की आशा दिलाई। कलकत्ते 
लोटने पर उसे मालूम हुआ कि खुशालचंद बीच मे ही कलेवर 
बदल चुके थे। उस समय उनकी अवस्था प्राय. चालीस वर्ष की थी । 

इससे प्राय. चार वर्ष पूर्व उनके एकमात्र पुत्र गोकुल्चंद का 
देहान्त हो चुका था और वह अपने भतीजे हरखचद को गोद ले 
चुके थे । यही उनके उत्तराधिकारी हुए। 

इस अवसर पर वारंन हेस्टिग्स ने नवाब मुबारक॒हौला को 
लिखा कि हरखचन्द के लिए कपनी की ओर से खिलअत के साथ 
भालरदार पालकी, रत्न-जटित पगडी, सरपेच, मोतियों के हार और 
कुडल वहा भेज दिये गये हैं ; आप अपनी ओर से उन्हें जगतृसेठ- 
उपाधि से अकित एक मोहर प्रदान कर सम्मानित कर देगे 
और उनके या उनके परिवार के साथ परंपरागत व्यवहार में कभी 
किसी तरह की त्रूटि न होने देगे। 


अगत॒सेठ 


टिप्पणी 


(१) पृष्ठ ३८५--अलोवर्दी खा के समय से दामो में इधर कितनी तेजी 
आ गई थी इसका पता १७६४ में मीर जाफर की जियाफत पर खर्च होने 
वाली रकम से चलता है । कौसिल की ओर से इस अवसर पर जो सीधा 
उसके पास भेजा गया था उसका कूछ व्योरा यह था -- 


रू० आओआण० 
४० मन चावल . हे ,« ७५ ० 
< मन दाल ३ *: ४ »« २० ० 
५ मन घी कि हा ,« ७७ ० 
६ मन तेल 90 हड »« ५१ ० 
३॥ मन नेसक .« हढे ४७ 6. है 
५ मन चीनी .- सह ». ३६ ० 
६ मन मिठाई .. रे .» ६०७ ० 
१ मन मरब्बा .,. ; ,« १६ ० 
१ मन बादाम और किशमिश , ३१ ४ 
< मन तक्र * » | ब<« ३२१ ७ 
५० खस्सी न रे "* 0०0 ० 


(२) पष्ठ ३८६--जंगालमें पहले दो प्रकार के प्रयान प्रीवान हुआ करते 
धे--दीवाने कुछ या दीवान सूबा और दीवान खालसा। मुशिंदकली के 
समय से दीवानी और निजामत दोनो पर एक ही व्यक्ति का अधिकार 
हो चला, इसलिए दीवाने सबा का कोई अर्थ नहीं रह गया । फिर भी 
वह पद बना रहा । उसपर जिसकी नियुक्ति होती वह प्रधान मंत्री 
समझा जाता । यह पद नवाब या नाजिम के किसी आत्मीय को ही मिल 
सकता था । मत्रित्व तो वह नाममात्र को ही करता, पर वेतन में उसे बडी 
जागीर अवश्य मिल जाती । जो नायब दीवान होता उसी पर कार्यभार 
डंढड0० 


खुशालचंद 


रहता। सरफराज खा, नवाजिश मुहम्मदखा, मीरत--दीवान सूबा रह चुके 
थे और हाजी अहमद, राजा जानकीराम, राजा दुलंभराम, महाराज नन्द- 
कमार--नायब दीवान । 
राजस्व-विभाग का प्रधान अधिकारी दीवान खालसा कहा जाता था। 

इस पद पर प्राय किसी हिन्दू की ही नियुक्तित होती थी जिसे रायराया का 
खिताब भी मिलता था । आलमचद (नायब दीवान होने से पहले ), चैनराय, 
कीति (कीरत) चन्द, उम्मेदराय आदि दीवान खालसा हुए थे । 

शाह आलम से ईस्ट इंडिया कपनी को दीवानी मिल जाने पर जो कुछ 
प्रवानता रही नायब दीवान की । नवाब की निजी धन-सम्पत्ति 
की देखरेख का काम करनेवाला दीवानेतत कहा जाता था। 
निजामत से नवाब का सरोकार न रह जाने पर भी वह तो ताजिम कहाता रहा 
ओर उसका खास दीवान दोवाने निजामत । इसे मदास्लमिहाम भी कहते थे । 
महम्मर रजा खा, राजा गुझदास (नन्दकमार का बेटा), राजा महानन्द 
(गुरुदास का बेटा) आदि १७६५ के बाद दीवान निजामत हुए थें। नज्मुद्ल्ा 
के समय में और उसक बाद भो मुहम्मद रजा खा नायब दीवान के 
पद पर था। 


(३) पृष्ठ ४११---जगतसेठ महताबराय क्लाइव को मीर जाफर से जो 
जागीर दिला चुके थे वह कपनी के सचालको और उसके बीच खास भगडे 
का कारण बत चुकी थी | १७६० में विलायत लौटने पर क्लाइव को अपने 
स्‍्वत्व की रक्षा के लिए जमीन आसमान एक करना पडा था । 
उसने संचालकों को डराया-धमकाया, उन्हें अपने अनुकूल बना लेने के लिए 
फूछ भी उठा न रखा--फिर भी सफल न हो सका । उनका कहना था कि 
कपनी के कम्मंचारी को ऐसा पुरस्कार ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं 
हो सकता था । क्लाइव का कहना था कि न तो आपकी ओर से कोई निषेध 
था, न मेरी ओर से कोई प्रतिज्ञा थी--फिर नवाब ने अपनी मर्जी से जो कुछ 
दिया उसे में क्यों ग्रहण न करता ? जागीर कपनी से कुछ गावो की मालगजारी 
पाने के अधिकार के रूप में थी। जहा पहले कंपनी खुद नवाब या सरकार 

४४९१ 


छगत्सेठ 


को मालगूजारी दिया करती वहा अब क्लाइव को देने के लिए वाध्य हो गई 
थी । एक प्रकार स्वामी तो सेवक और सेवक स्वामी बन गया था । अगर 
पुराना सिलसिला न बदलता तो कपनी का जो पावना नवाब के जिम्मे निकलता 
उसमे यह मालगृजारी मिनहा हो जाती और उसको कूछ देना न पडता । पर 
बलाइव के ज गीरदार या हकदार हो जाने पर कपनी के लिए माल न अदा 
करने का कोई कारण नही हो सकता था । 

क्लाइव ने यह कहना और कहलाना शुरू किया कि “कृतघ्नता ओर 
नीचता की ह॒द हो गई । जिसने पलासी के मैदान मे कपनी के सिर पर ताज 
रख दिया उसी के साथ ऐसा बर्ताव ! जिसकी बदौलत कपनी अपन 
दामन मोतियों से भरने लगी है उस उपकारी को चौबीस परगने का माल 
देते से भी उसके सचालक इनकार कर रहे है !!” पर सचालक-समित्ति के 
कठोर-हृदय पदाधिकारियों पर इस प्रचार का कुछ भी प्रभाव न पड सका 
और वे विरोधी बने ही रहे। 


क्लाइव इगलेण्ड पहुचते ही पार्लमेंट का मम्बर बन चुका था। छाड्ड की 
उपाधि भी पा चुका था। उस समय का राजनीतिक वातावरण और ही था 
जिसमें वोटों की खरीद-बिक्री हुआ करती और एक 'सीठ' की कीमत प्रायः 
२००० पोड समझी जाती । जो अंगरेज हिन्दुस्तान में मालामाल हो कर 
इगलेण्ड लौटते वे वहा “तवाब” कहे जाते । इनके सम्बन्ध में किसी ने 
यह व्यग्योक्ति की थी कि अगर किसी “नवाब” से कोई भीख भी मागता 
है तो उसे उत्तर मिलता है कि “दोस्त, छाचारी है।इस समय तो देने लायक 
लछाछ-जवाहर मेरे पास मौजूद नहीं।” क्लाइव के लिए “नवाब” बन जाना 
और भी आसान था । पर पालंमेंट और शाही दरबार में उसके मददगार 
होते हुए भी वह कपनी की सचालक-समिति पर विजय न पा सका | वहा 
समिति का उपाध्यक्ष सुलीवान उसका शत्रु बना ही रहा और उसके कारण 
बहुमत उसके अनुकूल न हो सका। 


उस समय कपनो की सारी पूंजो ३,२००,००० पौंड थी। हिस्सेदारों का 
अपना “'कोट्ट” था और सचालको या डाइरेक्टरो का अपना। इन संचालकों, 
डर 


खुशालचंद 
की संख्या २४ थी । सच लक होने के लिए कम से कम २००० पौड का 
हिस्सेदार होना आवश्यक था । यह चुनाव हर साल होता और इसमें वहीं' 
भाग ले सकते जो कम से कम ५०० पौड के हिस्सदार होते । नियम था कि 
हिस्से चाहे जितने भो हो, प्रत्येक हिस्सेदार एक ही वोट दे सकंगा। क्लाइव 
ने सुलीवान को पछाडने के लिए सचालको के चुनाव में भाग लेने का निरचय 
कर उसी मार्ग का अवलम्बन किया जिस पर चलकर प्रभावशाली व्यक्ति इस 
नियम की उपेक्षा करते आये थे । उसने बाजार में विभिन्न नामो स १ लाख 
पौड के शेयर खरीद कर अपने पक्ष में २०० वोट निश्चित कर लिये। 
फिर भी १७६३ के निर्वाचन में उसे मुह की खानी पडी और न तो वह स्वयं 
सचालक-समिति का सदस्य बन सका न वह अपने प्रधान शत्रु सुलीवान को 
ही हटा सका । सचालको ने कलकत्ते यह आदेश भेजा कि जागीर की मारू- 
गुजारी क्लाइव के प्रतिनिधि को न दी जाय । वलाइव ने अदालत में कपनी पर 
दावा दायर कर दिया । काननी लडाई शुरू हो गई। कंपनी की ओर से उत्तर 
दिया गया कि जागीर देने का बगाल के नवाब को कोई अधिकार न था-- 
यह अधिकार तो दिल्लीश्वर को ही हो सकता था ओर सभव था कि एक 
दिन कंपनी को सारे रुपये के लिए जिम्मेवार होना पडे। बलाइव का प्रत्युत्तर 
था कि अगर मीर जाफर को कुछ भी देते का अधिकार न था तो कपनी की 
अपनी हकीअत के बारे में क्या कहा जा सकता था--उसे मीर जाफर से जो 
कुछ मिल चुका था उस पर उसका अपना क्‍या अधिकार हो सकता था * 


मामला विचाराधीन ही था कि इस देश में मीर कासिम से कपनी की 
लडाई छिड गई और फरवरी १७६४ म यह खबर इगलेण्ड पहुची कि कई 
अगरेज मारे जा चुके थे--बगाल में स्वय कपनो विपन्न हो रही थी। इसका 
शेयर-बाजार पर असर पडना और उसमे शेयरहोल्डरों में घबराहट फैलना 
स्वाभाविक था। चारो और से यह भाग आने छगी कि परिस्थिति को काबू 
में ले आने और कपनी को खतरे से बचाने के लिए पलासी- 
विजेता क्लाइव फिर बगाल भेजा जाय । वास्तव में क्लाइव भाग्यशाली 
था । जो यह कहने लगे थे कि अव्वल तो उसने बंगाल या बिहार में कोई 
४४३ 


जगतृसेठ 

ऐसी बहादुरी दिखाई ही नही थी और अगर बहादुर कद्दा भी जा सकता था 
तो उसके साथ भ्रष्टाचारी, नीच और कृतध्त भी था, उन आलोचको को 
मौन हो जाना पडा और उसके विरोधियों की ही निन्‍्दा होने लगी । क्लाइव 
ने इस अवसर से खब ही लाम उठाया और जब उसे फिर कलकत्ते जानें को 
कहा गया तत्र अपनी शर्ता को मजर कराके ही वह जहाज पर सवार हुआ | 
मार्च-अग्रैल में होने वाले सचालक-निर्वाचन में उसने अपने शत्रु सुलीवान को 
पछाड दिया , नये गवर्नर की हैसियत से अपने लिए विशेष अधिकार प्राप्त 
कर लिये , और उसकी दृष्टि से सब से बडी बात यह हुई कि सचालको ने 
दस साहू के लिए उसकी जागीर पर उसका या उसके प्रतिनिधि का अधिकार 
रहने दिया--यद्यपि आगे के लिए यह नियम कर दिया गया कि बिना उनकी 
इजाजत के कपनी का कोई भी कर्म्मचारी ४,००० )से अधिक किसी भी 
पुरस्कार के रूप में न ले सकेगा। 


बंगाल पहुँचकर जब क्लाइव ने शाह आलम से कपनी के लिए दीवानी 
हासिल कर ली तब उसे अपने देश में सुयश के साथ धन कमान का भी अच्छा 
अवसर मिल गया। कारण कि यह समाचार वहा पहुँचने स पहले ही उसन 
अपने एजट की मार्फत कपनी के शेयर 'पोते” करा लिये थे । 


१७६७ में बगाल से घर लौटने पर क्लाइव ने ऐसा प्रपंच रचा कि उसकी 
जागीर की भमीआद और दस साल बढा दी गई। 


पर कुछ ही समय बाद उसके विरोधियों का जोर फिर बढा और पालंमेंट 
ने उसके कारनामों की खास तौर से जाच कराई। वहा तो बहुमत ने उसे 
अपराधी नहीं ठहराया पर लोकमत उसके पक्ष में न हो सका। बल्कि उसे 
रूगा कि जिन लोगो से उसे शाबाशी मिलती चाहिए थी वे भी मन ही मन 
उसे घिक्कारने लगे थे । इगलैण्ड के बादशाह (जाज तुतीय) ने भी अपने एक 
खत में यहा तक लिख दिया था कि क्लाइव की “लूट” का समर्थन करना 
देश के हित की उपेक्षा ही कही जा सकती थी । इन बातो का नतीजा यह 
हुआ कि क्लाइव के अतिम दिन सुखन्शान्ति से न बीत सके। व्यावहारिक माप- 


डिंदड 


ख़शालूचंद 
दंड से जीवन में पृर्णते सफल होते हुए भी उसने २२ नवम्बर १७७४ को 
अपने गले पर आप ही छरा चला कर आत्मघात कर लिया । 

(४) पृष्ठ ४८०३--पार्लेमेट-द्वारा जाच होन पर यह साबित हुआ था कि 
१७५७ और १७६६ के बीच, कपनी और उसके कर्मचारी, विभिन्न अवसरो 
पर मीर जाफर, मीर कासिम, नज्मद्ेला, गुजाउद्देछा आदि स अपन कहे 
अनुसार प्राय ६७ लाख पौड पा चुके थे । यह रकम दो भागों में विभक्‍त 
थी--पुरस्कार और क्षतिपूर्ति । पुरस्कार-सम्बन्धी विवरण पान वालो के 
अपने बयान के ही आधार पर यह था-- 





(क) पुरस्कार पौंड 
(१) मीर जाफर को पहली बार गही दिछाते समय २,०१६,७०५ 
पौड़ 
ब्लादव (नकद ) २२३४,००० 
” (जागीर से 
होने वाली आय+*) ७६२,५०० 
१,०२६,५००७ 
गवर्नर ड्रेक ३१,५०० 


मेजर किलपैट्रिक, वाटरा, 
स्क्रापटन, लशिग्टन 


आदि अधिकारों ३८४,२०५ 

स्थलू-मेना और 

जल-सेना ५७७, हि 0० पं 
३्‌, छ ९,9 ७ भ्‌ 


उनका खनन चिट टवलनोवमजफ-+ल ओरल । 





कक पैन ऋनना त हज, 


यहू आय ३०,००० पौड वापिक थी। यहा २६ सार ५ महीने की अर्थात्‌ 
दिसम्बर १७५७ से मई १७८४ तक की आय जामिल कर ली गई है। 

(इसमें से कलाइव का हिरसा २२,५०० पौड हुआ था । वह उसके नाम 
पहने वाऊे २३८,००० पौड में शामिल है । 





हमार रमन्‍३->+ रकम 2००. दलक-)नाामया॥ जनक लन-++3५५3 3 3७५५-39५फ २-० ५+क-क नाक कक... का... 3ननओल 32 रनिलमटओ ०७० -++७०७... ७. 30-+ ॥3> 4 फेल +७++०-++केसोलप०-3४ 43 कक लक, 


४४५ 


जअगतसेठ 


(२) मीर कासिम को गद्दी दिलाते समय २००,२६९% 
(३) मीर जाफर को दूसरी बार गद्दी दिलाते समय ४३७,४६० 
पौड़ 
स्थलरू-सेना २€१,६६६ 
जलू-सेना १४५,८३३ 
४३७,४९६ 
(४) १७६४ में मेजर मुनरो और उसकी सेना ६२,६६६ 
पौड़ 
मेजर मनरो* (बलवन्त सिंह से) १०,००० 
” (शुजाउद्दोला से ) ३,००० 
मेजर मुनरी के अफसर ,, ३,००० 
| के सैनिक (बनारस के 
व्यापारियों से) ४६,६६६ 
६२,६६६ 
(५) नज्महोरा को गद्दी दिलाते 
समय, स्पेंसर, जान्स्टन, मिडल्टमन आदि १३९,३५७ 
(६) १७६५ में सेनापति कारनक ३२,६६६ 
पौड 
” (बलबन्त सिंह से ) ६३३३ 
” (दाह आलम से) २३,३३३ 
३२,६६६ 
(७) १८६६ में क्लाइव (मीर जाफर की बेगम से) __ _ ५८,२३३ 
जोड २,६५०,४६५ 


स्‍नम+>+सनन्‍कनाज हीनानार.. न्‍ल्‍ममभतकानइकाइकमिम्मयकफातत... कोड स्मलनकलची, 


*मृनरो कारनक की तरह क्लाइव का कृपापात्र न था, इसलिए उसे जो 
इताम देने का शाह आहूम और मीर जाफर वादा कर चुके थे वह उसे न मिल 
४४६ 


खुशालचंद 





(ख) क्षतिपूर्ति पौड 
(१) मीर जाफर को पहली बार गही दिलाते समय २ १५०,००० 
पोड 
कंपनी १,२००,००० 
अगरेज व्यापारी ६००,००० 
हिंदुस्तानी ,, २५०,००० 
अरमनी गा १००,००० 
२,६५०,००० 
(२) मीर कासिम को गही दिलाते समय ६२,५०० 
(३) मीर जाफर को दूसरी बार ,, ,, 8६७५ ००० 
पोड 
कंपनी ३७५ ००० 
व्यापारी ६००,००० 
€६७५,००० 
(४) शजाउद्गौला को १७६५ मे गद्दी दिला देने पर ५८३,३३३ 
३,७७०,८३३ 
(क) और (ख) का जोड ६,७२१,३२८ पौड* 


(५) पृष्ठ ४२९---कुछ लेखक भूल से यह लिख गये है कि लुत्फुन्निसा ने 
अपने पति के कारागार में ही प्राण त्याग दिये थे । उदाहरणार्थ, कविवर 


नवीनचन्द्र सेन के “पलाशिर युद्ध” में ऐसी ही बात मिलती है-- 


अशान्‍ ७. नम 302५5 >-क. '३-यम न 3७-७७+कक- 3+अनमम»>ममुमन+पा७५०3»प%५&. सा3+क 2&-०4+९ ०० ८ 


सका । अन्त मे उसके लडनेन्कगडने पर कपनी ने उसे बक्सर की लडाई जीतने 
के पुरस्कार के रूप में दो लाख रपये दिये। 


“बोल्टज के दिये हुए (संशोधित) विवरण के आधार पर | इसके ६ करोड़ 
से अधिक रुपये हुए। 





४4433०.३०+०4... :ककनमान--म.. बह ननारथमक नम. स्‍५क कप आका पथ ९4403 हनन... की पान... आनंआममामपपन नाक कमनकाक, 49449 +५० फम७फनन5 कम, ७३ कम--3/७५३७०९कक. 





४४७ 


जगत्सेठ 


४रुधिर-ख्रोत, शोक के कारण, श्रान्त, भ्रान्त-सी हो गई, 

बैठ न सकी लेटकर दुखिया, शीघ्र सदा को मो गई ! 
-““ मंधुप' कृत हिन्दी अनुवाद | 
वास्तव म लत्फुन्निसा १७८७ में भी जीती-जागती थी। उस साल उसन 
गवनर-जनरल के पास एक आवेदन-पत्र भेजकर उसका ध्यान अपनी दीन-हीन 
अवस्था की ओर आकर्षित किया था और अपनी मासिक वृत्ति में बढती की 
प्रार्थना की थी । उससे जान पडता हैं कि नवाब नाजिम हो जाने पर मीर 
जाफर ने उसकी वृत्ति ६०० ) मासिक नियत की थी, पर १७८७ में उसे अपनी 
पोतियो के हिस्सेदार हो जाने के कारण १०० ) ही मिल रहा था। इनमें दो उस 

समय भी कृवारी थी--कैलेन्डर आव पशियन कारेसपान्ठेन्स, भाग ७। 


परिशिष्ठ 
( १ ) 
खुशालचन्द के बाद 


हरखचंद को जगत्‌सेठ की पदवी गवर्नर-जनरलू की सिफारिश पर मुबार- 
कंहोला से मिली । अब इसके लिए भी शाह आलम की स्वीकृति की कोई 
आवश्यकता नही रह गई थी । 


इस दश में नाम की महिसा सदा से ही बडी रहती आई है। जगत्सेठ' 
पदवी उस समय हरखचद के परिवार के लिए अत्यन्त मृत्यवान्‌ वस्तु 
रहा होगी । 


यथार्थ बात यह थी कि उनके लिए नगर-सेठ की पज्त्री भी अतिशयोकवित 
ही होती । 

वारेन हेस्टिग्स पाप का घद्ा सिर पर लेकर फरवरी १७८० मे इगलेड के 
लिए रवाना हुआ पाउंमेट में बक॑, फाक्स आदि ने उस पर कितने ही अभियोग 
लगाये और उस मामले की सुनवाई हाउस आव लाड्स में समय समय पर सात 
साल तक होती रही । अन्त भे हेस्टिग्स की कोई दड तो न मिला, पर वह बरबादी' 
से न बच सका । 

हें स्टिग्स के प्रस्थान से पहल ही मुर्शिदाबाद के सरगाफ वहा फिर टकसाल 
खलवाने का निष्फल प्रयत्न कर चुके थे । उसके पास जो आवेदन-पत्र भेजा गया 
था उस पर हस्ताक्षर करने वालों में जगत्सेठ हरखचंद के पिता समेरचद, 
शभ्चरण दत्त, गोकछचद, गोपालदास, » सन्‍्यासीदास आदि महाजनो के हस्ताक्षर 


4 बनारस बाली कोठी के मालिक । 
४४६8 
ज० २६ 


जगत्रोठ 


थे | जगत्सेठ की ओर से १७८६ में फिर ऐसी ही चेप्टा की गर्टड । पत्र में 
कपनी का ध्यान मुद्रा के अभाव के कारण उपस्थित होने वाले सकट की ओर 
आकर्षित किया गया ओर “व्यापारी, सराफ, किसान सब की भलाई के लिए 
मुर्शिदाबाद में टकसाल खोलने की अनुमति मागी गई। पर वह अनुमति नहीं 
मिली । 

“मृताखरीन” के अँगरेजी अनुवादक ने पूर्वापर की तुलना करते हुए छिखा 
था कि 'फतहचंद के समय में जगत्से० के लिए, दो करोड (बह भी केवल 
आरकाटी झुपयो में) लूट जाने पर भी, सरकार को पचास लाख से एक करोड तक 
की दर्शनी हुडी देते जाना साधारण बात थी। आज कल के जगत्सेठ १७८७ में 
१४०,००० ) की हुडी का भी भुगतान कर सके है तो कई किस्तों में ही।” अपने 
धन का अधिकाश या तो खुशालचद स्वय लुटा चुके थे या उनके मरने पर बह 
जहा तहा डूब चुका था। उनके परिवार में किबदन्ती* यह चली आई है कि जो 
निधिं गडी हुई थी उसका वह सहसा मर जाने के कारण किसी को पता न बता 
सके थे । अपने चचा गूलाबचद से वरासत में कुछ धन पाकर ही हरखचद अपने 
नाम की थोडी लाज रख सके थे । 


कहा गया है कि हरखचद निस्‍्सतान थे ; एक वैरागी के उपदेश से उन्होने 
विष्णु की आराधना की और वैष्णव हो गये । उन्होने ही वह विष्णु-मदिर 
बनवाया जिसका उल्लेख ऊपर (पृष्ठ ६०) हो चुका है। पर यह होते हुए भी, 
इनका परिवार जैनी ही बना रहा। इनके दो पुत्र हुए जिनमें एक का नाम इद्रचद 
रखा गया और दूसरे का विष्णचद । हरखचद के वाद इंद्रचद जगत्सेठ हुए, 
और सवत्‌ १८७६ में इनके २७ वर्ष की ही अवस्था में मर जाने पर, इनके 
पुत्र गोविन्दचद । 


गोविन्दचंद को कपनी ने “जगत्सेठ” स्वीकार नहीं किया, जिसका कारण 
संभवत यह था कि आथिक स्थिति और भी खराब हो जाने के कारण वह 


अशश्कनभ निभाना न तटीय क्ल्ज््िलः उनन्‍मअन्‍न्‍कभ-, रा करता. >मामस्‍की 


+ सि० छिटल । 
॥ “मुशिदाबाद गेजेटियर 
५७५ 


परिशिष्ठठ 


अपने घर के पुराने जेवर बेच बेच कर ही अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति करने 
लगे थे । पर १८४३ में कपनी ने उन्‍हें १२०० ) की मासिक वृत्ति देता स्वीकार 
कर लिया । 

गोविन्दचद की १८६४ मे मृत्य हुई । उनके भी कोई पुत्र न था पर वह 
१८४५ में गोपालूचद को गोद ले चुके थे । इन्हें सन्‌ १८५२ में बहादुर शाह 
सानी से महाराज की पदवी मिली | गोपालूचद और विप्णुचंद के पुत्र कृष्ण (किशन ) 
चद के आवेदन करने पर भी सरकार ने मासिक वृत्ति को १२०० ) की जगह 
८०० ) कर दिया और वह भी इस शर्ते के साथ यह रुपया कऋृष्णचद को ही मिला 
करेंगा और यह वृत्ति परिवार-मात्र के भरण-पोषण के लिए समझी जायगी। 
इस पर महाराज गोपालूचद ने आपत्ति की तो भारत-सचिव ने निर्णय किया कि 
८०० ) में से ३०० ) के हकदार वह होगे । यह गोपालचद को स्वीकार न हो 
सका। इनकी मृत्यु हो जाने पर जगत्सेठ की स्त्री गुलाब (गोलाप) चद को 
१८७८ में गोद ले चुकी थी। जगत्‌्सेठानी को सेठ क्ृष्ण (किशन ) चंद के मर जानें 
के बाद ३०० ) मासिक वृत्ति मिलने लगी, पर १८६१ में उनके मर जाने पर वह 
बिलकूल बद कर दी गई। 


गुलाबचद के ही समय में १ छी मार्च १६०२ को तत्कालीन गवर्नर-जनरलूू 
लार्ड कर्जन मुशिदाबाद गया । इतिहास-प्रेमी होने के कारण उसने महिमापुर के 
खडहरात जा देखें और वहा उसे सेंठ-परिवार को मुगल बादशाहो से मिररे हुए 
फरमानों और जेवरों के अलावा, पद्रहवों शताब्दी के बाद के क॒छ दुष्प्राप्प सिक्के 
देखने का भी अवसर मिरका। जिस फरमान के द्वारा फरखसियर ने फतहचद को 
“सुंठ” की उपाधि दी थी उसे गुलाबचद ते कलकत्ते की “विक्टोरिया मेमो- 
रियल” नामक सस्था को समर्पित कर दिया । 

महिमापुर में प्राचीन सेठ-भवन का भागीरथी के प्रकोप से बचा हुआ भाग 
१८६६ के भूकंप में ध्यस्त हो चुका था । इसलिए गुलाबचद ने वहा से 
थोडी ही दूर पर अपने परिवार के लिए एक नया मकान बनवा लिया था। उनकी 
१९६१२ में मृत्यू हुई ओर उनके उत्तराधिकारी उनके पुत्र--फतहचद और 
उदयचंद हुए । सरकार ने इस घराने की पुरानी पदवी को वरतसो बाद फिर 


४५१ 


जगत्सेठ 
स्वीकार कर लिया । इसछलिए बडे भाई फतहचद उस क्षेत्र से भी जगनसेद 
ही कहाने लगे । 


(२) 
जगत्सेठ-वश 


इंडियन हिस्टारिकल रेकड स कमीशन का पाचवा अधिवेशन १९२३ में 
कलकाते मे हुआ थ। । उसके लिए प्रसिद्ध जैन विद्वन्‌ और पुरातत्त्व-श्रेमी 
स्वर्गाय बाबू पूर्ण चन्द नाहर ने एक लेख अगरेजी में मुशिदाबाद के जगत्से्ठा 
की वशावली के सम्वन्ध में लिखा था । उसका साराग यह है -- 


“अप्रकाशित जैन लेखो और हस्तलिखित ग्रन्थी की खोज के दौरे में मुझे 
मुशिदावाद के जगतसेठों की वशावली का एक लिपिबद्ध वृत्त-न्त मिला । १९२१ 
में जब मेरी मि० लिटल से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे अपनी सगृहीत सामग्री के 
आधार पर जगत्सेठो का एक वशवृक्ष तैयार करने का अनुरोध किया। मि० लिट्ल 
उस समय इस परिवार का सच्चा और सविस्तर इतिहास लिखने की तैयारी 
कर रहे थे, और कुछ ही दिन पहके, इडिया आफिस के कागजात की छ,न-बीन' 
कर, इगलैण्ड से लौटे थे। मेने उनक अतरोध का सहषष पालन किया और 
अपनी जानकारी के अनुसार जगत्सेठो का एक वशवक्ष तेयार किया। मि० 
लिट्छ को वह और प्रचलित वश्ववक्षों की अपेक्षा अधिक पूर्ण और प्रामाणिक 
जँचा, और वह अपने ग्रन्थ में, जैसा कि उन्होने मुझे लिख भेजा, उसका 
सन्निवेश कर देने के इच्छुक थे। पर इसी बीच उनकी असामयिक मृत्यु हो 
गई और उनका विचार विचार ही रह गया। यही कारण है कि मुझे अपने 
अनुसन्धान का फल आज स्वतत्र रूप से प्रकाशित करना पडा। 

“जगतूसेठो की जाति जैन और कुल ओसवाल है । यहा उस कल का 
इतिहास देने के लिए स्थान नहीं है । उस पर एक खासी बडी पुस्तक लिखी 
जा सकती है, क्योकि वास्तव में वह मारवाड के कुछ क्षत्रिय कुछो का वैदिक धर्म 
परित्याग कर जैन धर्म मे दीक्षित होने का इतिहास है । यहा इतना ही कहना 


बप२ 


परिशिष्ठ 


बस होगा कि इस कूल के लोगो ने पहले पहल, जोबपुर राज्य के ओघिया 
नामवा स्थान में जैन धर्म की दीक्षा ली थी, और इसी कारण वें ओसवाल 
कहलाये । जगत्सेठो का गोत्र गेल्हड्ा है। कहा जाता है कि सोलहवी शताब्दी 
के प्रारम्भ में आचार्य जिन हससूरि ने गिरिधर सिह नामक एक गुहलोट« 
वशी राजपूत को जैन धर्म में दीक्षित विया। गिरिधर के पुत्र का नाम गेलाजी 
थ।, और उसी के सनय से इस वज्ञ का गोत्र गेल्हडा कहाने रगा । इस कुल के 
लोग जैन सम्प्रदाय के पाश्वनाथ गचछ के अनुयायी होते है । जगत्‌सेठों की 
वशावली में हमे सबसे पहले सिहराज का नाम मिलता हूँ । फिर अक्षयराज 
का, फिर करमचन्द का । करमचन्द के ही पुत्र हीरानन्द थे जो नागोर छोड़ 
कर पटने मे आ बसे । उनके सात पुत्र और एक कन्या थी। उनके पाचवे पुत्र 
सेठ मानिकचन्द की बडी स्त्री मानिक देवी की प्रेरण। से किसी कवि मे 
“ भूपाल चतुविशतिक” नामक काव्य की रचना की थी । उसकी एक सचित्र 
हस्तलिखित प्रति इस समय भी रह गई है और उसी के प्रशब्तिइलोक में 
हीरानन्द से लेकर उनके पौत्रों तक की सच्ची वशावली मिलती हैँ । उस 
'प्रति में किसी सन्‌-सम्वत्‌ का उल्लेख नहीं है, पर उसमें जो नाम दिये गये हैं 
वे व4क्रम के अनुसार है। यह बात उस हिन्दी पुस्तिका के सम्बन्ध में नही 
कही जा सकती जो उस धराने के पास चली आती हँ और जिसका अनुवाद 
मि० लिटल ने अपने छेख के अन्त में दिया है । जगत्‌पेठो की वशावली-विषयक 
कुछ बाते एक दूसरे हस्तलिखित ग्रन्थ में भी मिलती है। सम्पत्‌ १७७७ (सन्‌ 
१७२० ई०), फाज्गन कृष्ण >, शुक्रवार को इसकी रचना पूरी हुई थी, और 
यह ग्रन्थ भी उक्तत मारउिक देवी की ही प्रंरण। का फल थ।। मेर लेख का 
आध।र एक और ग्रन्थ है जिसे जगत्‌सेठ इन्द्रचन्द के किसी सम्बन्धी ने लिखा 
था, और जिसमें जगत्‌मठा के परिवार का सक्षिप्त विवरण सकलित हेूं। 
श्न्धथ नागरी लिपि में है और इसमें विक्रम-सम्गत्‌ के साथ हिजरी साल भी 
दिया हुआ हूँ। मुझे यह ग्रन्थ अपने स्वर्गंवासी पिता राय सिताबचन्द नाहर 
बहाउुर के करकमछा से प्र.प्त हुआ था। पर मेने उप्ते तो जगत्सेठ घराने 
को भेंट कर दिया और अपने पास उसकी नकल्‍रू रख ली। 


डपुरे 


जगत्सेठ 


“हन्टर ने अपने “स्टैटिस्टिकल एकोन्ट आत्र बगाल” (भाग ९, पृष्ठ २६४) 
में शुगोल्चन्द ओर होशियारूचन्द का नामोल्लेख किया है । पर यह ठीक नहीं हैं 
पारसनाथ पहाडी की मूर्तियों या पादुकाओ पर लुशालचन्द दिरानी का नाम खदा 
हुआ मिलता है । यह मादिक देवी के सगोत्री थे । हच्दर ने १८१६ के एक 
ऐसे लेख का जिक्र किया है जिसमे रूपचन्द जगत्‌सेठ का नाम दाता हैं। पर 
मुझे आज तक वह लेख कही देखने को न मिला। सच तो यह है कि पारशनाथ 
की किसी भी पादुकाया विव पर ऐसा कोई प्र.कृत या ससक्ृृत रूख अकित 
नहीं जिसमें किसी भी जगतृसेठ का नामोल्लेख हो । हा, महिमाएर में 
लगतूसेठो की ठाक्रबाडी में मुझे चादी की एक ऐसी मृति अवश्य मिली थी 
जिसके पोठ पर सेठ मान्किचन्द के साथ उनकी धर्मपत्नी मानिक देवी का 
नाम अकित था। यह रूख सयत्‌ १७७६ (सन्‌ १७१९ ई०) का है, ओर 
में इसे अपने “जैन लेख-सग्रह” मे प्रकाशित कर चुका हूँ। वहा इसका नम्पर 
७६ वा हैं । सवत्‌ १८३० (सन्‌ १७७४ ई०) के दो लेख और है, जिनके 
तम्बर क्रश ५९ और ६० हे । मुशिदाबाद जिले में जियागज से करीब एक 
मील उत्तर, कीरतबाग मन्दिर मे, काले पत्थर की दो भव्य और विशाल मृतिया 
है; और इन लेखों के मूल उन्ही के पीठी पर अकित हे। दोनो ही लेखों में 
गेल्हड। गोत्र के जगत्से8 फतहचन्द, उनके पुत्र सेठ आनन्दचन्द और उनकी 
पुत्री अजबो बाई का नामोल्लेख मिलता है। उनसे यह भी ज्ञात होता हैं 
कि अजबों बाई का विवाह कमलनथन के पुत्र उदयचन्द से हुआ था, जिनका 
गोत्र गाधी था। कीरतबाग मन्दिर में ही दो लेख और मिले, जिनके नम्बर 
६१ और ६२ है। इसमे केवछू कमलनयन, उदयचन्द और अजबो बाई का 
नामोल्लेख है । इसी साल का एक और महत्वपूर्ण रूख है, जिसने मेरे ग्रन्थ में 
२६० वा नम्बर पाया हैँ। इसका मूल राजगृह के एक मन्दिर में पादुका पर 
अकित है । उसमें इस परिवार के गोत्र के साथ जगत्सेठ फतहचन्द, उनके पुत्र 
आनन्दचन्द, उन्तके पौन्र महताबराय और उनकी स्त्री श्गार देवी के नाम 
पाये जाते हैं। सम्बतू १८११ (सन्‌ १७५४ ई०) का एक और लेख है (न० 
८६) जिसमें काशी के स्वर्गंवासी राजा शिवप्रसाद सितारएहिन्द के पूर्वज 


डरण४ 


परिशिष्ठ 
नभाचन्द, अमरचन्द और मुहकम सिंह की नामावली मिलती है । समाचन्द आगरे 
के शय उदयचन्द के पृत्र थे और प्रथम जगत्‌सेठ फतहचन्द के सगे भाई” 
(्‌ः 
उपयुक्त लेख 
नत्ू० ७६ 
स० १७७६ वेधाख गुबल ५ तिथो। ओसवाल वशीय श्रेष्ठ श्री माणिकचद 
यी स्वधर्ग पत्नी साणिक देवी प्रतिष्ठित श्रीमत्‌ चतुविद्यति जिन ब्बि चिर 
जयतात्‌। श्लेयोस्तु। भद्र भवतु । 
नच्‌ू० ५१ 
प्रथम पव्ित---श्री स० १८३० माघ शवक्त ५ चन्द्रे श्री पाश्वेचतद्र गच्छे 
श्री हर्षचदजी नित्यचन्द्रजीन्‍्कानामृपदशन 
द्वितीय पवित--भोसवर्श गाधी गोत्रे साहजी श्री कमल नयन जी तत्पुर 
सा० उदयचन्द्रजी तत्थर्मपत्नी तथ। ओस व० गहलड। गोत्रे जगर्सेठजी श्री 
फर्नचन्द्र जी तत्पुत्न सेठ आ 





तृतीय पक्ति--णन्द चन्द्र जी तत्पुत्नी बाइ अजबोजी श्री मत्पार्वेंनाथ 
बिब कारापित। प्रतिप्ठित च बि० सूरिभि श्री भनुचद्वेणीत आचद्रार्कच्िर 
नन्दतात्‌ भद्र भूयाच्च श्रिय । 


लूछ 50 


प्रथम पतित--श्री स० १८३० माघ शुवत्व ५ चन्दे श्री पाश्वंचद्र गच्छे 
श्री हर्पचद्र जी नित्यचन्द्रजीत्कानामपर्देशेन 

द्वितीय पक्ति--ओस व० गांधी गोने सा० श्री कमलतयन तत्पुत्र सा० 
उदयचन्द्र जी तन्‍्धमंपतनी तथा ओस बच्चें गहलड। गोत्र 

तृतीय परव्ित--जगत्सेठ श्री फर्तेचन्द्र जी तत्पुत्न सेठ आनन्दचन्द्रजी तत्पुष्री' 
बाद अजबोणजी श्री वासुपृण्य बिब कारापित प्र० सूरि श्री भ.नुचर्रणेति भूया- 
च्छिव सदा । 


जगतमेठ 
न० ६१ 
प्रथम पक्ति--स ० १८३० वर्ष माघ शुक्ल ५ चन्द्रवासरे ओस बशे गाधी 
गोत्रे सा० श्री कमय नपनर्जी तन्पृन्न सता ० 
द्वितीय पक्ति--उदयचन्द जी ठदुभ या बाइ जजवोजीकंत श्री प्रथम आर्य 
दिल्न गणघर पादुका कारापित । 


हु 


| 


तृ० 

प्रथम पद्ित---स ० १८३० वर्षे माघ शुक्क ५ सोम गाधी गोत्रे सा० थी 
कमल नयन जी तत्पुत्र सा ० 

द्वितीय पवित--श्री उदयचन्द्र जी तत्थर्मपत्नी बाइ अजबोजीकेन श्री 
वासुपूज्य प्रथम सुभूम गणधर 

तृतीय पक्ति--पादुका कारापित। 

न० २६० 

प्रथम पविति--श्री सम्बत्‌ १८३० माघ शुवकू ५ चन्द्रे ओस वश गहलडा 
गोत्रे जगत्सेठजी श्री फतेचदजी तत्पुञ्न सेठ आणद चन्दजी तत्पृन्न जगत्सेठ 

द्वितीय पवित--जी श्री महताब राय जी तद्धर्मंपत्नी जगत्सेठ णी जी श्री 


श्यगार देवी श्री मदेकादश गणघर पादुदा कारापित। स्थ ० राजगृह नगरोपरि 
वैभार गिरौ। 


तृ० ८६ 


जो भगवते नम । सम्वत्‌ >ठारह से ग्यारह (१८११) कृष्ण द्वादप्ती 
भूगु वैशाख। ओसवाल कुल गोत्र गोखरू श्री मज्जैन धर्म की साख | सभाचन्द 
के अमरचन्द सुत जिन सुत मुहकप्त सिंह सुनाम। तिनके धाम राग्रमन्दिर यह 
भ,गीरथी तीर विश्वाम । 


४५६ 


( ३) 
राजा रिवप्रसाद सितारणहिंद का वंश-परिचय 


“भाप कच्पसत्र ' नाम की पुस्तक १८८७ में लखनऊ के मुशी नवकूकिशोर 
प्रेस से छप कर प्रकाशित हुई थी । उसकी भूमिका मे राजा शिवप्रसाद सितारए 
हिन्द ने कुछ बयान अपने ख तदान का और कारण इस ग्रन्थ के छपने का 
दिया है । राजा शिवप्रदाद का वश वही है जिसमें पहले जगत्सेठ का जन्म 
हुआ था। उबत भूमिका यहा ज्यों की त्यो उद्धत की जाती हैं--- 


“पुराने कागजों से मालम होत। ह कि' जयपुर की अमलदारी में रणथभौर 
को बीच जो एक बडा मशहूर किल्श है (वहा ?) सवत्‌ १०४५ के दर्भमियान परमार 
वशी शाखेइ्वरी श्रप्ठि घाधक हुआ । उसके कोई लड़का न थ,। जैन धर्म 
पालक पूज्य श्री जयप्रभूसूरि गुरु के प्रतिबोध से अछुप्ता देवी की आराधना 
की । देवी ने स्वप्न में वर दिया । देवी के हस्तपुट में पत्रपुष्प और गोखरू था, 
इसी से जब लडका हुआ उसका नाम गोखरू रकक्‍ख, और उसी से गोंखरू 
गोत्र चला। सम्बत्‌ १०९१ में देहरा बनाया, जयप्रभुसूरि ने प्रतिष्ठ। कराई, 
थी शत्रुझ्जय का सघ निकाला | उसका लडका धर्मण, उसका कमंण, उसका पुहपा, 
उसका भग्गा, उसका अवका, उसका तोला, उसका मेहका, उसका हीरा, उसका 
संघा, उसका भाण।। जब सम्बत्‌ १३३५ में सुलतान अलाउद्दीन खिलजी ने 
रणथभौर का किला तोड , भ/ण। अपने लडके नायक समेत बादशाह के साथ 
चयानेर चछा आया । नायक का बेटा खीमा, उसका जयवन्त, उसका बीरा, 
उसका गोरा सवत्‌ १४८५ में अहमदाबाद में आ बसा। उसका बेटा अभयड, 
उसका बासा, उसका वबस्ता, उसका बहला, उसका शिवसी, उसका कर्मसी, उसका 
राका, उसका श्रीवन्त, उसका पदमसी। सम्वत्‌ १६८४ में पदमसी साह 
खभात में आ बसा। वहा उसने श्री कल्याणशागर सूरि से श्री पाश्वेनाथ 
इवामी का स्फा कमय विम्ब प्रतिप्ठित कराया, पाच सोने के कल्पसूत्र और 
चार मोती के पूठे भेंट किये, श्री गत्रुजय का संघ निकाला, पुस्तक-भडार भरा। 


“उसके दो बेटे थे, श्रीपति और अमरदत्त। अमरदत्त ने माहजहा बादश)7% 
को एक ऐसा हीरा नजर किया कि बादशाह ने प्रसन्न होकर राह की पदवी 
बर्शी और दिल्‍ली ले गया । उसके दो लठके हुए, राइ उदयचन्द और केशरी 
सिंह। राइ उदयचन्द के चार लडके--राइ जगत्‌मित्रसेन, सभाचन्द, फतहाचन्द 
और राय सिह। फतहचन्द ने कहतूसाली में गत्ला सस्ता करने के कारण 
मृहम्मदशाह से जगतसेठ की पदवी पाई, ठेकिन अपने बहु-बेठे समेत मुणिदा- 
बाद में, अपने मामू सेठ माणिकचन्द, नागौर वाले हीरानन्द साह के बेटे की गोद 
जा बैंठे। हीरानन्द साह की बेटी धनबाई राइ उदयचन्द को ब्याही थी। राइ 
सभाचन्द के राइ अमरचन्द, और राइ अमरचन्द के राइ महकम सिह और राजा 
डालचन्द | 


“नादिरशाही मे॑ घर क दो आदमी कतल होने के कारण राइ मुहकम सिंह 
और राजा डालचन्द दिल्‍ली छोडकर मुशिदाबाद आ बसे। निदान शाहजहा 
से ले कर मुहम्मदशाह तक, बल्कि नाम को शाह आलम और नव्वाब वजीर 
आसफुद्दौील् तक, बादशाही जवाहिरख ने की मुकीमी तो ख नदानी उहंदा रहा, 
लेकिन और भी बहुत से काम भाई, बेट, भतीजो के सुपूर्द थे। कोई मसबदार था, 
कोई सूबो की साइर का इजारदार थ।। कीठिया जा बजा जारी थी; खजाने 
हाथ में थे, चैन से गुजरती थी, धन दौलत रखने की मानों जगह बाकी न 
रही थी। 

“इस' असे भें बगाल के सूबेदार नव्वाब नाजिम कासिम अली खा ने 
जुल्म पर कमर बाधी । रअय्यत तग आई । जनाने में हरदम खौफ लगा रहता 
था कि नव्वाब बेइज्जत कर डाले । नाचार अगरेजो से जा मिले। रुपये को 
मदद दी, नव्वाब पर चढा लाये । नव्वाब को खबर हो गई। राइ मुहवाम 
सिह का परलछोक हो चुका था। राजा डालचन्द और जगत्सेठ फतहचन्द के 
पोते जगतसे 5 महताब राय को पकड मगाया और कैद किया। घर में सलाह 
हुई कि राजा डालचन्द अपने बाप के अकेले हे और जगत॒सेठ फंतहचन्द की 
औलाद बहुत । पस, पहरेवालो को मिलाकर राजा डालचन्द के बदले जगतसेठ 
महताब राय के चचेरें भाई सरूपचन्द तो बौदखाने मे चछे आये। (व्या समय 
४५८ 


परिशिष्ड 


था |) और राजा डालचन्द वहा से भाग कर बनारस में नव्वाब वजीर सबेदार 
अवध की हिमायत में आ बसे । कासिम अली खा इतना ही जानता था कि दो 
भाई जगत्सेठ कैद है । जब भागा तो दोनों को साथ ले लिया, मुगेर पहुँच कर 
पीरो से मार डाला । चुन्नी नाम एक खिदमतगार साथ था | जुदा होने को बहुत 
समझाया, न माता । जब नव्वाब तीर मारता थ , सामने आ खड। हो जाता 
था--मानो दोनो भ.इयो की ढ,छ वनता थ। । जब चुन्नी मर कर गिर लिया 
है तब दोनो भाइयों के तीर लगा है (कैसे नौकर थे! )। हमारी दादी कहती 
थी कि उस काल जनाने मे सब छोग बारूत बिछ, कर बैठते थे कि जो नव्वाब 
के आदमी बेइज्जत करने आवे, आग लगा कर उड जावे । परन्तु भगवान की 
कृपा से जत्द ही शहर में अगरेजों की डौडी पिटी | लोगो के जी मे जी आया, 
सूखा धात फिर लूहलहाया । 


“यह राजा डालचन्द हमारे घराने के मानों भूषण हो गये । 
अजब पुरुष थे । तत्त्वज्ञन और योगाभ्यास के प्रभाव से कहते 
है कि उनके पाव के नीचे चीटो नहीं मरती थी ! खेचरो सिद्ध हुई थी, 
जिप्हा भूकुटो के मध्य तक पहुँचती थी। आसनादिक और धोती नेती 
वजीली की क्या बात है, सब सिद्ध थी और खेचरी ही मुद्रा कर के देहत्याग 
किया । सस्कृृत, पारसी, अरबी, बगला, वृजभ,ष। अच्छी तरह जानते थे; 
ज्योतिप और वेद्यक में भी निपुण थे। बहुतेरे ग्रन्थ नय्रे रचे, बहुतेर तर्जूमा अर्थात्‌ 
भाष।न्तर हुए । हाथी घोड़े की सवारी, लकडी, बाक, पटा, तीरदाजी, गाता- 
बजाना, तैरना सब मे पूरे थे । घडीसाज की क्रिया, बढई की, सुनार की, लह्ठार 
की, जडिये की, पटुए की, बेगडी की, दर्जी की, जर्दोज की, मुलम्मेसाज की, 
मुसव्विर की सारी क्रिया अपने हाथ से कर सकते थे । और फिर वैसे ही 
उदार और सूर भी थे । जिस समय राजा चेत सिह और वारन हेस्टिग्ज का 
बखेडा हुआ, नव्वाब इब्राहीस अली खा ने कहला भेजा कि हम वारन हेस्टिग्ज 
की रिफ,कत के बाइस नाहक मारे जात है। उसी दम जनानी डोली भेज कर 
चुपचाप बुलवा लिया और अपने मवपन में छुपा रख।। ऐसे समय में कौर 
किसके साथ दोस्ती निभाता है और साहस करके अपनी जान खतर मे डालता है ? 


४५९ 


जगतसेट 


“उनके बेटे राजा उत्तमचन्द१ ने जिन्होंने लवनऊ वाले राजा बछराज की वेडी 
व्याही थी, पुत्रहीन होने के कारण अपनी बहिन बीबी रत्नकुअर के वेट बाबू 
गोपोचन्द को गोद लिया । ओर उन्ही के बेटे राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द 
ने अपने दोनों पुत्र कृवर सबच्चित्पसाद ओर कुवर आनन्दप्रसाद की बहुए 
और अपनी बहिन बीबी गोविन्द कृवर की खातिर, जो जेन धर्म की निरन्तर 
अवलम्बी हे, इस ग्रन्थ को कि जब से राजा डालवन्द ने भाषा में बनवाया 
एक ही प्रति घर में रहा था, उद्धार करके अर्थात्‌ छपवा के अमर किया । 
जो पढे सुने, दया करके असीस दे कि धर्म में रति रहे, परलोक सुधर और 
कबुद्धि कभी पास ने फटकने पात्रे। शुभ भयात्‌ ।” 


( ४) 
मानिकचंद के भाई 


इस' पुस्तक का विषय मानिकचन्द और उनके वशजो का ही वत्तन्‍्त है । 
पर हम देख चुके हे कि हीरानन्द साह के छ और पुत्र थे, जिनमे (समवत.) चार 


* बाबू श्याम सुदर दास ने राजा शिव प्रसाद सितारएहिद को बाबू गोपीवद 
का पुत्र और राजा डालचद का पौत्र बताया है (पृष्ठ १८२-८३ )। यह 
भूल जान पडतो हैँ। राजा बच्छराज के सबन्ध में द्रध्टव्य पुप्ठ ४६७ । 

ह यह सवत्‌ १८३८ को बात हूँ । भाषान्तरकार कोई रामचन्द नामक 
कवि थे । कल्पतूत्र का मूल प्राकृत तरणी मे था, और राजा डालचन्द के 
कहने से हो कवि रामचन्द ने उसका “भाजा” में अनुवाद किया। अपने 
आश्रयदाता के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है :-- 

४, ,,. -«-जित जन कुल परसत, गोत्र गोखरू जुनमत ओस-बस-अववस। 
सभाचत्द नररायके अमरचन्द वरगाय, तिनके सुत्र कुलचन्द नुप डालचन्द 
सुखदाय । सुधराई के सूघर अरु सौहृद सुहद्‌ सुवान, सूभ सौभाग्य सुभाग्य 
अद्द सुठ सौजन्य सुजात । गुतगाहक गुनवान पै निरग न ग्यान निवान, समी दमी 
लिथमी यभों हमी तमी अ्रमभात । 


४४६० 


परिश्ििष्ठ 

मानिक चन्द से बड़े थे । आपस में बंठटवारा हो जाने पर त्र कहा गये और वया 
करने लगे ? इतिहास में इस प्रइन का सन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता। हा, 
यह किवदन्ती चली जाती है कि उनकी भी उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों 
में---बगाल के बाहर--कोठिया थी ओर उनका कार-बार भी काफी बढः- 
चढ। थ।। 

मि० लिटल ने अपने जगत्‌मेठ-सबंधी लेख में उनको अस्तित्व पर कुछ 
प्रकाश डालने की चेष्टा की है । जान पडता हैँ कि एक विद्ेष अवसर पर 
कंपनी के कम चारियो को मानिकचन्द के भाई-भतीजे से कूछ काम पड गया। 
भतीजे से काम पडा इस बात का एतिहासिक आधार हैं, पर भाई से काम 
पड़ा यह मि० लिट्ल का अनुमान-मात्र है । 

जो हो, मि० लिट्छ की बात सू तने लायक हूँ -- 


“9७१५ में जब जान सरमन कलकते से रवाना होने लगा तब कौंसिल ने 
उसे दिल्‍छी के दो महाजनों के नाम चिटिठया दे कर कहा कि रुपये की 
जरूरत हो तो इनसे कर्ज ले लेना। एक चिंटूठी लालविहारी सेठ के त्ाम थी, 
दूसरी जुगलकिशोर सेठ के नाम । पर इनसे कुछ काम न चल्ग। २० जुलाई 
१७१५ को सरमन लिखता हँ-- रुपया कही न मिला। ल्यलबिहारी तो 
देने से साफ इनकार करता है या देगा भी तो बडे कडे सूद पर। जुगलकिशोर 
इस समय आभागरे मे है। उसे इस विषय में पत्र लिख भेजा है, १र सफलता 
की आशा कम है । कौसिल दूसरे सहाजनों के नाम चिट्ठिया भेज कर यह 
समस्या हल कर सकती है।” कलकत्ते से पत्रद्व/रा दूसरी व्यवस्था की गई।॥। 
सरमन ने कपनी के 'प्रेसिडेन्ट और कोसिल" पर हुडी कर “गूलारूचन्द 
साह की कोठी से रुपया लिया । ६ अवटूबर को वह कौसिल को लिखता है 
कि गुलालचन्द साह का गुमाइता कह रहा था कि कौसिल ने हुडी सकार तो ही, 
पर उसका भूगतान अभी तक नहीं किया है। सरसमन को ९ अप्रैल १७१७ को 
फिर रुपये की जरूरत पठी । इस बार उसने २५,००० ) की हुडी कर काम 
नलाया। 'उस हुडी के सजमू न से जान पडता हैँ कि इस बार जान सरमन ने 
रुपया किशोरी किशनचन्द क॑ गूमाइते से लिया । 


४६१ 


जगत्सेठ 


“५ जुलाई को सरमन दो हुडिया करता हैँ एक १२,००० ) की, दूसरी 
१३,००० ) की । रुपये देने वाले थे दिल्‍ली के ' किशोरी किशानचन्द'' के गुमाछ्ते | 
पर इसके बाद की एक चिट्ठी मे, सरमन इन हुडियो का जिक्र करता हुआ 
लिखता है कि यह रकम गुलालचन्द साह की कोठी से ली गई है।” क्‍या 
सरमन से यहा कोई भूल हो गई हैँ ” या क्‍या एक ही कोठी दो नामों से 
चठती यी और गुलालचन्द साह” तथा ''किगोरी किशनचन्द ' मे कुछ भी फर्क 
न थ। ? बात चाहे हो, हम इतना जानते हे कि ये हुडिया किसी न किसी 
प्रकार गरालचन्द साह के हाथ मे आईं और उनके द्व।रा मानिकचन्द की 
कोठो को बंच दी गई । गुलालूचन्द साह ने खद पटने में सरमन से शिक्कायत 
की कि सुनने में आया हैकि कपनी ने हुडियो के रुपये देने में सैकड़े २) 
बट्टा काट लिया है। उन्होने सरमन से कहा कि मानिकचन्द की कलकत्तें की 
कोठी से पक्‍की खबर मगा दो कि हुडियो का पूरा पूरा भगतान हुआ 
या नहीं।' 

 सरमन अपने एक पत्र मे कौसिल को सूचित करता है कि हमने मित्तरसेव 
को दिल्‍ली मे कपनी का गुमाश्ता मुकर्रर किया है । वह यह भी लिखता है 
कि मित्तरसेन का छ महीने का वेतन हम गृलालूचन्द साह की कोठी में 
जमा करा आपे हूं, और उसके नाम की सारी चिट्ठिया गुलारूचन्द साह की 
कोठी के पते पर जानी चाहिए”। पर दूतदल की डायरी मे यह प्रस्ताव मिलता 
हैँ कि “मित्तरसेन को प्रति मास १०० ) देने के लिए मि० जान सरमन 
मुरलीधर के पास ६०० ) जमा करा दे ।” अर्थात्‌ रुपया तो “किशोरी किशनचन्द” 
की कोठी में जमा कराना निश्चित हुआ, पर कौसिल को लिखा गया 
कि “गुलालचन्द साह” की गद्दी मे जमा कराया गया है। 


'आगरे में दूतदल ने खुद “किशोरी किशनचन्द” से रुपयो लिये, कोडा 
जहानाबाद में उनके गुमाश्तो से। पर एक चिट॒ठी जो कलकत्ते भेजनी थी और 
एक लगडा ऊठ जिसे बेच देना था “गुल्ललचन्द साह” के गमाइतो को सौपे गय। 


इलाहाबाद में सरमन ने किशोरी किशनचन्द” से फिर रुपये लिये। बनारस में 
उस कर्ज छूने की जरूरत न पडी। 


४६२ 


परिश्िष्ठ 


“इस विवरण से पता चलता हे कि उत्त समय उत्तर भारत में एक बह्टी 
कोठो थी, जिसका कार-बार पटने से आगर तक फैला हुआ था। पटना सनवत्त' 
काय्य॑-केन्द्र थ. और वहा का काम-काज गूलालयन्द साह देखते थे। आगरे 
में प्रधनन शाखा थी और वह किशोरी किशनवन्द की देख-रेख में थी। इन 
स्थानों के बीच में भी इस घराने की कितनी ही शात्ा-प्रशाखाये धी। 


“क्या इस घराने का मुशिदावाद के सेठ घराने से कोई सम्बंध था ? 


“इस प्रदइन का उत्तर देते समय एक कठिनाई उपस्थित होती है । 
ही रानन्द साह के किसी भी पुत्र का नाम गुलारूचन्द साह न था। पर बहुत 
सभव है नाम वास्तव में गुजाबचन्द साह था, सिर्फ किसी कातिब की गलती 
से 'ब' की जगह ल' लिख, गया, और परवर्ती इतिहासकार आख मद कर वही 
गलती दोहराते गये । हम देख चुके हे कि दिल्‍ली के जिन महाजनों के नाम 
कोसिल ने शुरू में चिट्ठिया दी थी उनमे से विस्ी ने सरमन को रुपया न दिया। 
जान पइता है, ऐसी अवस्था में कौसिल ने मानिकवन्द से सहायता मांगी 
और मानिकचन्द ने अपने भाई की कोठी का नाम बता दिया । 


'पित्तसेत कौन था? अवश्य ही यह शब्द मित्रसेन का अपभ्र शा है । 
इतिहास से जात होता है कि राय मित्रसेत मानिकचन्द के दत्तकपुत्र फतहचन्द का 
बडा भाई था, और वह १७३९ के कत्ठे आम में मारा गया था । 

“यह तो मानी हुई बात है कि मानिकचन्द के और भाई भी उत्तर भारत 
के जहा-तहा व्यवसाय करते थे । यहा केवल यही सिद्ध करने की चेष्टा की 
गई है कि कपनी के दूतदल को जिस कोठी से लेन-देत का काम पडा था वह 
मानिकचन्द के भाई गुलाबचन्द की ही कोठी थी।” 


मि० लिट्ल का विचार हैँ कि सरमन की डायरी में जहा गुलालूचन्द साह' 
आया हैं वहाँ वास्तव में गुल्लाबचन्द साह' होना चाहिए था और इसी से वह 
अनुमान करते हे कि यह नाम मानिकचन्द के भाई का ही था। यहा यह कह 
देना आवश्यक है कि गुरबचन्द! नाम भि० लिट्छ की दी हुई वशावली में 
मिलता हे । बाब पूर्णचन्द नाहर ने जो वशावल्ली दी है उसमे मानिकचन्द के 


४६३ 


जगत्‌सेठ 

भाई का नाम 'गुलालचन्द' मिलता है । इससे मि० लिटूल के अनुमान वर 
पृष्टि ही होती है। हा, 'मित्तरसेन' को जो उत्होंने फतह्घन्द का बडा भाई 
(मित्रसेन) मान छिया है यह आपत्तिजनक जान पडता है । वया उस घराने 
की अवस्था इतनी दीन-हीन हो गई थी कि मित्रसेन को सो रुपये पर अगरेजों 
का गुमाइता होना स्वीकार करना पडा थ। ” 

१७३५ के लगभग हम मानिकचन्द के भतीजे छालजी को मृत्निदाबाद में 
पाते है । लालजी के पिता का ताम सदानन्द था, और उनके मुनिदाबाद आने 
का कारण ईस्ट इडिया कपनी से लेन-देन-संबंधी झगड़ा थ।। हम देख चुके 
है कि जान सरमन की अध्यक्षता में जो दूतदछ दिल्‍ली भेजा गया थ। उसके 
साथ ख्वाजा सरहाद नामक अ स्मनी व्यापारी नी था। सरहाद को उस यात्रा में 
कुछ रुपये की जरूरत पडी और उसने कपनी से अपना सम्बन्ध बता कर सदाननन्‍्द 
से कर्ज ले लिया। यह रुपया उसने कभी अदा नहीं किया । इसका कारण 
यह था कि कपनी से उसे जो रकम मिलनी चाहिए थी वह उसे मिल्ती न थी। 
१७३४ के करीब वह दुनिया से चल बसा। सदानन्द को मालम था कि 
उसका पावना कपनी के जिम्मे था और उसने दिल्‍ली दरबार में दर्खास्त 
की कि हमे अगरेजो से रुपया दिला दिया जाय। वहा से नवाब को हुक्म हुआ 
कि अगरेजो से सरहाद का पावरा अदा करा दो। कुछ समय बाद छालजी स्वय 
मुशिदाबाद गये और अपने रुपये का कपनी से तकाजा कराने रूगे । 


फतहचन्द ने स्वभावत अपने भतीजे का पक्ष लिया और चेष्टा करने रूप 
कि उनका रुपया वसूल हो जाय। हाजी अहमद भी हर तरह उनकी मदद 
करने को तैयार था । अगरेजो ने लिखा कि हाजी “फतहचन्द को खुश करने 
के लिए” लालजी को रुपया दिलाना चाहता है । पहले उन्हे रुपया देने की बात 
मजूर नही हुईें। उनका कहना था कि रवाजा सरहाद के जिम्में कपनी का ही 
बहुत कुछ पावना रह गया था, वे छाछूजी का कर्ज कैसे और कहा से चुकाते ” 
पर अगरेजों को यह बात स्वीकार करनी पडी कि सरहाद उनसे दसाम पाने 
वा हकदार था, और वह रुपया उसे मिला न था। थन्‍्त में कांसिल नें 
कासिमबाजार के प्रधान को लिखा कि जिन शर्तो पर मनातिब समझो 


४६४ 


परिशिष्ट 


फतहचन्द से यह मामझा ते कर लो । हा, यह ध्यान रहे कि जो रुपया दिया 
जाय उसके विषय में छोग यह न समझ ले कि यह लालजी के पावने में दिया 
गया, बल्कि सब यही समझें कि अगरेजो ने यह रकम सिर्फ फतहचन्द को खुश 
क्षरने के लिए दी है।” कासिमबाजार के कर्मचारियों ने अपने वकील को 
फतहचन्द के पास भेजकर उनके मन की थाह लेनी चाही। उसे आदेश या 
कि “अपनी ओर से पहले कुछ मत कहना। सिर्फ लालजी के मामले का जिक्र 
छेडकर यह अन्दाज लेना कि फतहचन्द कितने से सन्तुष्ट होगे । हा, उनसे 
इतना कह देना कि कपनी छालजी की माग को जायज नहीं मानती ; वह कुछ 
देकर झगडा निबटान को तैयार हूँ तो सिर्फ आपको खुश करने के लिए। 
वकील फतहूचन्द से दो बार मिला । दूसरी बार फतहचन्द के साथ लालजी भी 
मौजूद थे । 'लालजी ने कहा कि मिलती तो हमें प्री रकम चाहिए, पर 
मामला ते करने के लिए हम दो-तीन हजार कम ले लेने को भी तैयार है ।” 
इस पर फतहचन्द बोले कि अगरेज ऐसी छोटी रकम के लिए इतने दिनो 
तक अपनी बात पर न जड़े रहते और उन्होंने लालजी को समझा-बुझा कर 
कहा कि अपनी माग और कम करो | लालजी ने मुश्किक से १५ हजार रुपया 
लेना मजूर किया और अपना अन्तिम प्रस्ताव कर वहा से उठ कर चल 
दिया। फतहचन्द ने हमारे वकील से कहा कि तुम दो-तीन रोज ठहरो, तब 
तुम्हारा काम होगा। इससे आशा होती है कि मामला १५ हजार से कम में ही 
ते हो जायगा। यही हुआ। कुछ ही दिन बाद फतहचन्द ने अगरेजो के वकील 
को बुल्वाक र कहा कि छालजी १० हजार पर उतर आगे हे, अब तुम मामला ते 
कर लेने में देर न करो। कासिमवाजार वालो ने कौसिल को लिध्ा--और 
कछ कम होने की कोई आशा न देख हमने अपने वकीछकू को आज्ञा दी कि 
फतहचन्द की बात मजूर कर लो। हमें कुछ करीब १२ हजार रुपये देने पड़े--- १० 
हजार छालजी साह को और २ हजार उसके कुछ मित्रों को, जिनकी कूछ भेंठ 
करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अगर वे हमारी मदद न करते तो 
मामला इत ने पर हो ते न होता।” 


४६५ 
जू० ३० 


जगतसेंठ 

पृष्ठ १७१ पर इस बात का उल्लेख हो चुका है कि जिस समय सरमन 
को पटने में अपनी यात्रा स्थगित कर देनी पड़ी थो उस' समय फतहचन्द के 
साथ लालजो वही उपस्थित थे और दोनो ने उमे कुछ और सियरही साथ 
लेकर है|! आगे बढने की सलाह दी थी । 


परिशिष्ट 
( ६) 
हालवंल 


जान नेफानिया हालवेल अठारहवी शताब्दी के मध्यभाग में ईस्ट इंडिया 
कंपनी का एक साधारण कर्मचारी था। सिराजुद्दौला के राज्यकाल में, और 
ससके बाद, चलने वाले घटनाचक्र ने उसे कही से कही पहुँचा दिया और 
क्लाइव के प्रस्थान करने पर वह कुछ दिनो के लिए कलकत्ते का गवनेर भी 
हो गया । उसमें लिखने-पढ़ने की योग्यता देश-काल के लिहाज से अच्छी थी, 
पर उसका नैतिक स्तर उस समय भी बहुत नीचा समझा जाता था। 


जब सिराजुद्दैल्ञा ने फोर्ट विछियम पर घेरा डाला तब अधिकाश भअगरेंज 
तो जात बचाने के लिए जलमार्ग से निकल भागे, पर जो थोडे से छोग न॑ भाग 
सके उनमे यह हालवेल भी एक था । उसके साथियों में भी अधिकाश्न तो 
मारे गये पर हालवेल किसी प्रकार बच गया | कुछ समय बाद उसने “काल- 
कोठरी ” की कहानी गढ कर कपनी के सचालकों के सामने रखी और अपने 
लिए सहानुभूति सदभाव और पुरस्कार के अतिरिक्‍त, प्रसिद्धि भी प्राप्त कर 
ली। पलासी का युद्ध समाप्त हो चुका था, राज्यक्राति के फलस्वरूप बगाल 
के असली शासक अगरेज हो चुके थे। उनकी दुष्टि से इस प्रकार का प्रचार 
अत्यन्त आवश्यक था कि क्लाइव ने सिराजुद्दोला के साथ जो कुछ किया 
था वह प्रतिशोव-मात्र था--अगर इसकी पैशाचिकता “कालकोठरी ” में अपनी 
चरमसीमा को न पहुँच गई होती तो अगरेजो ने मीर जाफर से मिलकर जो 
कुछ किया वह समवत उन्हें न करना पडता । पर ढोछ की पोल खुल चुको 
है---मि ० लिट्ल, डा० भोलानाथ चढद्र, श्री अक्षय कुमार मित्र, सईद अमीन 
अहमद आदि की गवेषणा के फलस्वरूप यह प्रमाणित हो चुका है कि कालकोठरो 
की कहानी निराधार थी और जिन १२३ व्यक्तियों के विषय में हालवेल ने 
लिखा कि वे २० जून, १७५६ को उम्रमें दम घुट जाने से मर मिदे थे वे 
या तो उस समय किे में थे ही नहीं या थे भी तो नवाब से होने वाली लंडाई 
म मारे गये थे। सारी कहानी झूठी साबित हो चुकों हे--हछार्ड कर्जन के 


४६९ 


अशंतसेठ 


बनवाये हुए स्मारक का भी मूलोच्छेद हो चुआ है--पर कुछ इतिहास'-ग्रथ उस 
बात को दोहराते ही जा रहे हे ! 

प्रीत्साहन मिलने पर हालवेल ने इससे भी व्यापक क्षेत्र मे प्रवेश किया 
और प्रामाणिकता को ताक पर रख, भारतवर्ष के प्राचीन और मध्यकालीन” 
इतिहास के सम्बन्ध मे भी, कितनी ही ऐसी निराधार बाते लिख डाली जिनका' 
उद्भावक या तो वह स्वयं आप था या उसका कोई खानसामा या बावर्ची। 
एसे सफेद झूठों के प्रचार की दुष्टि से वह समय उसके अनकूल था। वह 
जानता था कि इस देश में या अन्यत्र अगरेजी पढें-लिखे लोगो में, ऐसी बातो 
की जानकारी नही के बराबर थी--विद्वत्समाज मे भी खोदे सिक्‍फ्रे की पहचान 
असभव थी। 

सरफराज खा और फतहचन्द के सम्बन्ध-विच्छेद का कारण बताते हुए 
कुछ अगरेज इतिहासकारो ने हालवेल की बात को ही दोहराया हैं । हालवेल 
की इस बात की पुष्टि किसी समसामयिक फारसी इतिहास-ग्रथ से नही 
होती। 'मृताखरीन” और “रियाजुस्सछातीन” ने सरफराज खा के चारत्र 
के सम्बन्ध मे जो कुछ लिखा है वह यथास्थान उद्धृत हो चुका है। इनके 
अछावा एक और लेखक यूसुफ अली खा का भी मत उद्धृत कर देने 
लायक है । वह लिखता हूँ --सरफराज' खा का चरित्र अत्यन्त विशुद्ध और 
अनुकरणीय था । जीवन के वसन्तकाल में उसे राज्याधिकार मिला था और 
सुख-समृद्धि से वहूं दिनरात घिरा रहता था। पर सत्य के अनुरोध से मुझे 
यह कहना पड़ता है कि ऐसे वातावरण में भी सरफराज खा इन्द्रियलोलप न 
निकला। शासन तो उसने थोड़े ही काल तक किया पर में प्राय. बराबर 
उसके साथ था, और में कह सकता हूँ कि मेते कभी किसी बुरे कार्य की ओर 
उसकी प्रवृत्ति न देखी । हा, यह सच है किन तो वह राजनीति जानता था, 
ने संसार को प्रसन्न रखने की विद्या ही । नतीजा यह हुआ कि दुश्मनों की 
चालबाजी उसे चाट गईं।” 

यहा यह बात ध्यान में रखने की है कि जिन मुसलमान लेखको ने 
सरफराज खां को सदाचारी बताया हँ---और उनमे कुछ उसके विपक्षी भी' 


है 4५ 


परिशिष्ट 


थे--उन्होंने ही डके की चोट कहा है कि शुजाउद्दौछा परले सिरे का कामुक 
था। कोई कारण नही जान पड़ता कि पिता के चरित-सबधी दोष पर प्रकाश 
डालने वाले , पुत्र के वैसे ही दोष पर एकमत होकर परदा डाल देते और जो 
स्थाह होता उसे सरफंद बता जाते । हालवेल ने लिखा है कि मे जो कुछ कह 
रहा हूँ वह कानाफूसी के आधार पर । पर वह कानाफूसी और किसी तक 
न पहुँच सकी, यह स्वय एक रहस्य जान पडता है । 

सच्ची बात यह है कि हालवेल झूठा ही नही, झूठो का सिरताज था। 
अपने लिखे हुए इतिहास में जहा कही उसने मौलिकता का दावा किया है वहां 
“समझ लेता चाहिए कि या तो उसकी कपोलछ-कल्पना में सत्य का लेश भी न 
होगा या होगा भी तो मन भर पानी में छठाक-भर दूध के ही बराबर । 


हालवेल की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में मि० लिटल ने यह मत प्रकट 
किया हैं--- 

“इतिहासकारो की श्रेणी में हालवेल जैसा मिथ्यावादी और ढोंगी आजतक 
शायद नही बैठा । जान जेफ,निया हालवेल को अगरेजो ने उच्च श्रेणी का लेखक 
'और श्रवीर माना हैं। १७५६ में जब सिराजुद्दौीला ने कलकत्ते पर चढाई की 
स्तब हालवेल वही था। उवी ने “काल कोठरी” का वृत्तान्त पहले पहल प्रका- 
'शित किया था और सिराजुद्दौला के नाम पर वह करूक लगाया था जो उसे 
मिटाने की इतनी चेष्टा होने पर भी, ज्यों का त्यो बना हुआ है। १७६० 
में क्लाइव के विलायत लौटने पर हालवेल कलकत्ते का गवर्नर हुआ। गवर्नर 
की कुर्सी पर बंठते ही हालबेल ने मीर जाफर के विरुद्ध षदयत्र* रचना शुरू 
कर दिया और अन्त में उस्ते मुशिदाबाद की मसनद से हटाके ही छोड़ा । 
कॉसिल इस कार्रवाई के सर्वथा विरुद्ध थी, पर हालवेल ने इस विषय में 


जलन व, _अककेफकन-> न, व न न मी अमन मी आ ा पु आज न जक अली मन हम अ > म न हिल नरक अमीअक , बडज अधशअ अपर अ५की-पभीषय-कजआम्क-न+. ५५... ल्‍परबकयी 


*# १७६६ में क्छाइव और उसकी कौसिल मे सचालक्को को यह सूचित 
करना अपना कत्तेंव्य समझा कि हालवेल ने मीर जाफर पर जिन हृत्याओं 
का अभियोग रूगाया था वे असत्यमूलक थी। हालबेल के कथनानुसार 
जितने व्यक्तित मारे जा चुके थे उनमें दो को छोडकर बाकी सभी उद् 
साल तक॑ जीवित थे । 


४७४१ 


जगत्तेठ 


उसकी सम्मति ही नही लेने दी। क्लाइव ने उसकी घोर निन्‍दा की हैं। जब वह 

चलने ऊगा था तब उसे ऐसे “स्वार्थी और अर्थ-लोलप” व्यक्ति को अपना 

कर्तव्य-मार सौपते हुए बडा भय हुआ था। उसने लिखा था--- इस व्यक्ति के ब॒द्धि 

है, पर मुझे डर है कि इसके हृदय नही है। पर गवर्नेर के पद के लिए योग्यता 

और सचाई दोनो ही एक-से आवश्यक है, और यही कारण हे कि में इ 

व्यक्ति को इस पद के अयोग्य समझता हूँ ।/ जिस समय सिराजुद्दौछा ने 

कलकते पर चढाई कर अगरेजो के किले पर घेरा डाल दिया था उस समय 

जान जेफ निथा हालवेल भी वही मौजूद था और मर मिटन से बाल बाकू बच 

गया था । इसके लिए वह बडा साहसी और कत्तेंव्यपरायण माना गया है।' 
पर उसके समकालीन व्यक्ति अच्छी तरह जानते थे कि बात क्या थी | जल- 

सेनापति ऐडमिरल वाद्सन के सर्जन ने अपनी भारत-यात्रा के वृत्तान्त में लिखा 

है कि कपनी के कर्ंचारी-मडल का विश्वास और ही था । उनका कहना था 

कि हालवेल ने कलकता न छोड, तो इसका एकमात्र कारण यह था कि वह 
भागने में असमर्थ था । और तो क्या, क्लाइव ने भी इसी विश्वास की पुप्ठि 
की है । अपने एक पत्र में वह लिखता है--- मुझे पवकी खबर मिली हूँ कि: 
हालवेल की इसमे कुछ भी बहादुरी न थी । अगर उसे सिर्फ एक किश्ती मिल 

जाती तो वह भी औरों की तरह भागे बिना न' रहता।* 


“यहा तक जो कुछ लिखा गया उससे स्पष्ट हो गया कि हालवरू की जिस 
वीरता की प्रशसा के पुल बाघे गये हे उसकी असलियत क्या थी। पर हंसी उन 
लोगो की बुद्धि पर उतनी नहीं आती जिन्होंने उसे बीर माना है, जित्तनी उन 
लोगो की बुद्धि पर जो उसे इतिहासकार मानते हैँ । हारूवेछ अगर झूठा था तो 
घुष्टठ भी कम न था। उसने दावा किया हैं कि “भारतवर्ष का इतिहास लिखने के 
लिए, मेने घोर परिश्रम किया। इस देश की प्राचीन और अर्वाचीन अवस्था के 
विषय में आजतक जो कुछ लिखा जा चुका हैं मे सब से परिचित हूँ। हिन्दुओ' 
के सम्बन्ध में आरियन से ले कर अब्बे द गुओ के समय तक जिस ग्रन्थकार ने 
जो कुछ कहा है, में सब जानता हूं। ब्राह्मणों के वेदशास्त्रो में भी मेरी 
गति है।” पर हालवेल के पहले जो ग्रथ निर्मित हुए थे, जो ऐतिहासिक प्रयत्त 
४७२ 


प्रिशिष्ट 


हुए थे वे सत्य के जिज्ञामु के लिए अत्यन्त भ्रामक, असन्तोषजतक और 
दोषयुकत थे, अतएव इस सत्यशोधक को अज्ञान-तिमिर के हृदय पर तेज का 
वह तीर छोडना पडा। इस अध्यवसाय और अध्ययन के फलस्वरूप जिन 
तत्वों का उद्घाटन हुआ, और लछोक-हितकामना से प्रेरित हो कर जिन्हें हालवेल 
ने लेखबद्ध किया, उनकी बानगी पाठको की भेट की जाती हैँ । 


“अपने इतिहास के लिए सामग्री इकट्ठी करने मे हालवेल के तीस बरस लग 
गये । इस अन्वेषण के फलस्वरूप उसे हिन्दुओ के वेद की दो शुद्ध और अमूल्य 
प्रतिया हाथ लूग गईं । बडे परिश्रम से हालवेल को यह ग्रथ-रत्न मिक्ता था, 
ओर अठारह महीन उसने उसका अनुवाद करने मे बिताये । इसी बीच मे १७५६ 
की दुर्घटना हुई और उस शास्त्र की दोनो प्रतिया और उसके अनुवाद की 
पाइुलिपि लूठ-मार मे न जाने कहा खो गई । पर कुछ समय बाद, उसे खोया 
हुआ धन फिर हाथ लग गया और इसके फलस्वरूप वह ससार को हिन्दुओ के 
अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ 'चतुर्वेद!* का परिचय-प्रदान करने में समर्थ हुआ । हालवेल 
के समय में इस ग्रन्थ के अध्ययन-अध्यापन का प्रचार बहुत कम था, यहा तक 
कि सस्कृत लिपि में उसे पढने-पढाने वाले घर सारे हिन्दुस्तान में दो ही चार 
थे। हालवेल ने मूल-ग्रन्थ के दो भागो का अनुवाद अपने इतिहास में दिया है। 
चतुर्वेद की विषय-व्यास्या भी की है। पर अनुवाद में यत्र-तत्र मूल-ग्रन्थ की शुद्ध 
प्रति के कूछ गब्द रखने पड़े, इसलिए फूटनोटों में उनका अर्थ समझा दिया 
गया है । कही कही आपने कृपा कर पाठकों को यह भी बता दिया है कि आपके 
अनुवाद का मूल शब्द या मूल वाक्य क्‍या था। मूल ग्रन्थ के ये ही दब्द या 
वाक्य हालवेल की कलई खोलते हैँ । क्योकि अनुवाद या फुटनोटो में सस्क्ृत 
के जो शब्द आये हे उनमे लोग” और “दिवता छोग”, “महासमग” (महास्वर्ग) 
और “अधेरा”, 'सूरजी” और “चन्दर” हे। कही दुनिया” और 'मन्नू लोग” 
(मानव लोक ) हैँ तो कही 'गोइजल बाडी” (गोशाल) और “जोग” (युग) 
हैं। सस्कृत के नाम से वाही 'झोल” पानी के अर्थ में विचर रहा है तो कही 
“हजार पर हजार” डकार ले रहा हैँ । हालवेल ने जिस वाक्य से अपने अनवाद 


हकुरमरनाआ बसा -. 22०क०क--कननतऊ ०५० शैफापकन्->-केजकबात. टी 2्वकान पिला. कानक 


के हालवेल के दाब्दों में (काफी 3709द6 ० उाच्यायधो 
४७३ 


कक... 3. कक लिकनननमनन+3० "पैिनक मेनन शोनन.. विनफनामकन डननगीफिननाए 


जगतसेठ 


का श्री गणेश किया है वह है 0०५ 8 ०7९, पर जिस सस्क्ृत मूल वाक्य का 
यह अनुवाद है वह है एक हमेशा” । चौथे वेद का नाम ब्रह्म का इन्साफ वेद! 
है, यद्यपि बहुत चेष्टा करने पर भी हालवेल को उसके दर्शन न हो सके। 
अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। पाठक इतने से ही सतोष करे। 


“बदि कहा जाय कि चैदिक साहित्य और सभ्यता पर उस समय तक 
अगरेजो के लिए अन्धकार का ऐसा मोटा पर्दा पडा हुआ था कि हालवेल से 
ऐसी भूले होना क्षम्य था, तो इसका क्‍या उत्तर है कि उसने मुगल शासनकाल 
के सम्बन्ध में भी ऐसी ही बे-सिर-पैर की बाते लिश्व मारी हे। १७१९ में 
शाहजादा निकोसियर ने दिल्‍ली के सिंहासन पर बैठने की निष्फल चेष्टा की 
थी। यह औरगजेब का पौन्र अर्थात्‌ शाहजादा अकबर का पुत्र था। पर 
हालवेल उसे उस इतिहास-प्रसिद्ध भारत-सम्राट अकबर का पृत्र बताता हैं, 
जिसकी मृत्यु सौ बरस से भी अधिक पहले हो चुकी थी । कहा गया है कि यदि 
औरगजेब के मरणकाल से मुहम्मदशाह के समय तक के इतिहास के लिए 
हालवेल का ग्रन्थ प्रामाणिक माना जाय तो एल्फिनटन ने उत्त समय का जो 
इतिहास लिखा है उसके सशोधन की आवश्यकता हैं। और यदि 'मृताखरीन" 
इतिहास कहा जा सकता है तो १७१७ और १७५० के बीच के बंगाल के 
वत्तान्त के लिए हालवेल का ग्रन्थ उपन्यास है । हालवलू की मिथ्यावादिता के 
कितने उदाहरण दिये जाय ? उसकी सारी पुस्तक उनसे भरी पड़ी हैं। जाने 
सरमन की अध्यक्षता में जो दुतदल फर्रुखसियर के पास भेजा गया था उसका 
उल्लेखे हो चुका है । हालवेल ने ऐसी प्रसिद्ध और उसके लिए आधुनिक 
घटना के सबंध में भी, जो कुछ लिखा है उसका अधिकाश कल्पना-जल्पता-मोत्र 
है। वह कहता है-- जान सरमन फरमान ले कर दिल्‍ली से लौटा आ रहा था। 
जब वह मशिदाबाद के पास पहुँचा, तब कुछ समय के लिए वही डेरा डाछ 
दिया और जफर खा को इसकी सूचना दी । सरमन को बादशाह से उमरा 
का खिताब मिला था। अर्थात्‌ उसका दर्जा बगाल के सूबेदार से कुछ ऊँचा 
था। स्वभावत वह इस त्रिचार में था कि पहले नवाब यहा आकर मुझसे 
मिल ले, तृत्र.में उसके घर पर जाकर उससे 'मिल। पर नवाब को यह 


वरिशिष्ट 


मंजर न हुआ । उसने यह तो स्वीकार किया कि सरमन का खिताब उसके 
खिताब से ऊच। था, पर उसका कहना था कि में बंगाल का नवाब और 
'सलतनत का तीसरा बडा सूब्रेदार हूँ, इसलिए पहले सरमन को आकर मुझसे मिलना 
चाहिए , नही तो मेरी इज्जत में बढ्ठा छय जायगा । तीन रोज तक दोनों ओर 
से दूत आते-जाते रहे, पर किसी ने पहले जाना मजूर नहीं किया। अन्त में 
सरमन ने कलकत्ते फी राह ली । शान मे आकर महज छोटी सी बात के लिए 
सरमन ने नवाब को खफा कर दिया । यह न सोचा कि फरुखसियर के फरमान 
के अनुसार कार्य होना नवाब की सदिच्छा पर ही निर्भर था।” यह कहानी 
शुरू से आखिर तक हालवेल के मन की उपज है। सरमन की पूरी डायरी 
'प्रकाशित हो चुकी हैं। उसकी दिल्‍ली-यात्रा से सबध रखने वाले और कागज 
भी प्रकाशित हो चुके हे । पर उनमे इस घटना का उल्लेख तक नही हैं। 
बल्कि सरमन की डायरी से पता चलता हैं कि वह मशिदाबाद हो कर कलकत्ते 
लौटा ही नही । क्‍या हालवेल का ग्रन्थ ऐतिहासिक उपन्यास कहाने के भे 
न्योग्य है” ? 


( ७ ) 
4 'महाराष्ट्र-पुराण' #। 


कई वर्ष हुए, मैमनर्सिह्‌ जिले में “महाराष्ट्रयुराण” नामक पुस्तक की 
एक हस्तलिखित प्रति मिली थी । इसके रचयिता कोई गगाराम कंवि थे, 
जो इसमें वणित घटनाओं के समसामयिक थे। पुस्तक की ऐतिहासिकता को 
'विद्वानों ने बडी प्रशसा की है । जगत्सेठ की कोठी लुटने के विषय में इसमें 
जो कुछ लिखा है वह “मुताखरीन” के बयान से मिलता-जुलुता है। पुस्तक 


“पगीय साहित्य-परिषत्‌-पत्रिका” में प्रकाशित हो चुकी हैं । नीचे मीर 
हबीब द्वारा लूट-पाठ के सम्बन्ध की पक्तिया उद्धृत की जाती है 


४७७ 


जगतृसेठ 


“तबे बरगि पार* हुइल हाजिगजेर हाटे, 
जीघ्रगति आइसा जगत्सेठर बाडी छठे । 
आडकाट टाका यत घरे छिल, 
घोडार खुराचि भइरा सब टाका निरू। 
तबे सओ दुइ-तिन टाका छडाइया, 
शीघ्रगति गेला बरगी गगा पार ह॒दया। 
तबे फकीर-फाकीरा, गिरस्त जत छिल, 
सेई सब टाका तारा लूटिते लागिक। 
तबे काटयाते नवाब साहिब सुूनिल, 
जगत्सेठर बाडी बरगि लुदइठा गेल। 
एतेक कथा यदि हरकरा कहिल, 
काटया हेइते नवाब ज्ञीत्र चलिल। 
राता राती तबे नवाब आइला मोनकरा, 
भोर हइते तबे पहछिला डेरा। 
ते हाजि साहेव के नवाब अनेक बुलिल 
“एतेक लस्कर रइतें बाड़ी लइटा गेल” ! 


कम 














अत >न्‍रम-- अ७ 2 बनकर बनननन-कीनमन- >कमफक नमन, 





जल -म नस“ सममपनन-नबसकड ला 


* जगतृसेठ की कोठिया भागीरथी के दोनों ओर थी, पर पश्चिम तट की 
अपेक्षा पूर्व तट विशेष सुरक्षित होने के कारण वह अपना कोष उसी ओर की 
पुरानी कोठी में रखते आये थे। मराठो के मागें में भागीरथी गगा या 
पद्मा के समान बाधक बनने वाली न थी। फिर गंगाराम ने “लूट का 
धन दो करोड न बता कर इतना ही लिखा है कि जगतृसेठ के घर में जितनें. 


आड़काटी रुपये थे उन्हें मराठे घोड़ो की खुरजियो में भरकर ले गये । 


सहायक ग्रंथ 


प्रस्तुत पुस्तक लिखने में निम्नलिखित ग्रथों से विशेष सहायता ली' 

गई है :--- 

(१) “भुताखरीन/--लेखक सैयद गुलाम हुसैन खा। अंगरेजी 
अनुवादक रेमो ( उपनाम हाजी मुस्तफा ) 

(२) “रियाजुस्सलातीन”--लेखक गुन्नाम हुसैन सलीम | अंगरेजी 
अनुवादक मोलवी अब्दुस्सलाम । 

(३) “हिस्टरी आवब औरंगजेब”?--लेखक सर यदुनाथ सरकार | 
“लेटर मृुगल्स”?! ( दो भाग )--लेखक विलियम अविन । 

(५) “अली ऐनल्स आव दि इग्लिश इन बगाल?” ( तीन 
भष्ग )--लेखक ओर सम्पादक सी० आर० विल्सन | 

( ६ ) “बगाल पास्ट ऐड प्रेजेन्ट? ( ऐतिहासिक पत्रिका ) १६२०- 
२१ | मुशिदाबाद में नवाब बहादुर के स्कूल के हेडमास्टर जे० 
एच० लिटल के जगत्सेठ-सम्बन्धी लेख । 

(७) “बंगाल इन १७५६-४७?” ( तीन भाग )-संपादक एस०»- 
सी० हिल | 

(८) “गज्ञ ऐंड क्लाइब?--लेखक एल्च० एच० डाडवेल। 

(६) “कन्सीडरेसन श्रान इंडिया ऐफेयस”, ( दो भाग )---लेखक 
विलियम बोल्द्स ( १७७२-७५ ) | 

(१०) “कम्ब्रिज हिस्टरी झ्राव इंडिया”, भाग ५। 

(११) “केलेंडर आव पशियन कारेतपान्डेन्स”, माग ७। 


४७७ 


अनुक्रमणिका 


अफगान-विद्रोह, 
१९९-२० ३ 
अबदाली या दुर्रानी के हमले, 
३१९५-०९ 
इंस्ट इंडिया कम्पनी (१) 
““ऑरम्भ और विस्तार, १४-६ 
--इसक्ली फैक्टरी कहां कहां थी * 
१७, २३, ४७, ५६, <३ 
«““कम्मंचारियो का निजी व्यापार, 
१५०-१, १८५, ३२४९१-७ 
-+कलकत्ते की नींव, २०, २३ 
“दस्तक का दुरुपयोग, ९९, 
१००, २३४९, ४२७ 
““नोन्‍सेना का बल १९, २०, 
२०३, २३३०६ २३८, २५१ 
““मानिकचन्द से सम्बन्ध, ३६ 
““सरकार से रगड़ा-झगड़ा, ३४-८, 
७६०७, ७९-८३, ९९०१०६, 
२१०९, २०२३-०४, २२३-९ 
“+सरमन का दूत-कार्य, ६८, १६९-७५ 
«“>सेठों से लेन-वेन, ८४, ९०-९, 


१८८-९ १, 


इंस्ट इडिया कंपनी (२) 


“-अंगरेज और फरासीसी, २४८०-६१ 

“-कलकत्ते में फ़िलेबन्दी, २०, 
२२५, २८१ 

“-- काल कोठरी” की कहानो,. 
२२८, ४६६६-७० 

““कुँण्णदास की शरण, २३३४-५ 

““क्रोधारित में घो को आहुत्ति,. 
२२५०७ 

--नवाब की कलकसे पर चढ़ाई, 
२२७०९ 

“«-फोर्ट विलियम पर कब्जा, 
२२९ 

“--भाग जाने वालो की दुं्दशा, 
र्‌ २८-९, २ ३ २- ३ 

--मद्रास से क्लाइव और वाद्सन, 
२३ रे०४ 

“-रंग बदला, २३३-८ 

--+रजीत राय वकील, २३५९-४५ 

“->पड़पत्र और अमीक्दं, २६४, 
२६६०-८१, २९५ 

“-सिराजुद्ौला और पलासी, २८२०८ 


१०१-२, १०५-७, १०९-१०, ईस्ट इडिया कंपनी (३) 


१२९०-१३ १, १४५०-५२, 
१९४०९, २०४-६, २१५ 


१६४, 


--अंगरेजो की नग्त धन-लोलुपता, 
३४१ 
४७९ 


'जगत्सेठ 


.>इगलण्ड में लवाबी, ४४२ 
>>वलाइबव और कपनी का झंगडा, 
४४१-४ 
नमक, तबाक्‌ आदि के इजारे, 
१३०१, ४०७-१ १ 
““बंगाल की लूट, २६६-२०२/ 
३७७-९, 5४२३-२४, ४४५-७ 
_.पर्दवात, मेंदिनोपुर, चंटर्गांब 
मिले, र३२रे३, २६०, २८८ 
>-मीर कासिस से लड़ाई, रे४१- 
७१९ 
--मोर जाफर को गद्दी-पेस्शन-फिर 
गद्दी, २८९-३ २४,२६०- १, २३८४-६९ 
-“म्‌फ्त में बंगाल को दोधावनोी, 
४०४०३ 
---रक्‍त-शोषण, २३४२-०७, २५६ 
३५९, ३८७-९ ८, है १ १, ४१ ३-४, 
४१९, ४२२-३, 5४२७-९५ 
-+ शासन-सू धार, ४०७, ४१२, 
४२४०७ 
“--सर्वेसर्वा कम्पती, ४०३-४ 
--हस्तक्षेप और नियंत्रण, पार्लेभेद- 
द्वारा, ४२२-४ 
--होंप्टगस और नन्‍दकमार, 
३८६ ४२९-४४ 
उड़ीसा पर मराठों का अधिकार, 
२०८-९, ३७३-४ 
पड ८ 0 


चादी 


““और सोने के सिक्‍के, ५८-६० 
“«कम्पनी हारा आयात, ३४, ६५० 
६, १४६, १९४-५ 
“-खरोदारी कुछ समय के लिए बन्द, 
१९३ 
““जगत्सेठ के हाथ में बाजार, 
१६५, १९४-८, २०७, २२० 
““पलासी के बाद की स्थिति, 
३०७, ४१५-६, ४४६९-५० 
--रुपया और सिक्का, २१७-८ 
-« सिक्‍को” में दाम और उनकी 
घटा-बढी, ६९, १९६-७, २१९ 
--सोने से चांदी अधिक आती, ६५ 


जगत्‌सेठ फतहचन्द, ५५, १६६०८ 


--अपन मासा के दत्तक, ६७ 

--अलीवर्दी के मित्र, सत्री, ११४, 
११५९-२०, १२६५ 

“-उनके पूर्वज, ६७ 

>--उनच्चति और आश्िक क्षमता, ९० 


५ ६६,०क० 


--उपाधि, पहले “सेठ” की, ६७ 

--उपाधि, बाद 'जिगत्सेठ” की, 
४-५ 

-“नवाब का स्नेह, ८५ 

““मराठों ने जा लूदा, १३६-७, 
१३८०९ 


“->शुजाउही का के सत्रिमडल में, 


८७9, ११०, १२२ 


“>सरफराज खां के विपक्षो, ११४ 
““>सेठ-साहुकार, सप्तार में अद्वितीय 


१६७ 
““स्वर्गं वास, १६५-६ 
जगत्‌सेठ महताबराय (१) 
““अलीवर्दी खां के बाद घिराजु- 
होला, २२१ 
““आनन्दचन्द के पुत्र, १६८ 
““अइचर्षजनक बिभव, २१२ 
““इनका अपसान, २३१ 
“-कैम्पनी को सिफारिश न करने 
का वचन, २२६ 


अनुऋमणिका 
-“स्वार्थ-सघर्ब, ३०५-६ 


जगतूसेठ महताबराय (३) 


“मौरकासिस को कर्ज, ३३५ 

““मुंगेर में नजरबन्द, ३५१-७ 

“रहीं नवाब को क्रोधाग्नि में भस्म, 
३६५-६ 


जगत्सेठ खुशालचन्द, ३८३, ४३७-९ 


““अुशहाल न रह सक्के, ४३७ 


““प्रब्धभ सभ्रिति के सदस्य, ४००-२, 
१७-८ 


-7विपन्नता का आत्म-वर्णन, ४०४- 
७, ४१८-९ 

““हूट-खसीट, ३८३-४, ३९०-८ 

““हैस्टिग्स से याचना, ४३९ 


“जेलाइव, किलपंदिक आदि से पत्र- जजिथया-कर, ७, २०-१ 
व्यवहार, २३३, २३५-८, २४४ जमीदार और जमीदारी 


--पारदर्शिता का अभाव, २४५ 

“-फरासीसियों की सहायता न 
की, २५४-७ 

“-मोरजाफर से गंठबधन, २४८ 


“-पड़यन्श् को सफलता, 
२६४-८८ 


जगत्सेंठ महताबराय (२) 
““कझाइवब और नवाब के बोच 
पचायत, २९२-४ २९६ 
““अैलाइव को जामीर, ३१२-३ 
“>पतीर्थे-यात्ञा, ३१३०४ 
““वांसीठां से मिन्नता, ३२९-३० 


ज० ३१ 


““ईस प्रथा का जन्म और प्रचार, 
६१-२ 


“>ठोडरभरू की व्यवस्था, ६२-०५ 


“-दवामी बन्दोबस्त, ६१९, ४१४ 


टकसाछ, ८४, ३६१, ४४९ 


“-अकबरकालीन व्यवस्था, ५८, ६० 
“-कपभ्पनी का आवेदन और उसका 
विरोध, ३४, १७४, २२०-१ 
““कलकत्ते मे भी खुल गई, २२१, 

२४३, ३०६ 
“>जगत्सेठ का इजारा, २२० 
४८१२ 


जगतसेठ 


““जगत्‌सेठ का राभ, २२० 

“-ढलाई और ढरूावन, ५९, २२० 

“--बंगाल के सिक्के, देड, १४८, 
१५८, १६३, १९६ 

“-मुद्राओं की विभिन्नता, २१८-९ 

--मुशिदाबाद की बन्द हो गई, 
४३७ 

“-म्‌शिदाबाद में कहाँ थी ? ५८ 


दरबार या शासन-क्षेत्र मे 


““घूंसलोटो और गबन, ३१ 
१२३-४, १७३, १८३-४, २२४, 
२५०, २६१, ३००-१, ३०८, 
३११, ३३६, २४० 

“-चरित्रहीनता, ४०-१, २२४) 
२४७-८, ४१६-७ 

“-दलबन्दी या गृटबन्दी, ७०-१, 
११०-२ १७५०-८०, २३१६ 

“-भधर्मर्मान्चता, ७-९, २१, २८, 
३१-२, ८५, १७९ 

““नेशंसता, ९, ४०, ४९-५०, 
१७९, १९१, 

२८८,३०८, २१७, ३६५ 

““विवेकहीनता या अयोग्यता, ३९ 


“-विद्वासघात या देश द्रोह, १ १६-८, 


१२९५, १५२-४, १७६-७, २००, 
२७०, २७३, २८४-६, २८८, 
३१६, २२५-६, २६२-४, ३६७: 
४१६-७ 


दाम, मजदूरी, वेतन ७२-४, १७०: 


१८५, १९३, २२१-२, ३७२*३ 


नादिरशाही,. १३-४, . १०७-८,, 


१८०-२ 


बट्ा 


--अंगरेज इसे क्‍या कहते थे ?, 
२१७-९ 

““उनकी भाग क्या थी ? ३४-५ 

“-ईंसका समूलकारण, रे३, २१९ 

“-“जगतसेठ फे लिए विशेष लाभप्रद 
व्यवसाय, र२े३, २१५, २१७, 
२१९ 

“>-नयी चीज न थी, २१९ 

““मुद्रा-विभिज्नता से सबंध, 
३४-०५, २१६-६ 


बिहार, बगाल में सम्मिलित, ८९ 
ब्याज, ९ से २४ रुपया सकड़ा, ७७, 


२१२९-३०, १ ३२-०३, १४५. 
१५१, १९५ 


४०, ७३, १११-२, ११९, मराठा-श्क्ति 


२१२२-४,२४५०४८, ९८८, ३०५, 
४१६०७ 


४८२ 


«““>दिल्‍लली फी ओर, ३१५-९ 
बवगाल की ओर, १३४-४५,. 


१४७०८, १५२०४, १६४-५, १८६० 
<, १९१-४, २०१०२, २०७-९ 
मालगुजारी ओर मालूविभाग 
“-तीनों प्रान्तों से आय, २१३, 
३७५-६ 
““दिलल्‍ी जाने वाला खजाना, 
२६९-३००, ९० 
“-माल महिमापुर मे जमा कराया 
जाता, २९ 
ज० ३१ 
““माल के अलावा अबवाब भी थे, 
२१३ 
““बसूली में सख्ती, २८ 
--हिन्दू कर्मेचारियों को प्रधा- 
नता, ३०-०२, २२०९-१० 
“-मालगुजारी में बढ़ती, ४१४ 
वाणिज्य-व्यापार 
“अन्तर्राष्ट्रीय भी, ६६ 
--आढइत और आहतिये, ३७ 
““-आयात-निर्योत, १४ 
“>>ञ्आयात में बनात, मखमल, 
पिस्तौल, २१०७, १७२ 
“-कम्पनी के दछाल की दलाली, 
एड 
“-कासिमबाजार में विदेशी, ५६ 
“कुक ध्यापारियों फे नाम, ७८-९ 


अनुक्तमणिका 


““>दादनी देना जरूरों होता, 
७७-८, १४५-६ 

“>नंमक का सरकारी इजारा, १३० 

“+नावो के साथ सशस्त्र गोरे, १०० 

“>पटने में डे भी थे, ४४ 

“-पटने में शोरे और छींट की खरी- 
दारी, ५०६, ७८ 

““बंगाल में जाने वाली रुई, ४०६ 

““मराठों की चढ़ाइयों से हानि, 
१३४, १८७-८ 

““>मलसल और रेशस का निर्यात, 
१४, २५९, ६५६ ७७, ९१, ४१० 

““व्यापारियों की डाक, ५१, २९५ 

““व्यापारियों से चंदा, ४३-८, 
५२, ७६, ९०८, (९१५४- ६३, 
२३१ 

““शुल्क' (चुंगी) संबन्धी नियम, 
और अंगरेजों का निःशुल्क व्या- 
पार, १७, २६९ ६८, ९९ 

“-सरिता सूखने रूगी, ४१५-७, 
४३६०८ 

““+सिौदा-य-खास”, २३-४ 


सरकारी संवाददाता, १७३-४ 
हुँडी-हुंडावन, ४६, ७७, ७९, 


११०, १६७, १९४, ९१९६-७, 
२०६, २८२, २८८, ३००, ३०४७, 
४०३, ४६१९-२ 

४८३ 


